पुस्तक प्राप्ति स्थान : 


१. गुमानमल उमरावमल चोरडिया 
सोथली वालो का रास्ता, जयपुर-३ 

२ श्री अखिल भारतवर्पीय साधुमार्गी जन सघ, 
रागडी मोहल्ला, बीकानेर (राज०) 


भअकाशक 
जयपुर चातुर्मास प्रवचन प्रकाशन समिति 


मूल्य 
तीन रुपये पचास पेसे मात्र 


मुद्रक 
प्रेमचन्द जन 
प्रेम इलैक्ट्रिक प्रेस 


१/११, साहित्य कुज, महात्मा गाघी मार्ग, आगरा-र 


सम्पादकीय निवेदन 


वीतराग वाणी की परम्परा मे प्रवाहित ज्ञान की निर्मल घारा मे कठोर- 
संयमी जीवन के श्रेष्ठ अनुभवों का सगम होने पर जब जो प्रेरक प्रवचन प्रस्फुटित 
होते हैं, उनमे जीवन को सहयोगी, त्यागी एवं विरागी बनाने का अद्भुत उदबोघन 
होता है। आचाये श्री नानालालजी मा० सा० के प्रवचन ऐसी ही परिपुष्ट आत्मिक 
शक्ति से उदभूत होते हैं जो श्रोताओं के हृदय को छूते हुए उन्हें अतीतकालीन गौरव 
की झलक दिखाते हैं, वर्तमान का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं तो भविष्य 
की आत्मिक प्रगति का पथ प्रद्मस्त बनाते हैं। बाल-ह्यचारी आचार्य श्री की वाणी 
मे ऐसा ही ओज और तेज समाहित है । 


जयपुर चातुर्मास प्रवचन प्रकाशन समिति का यह सोभाग्य है कि उसे आचार्य 
जी के जयपुर-कालीन चातुर्मास के प्रवचनो को 'पावस-प्रवचन' के नाम से अगणित 
पाठको के लिये प्रकाशित करने का सुअवसर मिला है। यह प्रकाशन समिति की 
सद्भावना एवं साहसपूर्ण सदाशयता का प्रतीक है । 


पावस-प्रवचन के इस तृतीय भाग मे सम्मिलित २४ प्रवचनों का सम्पादन 
करने का मुझे भी जो सौभाग्य मिला है, उसका मुझे हष॑ है। जब एक घारा में 
आचार्य श्री का व्याख्यान चलता है और उस समय उसका जो गहरा प्रभाव पडता 
है---वैसा प्रभाव तो इस सम्पादन में सम्भवत. परिलक्षित न हो, कित्तु मैंने अपनी 
ओर से पूरा प्रयास किया है कि आचार्य श्री के मौलिक भावो का पूर्णत निर्वाह 
करते हुए उनकी भाषा एवं शैली के प्रवाह को भी यथासाध्य बनाये रखा जाय । 
भाषण और लेखन मे स्थायी साहित्य की दृष्टि से जो अन्तर जा जाता है और आना 
चाहिये, उतनासा अन्तर अवश्य ही इस सम्पादन मे मिलेगा । 


इस प्रवचन-संग्रह को पढते समय फिर भी जो विसंगतियाँ, दोष एवं अ- 


प्रासगिकता पाठको को महसूस हो, वे सब सम्पादक की मानकर उसके लिये वे सम्पादक 
फो क्षमा करें। 


श्रद्धा के दो शब्द 


परम्‌ श्रद्धोेय आचाये श्री नानालाल जी मा० सा० के जयपुर चातुर्मास का 
तृतीय पुष्प मापकी सेवा मे प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त ह॒ष॑ होता है । 


आचाय॑ श्री के जयपुर चातुर्मास के प्रवचनों का प्रमुख विषय समता दर्शन 
रहा--इस सामायिक समता दर्शन पर विस्तार से विवेचन-विश्लेषण व व्याख्या 
आचायं श्री के मुखारविन्द से प्रस्तुठित हुई वाणी आज के समाजवादी युग में वि्येष 
मननीय व विचारणीय है । पाठक आचाये श्री के प्रवचनी से प्रेरणा लें व समता दर्शन 
का घर-घर में प्रसार हो--यही हमारी कामना है। 


प्रस्तुत प्रकाशन में आचाये श्री के २४ प्रवचनों का संकलन है, जिसका मुल्य 


तीन रु० पचास पैसे रखा गया है | पुस्तक का कलेवर बढ जाने से मूल्य मे अभिवृद्धि 
की गई है । 


श्री अखिल भारतवर्षीय साघु-मार्गी सघ के पदाधिकारियो, विश्लेषत स्वश्री 
गणपतलाल जी सा० बोहरा, सरदारमल जी सा० काकरिया तथा भवरलाल जी सा० 
कीठारी, जयपुर घातुर्मास प्रकाशन समिति के सदस्यो आदि महानुभावो ने अपना जो 
सहयोग दिया है, तथा प्रेम हलैक्ट्रिक प्रेस के संचालक श्री पदमचन्द जी जैन मे जो 
सहयोग दिया है, उसके लिये मैं सब महानुभावीं का हृदय से आमारी हूं । 


दिनाक 


ज्ञानचन्द चौरडिया 
१३-२३१-७२ 


एम० ए०, बी० कॉम ०, एल-एल० बी० 
संयोजक 
जयपुर चातुंमास प्रवचन प्रकाशन समिति 


>प >> या गा न य छा 9 0 अछ 2४छ ०9 95 9 9० 0 
०<्‌ न “ै 7 0० “5७ डी &6 «७0 #ट ए( ७ .९ ७ 6 2? 


| ७6 «७0 >< ० -० 2० “० 


अनुक्रमणिका 


समता का घरातल 

समता भगवान और इन्सान की 

निष्कपट पूजा का फल 

कर्मयुद्ध मे विजय 

काम-जय से आत्मनजय 

चिन्तन की धारा मे 

अनुकरण अघ मर जागृत 

आगमो के गुृढ़ रहस्य 

तक, श्रद्धा और विश्वास का संकट 
आत्मा और दरीर का गतिन्सेद 
आत्म-शक्ति का मूल 

अहिसा को आराधना 

सेवा और उसकी गहनता 

जो अभय तो घर्मं की जय 
परिणामों का परिणमन 

रुचि और अरुचि के क्षीत्र 
आनन्द के प्रवाह में 

चरम आवत॑ के लक्ष्य की ओर 
कत्तंग्य निष्ठा की भावना 

साधू से परिचय, पर कैसा ? 
सहयोगी से भोगी जीवन क्यो ? 
अपरिग्रह की आवाज 

व्यक्ति, समाज और समन्वय 
संवत्सरी की हार्दिकता 
परिशिष्ट 


पृष्ठ 


२१० 
१६ 
२७ 
२५ 


भरे 
६१ 
६६ 


८७ 

६५९ 
१०४ 
१११ 
१२१ 
१३० 
१३८ 
१४७ 
१५६ 
१६४५ 
१७५ 
श्पडं 
१६३ 
२०१ 


69 समता का धरातल 


चल्ड््सऊऊ सख्प>छ रथ च्थ्पप्म्च च्पडव्प्प्न्ण्व्पदप्प्सम्क च्पध्व्प्सम्म्प्प्््फ््स्ल्प्््क््म्ण्च्च्य्य्फ्क््क श्य्क्म््छ 


“ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम साहरो रे  * हे 


कवि ने प्रार्थना की इन पक्तियों मे भगवान्‌ श्री ऋषभदेव को आराघना पति- 
रूप में की है। प्रभु को प्रीतम बनाना भी साधारण बात नहीं है । आत्मशक्ति के 
प्रकटीकरण के साथ जब यह आत्मा अपने स्वरूप प्रकाशन की दृष्टि से प्रभु की 
अनुगामिनी बनती है, तमी तो भक्ति का रूप इस निकटतम सम्बन्ध वाला हो सकता 
है| प्रभु के तुल्य अपने जीवन को बनाने का जब तक कठित प्रयास प्रारम्भ नही किया 
जायगा, तब तक इस आत्मा का सम्बन्ध परमात्मा से जुड ही कैसे सकता है ओर कंसे 
एक भक्त उन्हे कन्‍त कह सकता है ? 


प्रभु के समान ही प्रकृति हल जाय--आत्मा परमात्म स्वरूप को वरण कर ले--- 

इस दिशा मे कई विचारको ने विविध प्रकार से विचार किया है तथा अपने-अपने 
मत से विविधि उपायो का कथन किया है। इनमे समता दर्दात का विशिष्ट महत्व है । 
ससार मे अधिकाशत दु खपूर्ण परिस्थितियों मे कारण रूप विषमता ही दिखाई देती 
है । यह विषमता चाहे परिवार, समाज या राष्ट्र आदि में सासारिक दृष्टि से हो 
अथवा घामिक क्षेत्र मे मर्यादा, श्रद्धा या सम्मान के विचार से--सर्वत्र क्लेश ही 
ही पैदा करती है । समता और विषमता का सम्बन्ध मुख्यतः मानसिक विचारधारा 
के साथ होने के कारण प्रत्यक्ष पदार्थों का प्रभाव भी नगण्य हो जाता है । 


इसके लिये एक हृष्ठान्त लें । चार पुरुषों को एक साथ भोजन करने के लिये 
विठावें, किन्तु एक की थाली मे वादाम की कतली परोसे, दूसरे की थाली मे आप हलुआा 
रखें, तीसरे की थाली मे गेहूँ का फुल्का ओर चौथे की थाली मे सिर्फ वाजरे की 
रोटी रखे त्तो आप अनुमान लगाइये कि चारो की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होगी ? 
अगर सम्यता का भाव कम हो तो भले ही पहली थाली वाला खुश हो जायगा, वरना 
विषमता को दृष्टि से किसी का भी मन प्रसन्त नहीं होगा, वरना रुष्ठता की स्थिति 
भी हो सकती है । इसके विपरीत, चारो थालियो मे सिर्फ वाजरे की रोटी ही रख दें तो 


१८७ 
है 


२ पावस-प्रवचन 


समान व्यवहार के कारण असन्‍्तोष तो होगा ही नहीं । समता और विषमता के 
व्यवहार का ऐसा प्रभाव होता है--मनुष्य के मानस पर । 


समता के लिये संघर्ष 


मानव जाति के वैज्ञानिक इतिहास पर एक नजर डाले तो समझ में आयगा 
कि मनुष्य--सनुष्य के प्रति समता का एक अनुभाव सदा ही व्रिकेकशील व्यक्तियो के 
चिन्तन मे रहा है, बल्कि समता के लिये सदा सघरं भी होता आया है, और यह 
कहा जा सकता है कि इस देश मे अथवा अन्यत्र यह संघर्ष वर्तमान में भी चल रहा 
है । अपने यहाँ कहा है कि पाँचो अगुलियाँ समान नही होती, उसी तरह शक्ति ओर 
क्षमता की दृष्टि से सभी मनुष्य समान नहीं होते, फिर भी समाज मे सबको समान 
व्यवहार एवं उन्‍नति के समान अवसर मिले--इस उहं श्य से यह सघष है ! 


राजनीतिक क्षेत्र मे हर बली या दुबंल को एक मत देने के अधिकार के रूप 
मे सबको जो समानता मिली है, वह इसी सघषष का परिणाम कहा जाता है । आर्थिक 
क्षेत्र मे समाजवाद या साम्यवाद के रूप मे जो सधर्ष चल रहा है, उसकी भी अन्त- 
धारा यही है कि सम्पत्ति और घन की बजह से नागरिकों मे विषमता का वातावरण 
नही रहना चाहिये | आर्थिक स्रोतो की समानता स्थापित करने से मानव को प्रकृति । 
प्रदत्त प्रतिभा के साथ खिलवाड नही हो सकेगा--ऐसा उनका कथन है। सामार्जिक 
क्षेत्र मे गोरेकाले रग वाले लोगो के बीच अथवा परिगणित जातियो एवं सवर्णो के 
बीच किसी न किसी रूप मे समानता के लिये सघर्ष चल रहा है । 


यह सधर्ष मनुप्य की इस अन्तर्भावना का प्रतीक है कि मलनुष्य-मनुष्य के 


बीच की सभी तरह की विषमताओ को घटाकर अधिक से अधिक समता को 
स्थिति कायम की जाय । 


समता से सद्भाव को सृष्टि 


किसी भी क्षेत्र मे हो--जितनी विपमता है, वहाँ राग-द्वष, प्रतिशोध और 
अपराध अधिक से अधिक घनत्व लिए हुए मिलेंगे। बाह्य विषमता सामान्‍य रूप से अन्तर 
की परिणाम जन्य विपमता को भी जन्म देती है । इसी की विपरीत स्थिति यह होती है 
कि जितने अशो मे समता होगी, उतने ही अशो मे सद्भाव की सृष्टि होगी | परस्पर 
व्यवहार और विचार मे जितनी समता बढ़ेगी, उतना ही राग-द्वेष कम होगा और 
कलुप कम फलेगा । यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का कम-ज्यादा 
अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता रहता है। अनुभव के थपडे ही उसे सिखाते है कि यदि 
सम्मान पाना है तो सभी के साथ सम्मान भरा व्यवहार करी, और यदि स्वयं सुख 


' » अनुभूति लेनी है तो सबको सुख देने का यत्न भी करो। 


समता का घरातल ३ 


वर्तमान युग को अर्थ-प्रधान युग के नाम से पुकारा जाता है और उसका 
यही कारण है कि इस युग मे छोटे-बडे का मापदण्ड उसकी योग्यता, उसकी सदंगुण- 
शीलता अथवा उसकी आत्मशक्ति नही, वल्कि सत्ता या धन सम्पन्तता है। जो सत्ता 
और सम्पत्ति का जिस परिमाण में स्वामी है वह उसी रूप मे वडा समझा जाता है 
और इनसे हीन छोटे लोग । छोटे-वडे की यह गणना ही वास्तव में अस्वाभाविक 
तथा अमानवीय है कोई वास्तविक मापदड मनुष्य की महानता का हो सकता है 
तो वह गुणशीलता ही, और जहाँ गरुणशीलता है वहाँ व्यवहार मे कभी क्षुद्रता नही होगी 
एवं सच्ची वात तो यह है कि गुणशीलता का समता-भरा व्यवहार पाकर एक क्षुद्र 
व्यक्ति भी अपने आप को सशोघित्त कर लेगा । 


यह एक सत्य है कि समता से सदभावना, संदाशयता एवं सहयोगिता का 
अवश्य ही प्रसार होगा तथा यही समता दाशंनिक प्रभाव डालती हुई मनुष्य को 
'वसुर्धव कुटुम्बकर्म के व्यापक लक्ष्य की ओर ले जाती है एवं सभी आत्माओ के साथ 
आत्मानुभूति स्थापित कराती है। 


समता का सानसिक रूप 


जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी क्षेत्र मे प्रगति की आकाक्षा रखने 
वाला मनुष्य यदि पहले समता के घरातल का निर्माण कर लेता है तो उस धरातल 
पर जिस किसी सत्साधन की सहायता से वह गतिशील बनेगा तो उसमे उसे सफलता 
अवद्य ही मिलेगी । 


उदाहरण के रूप मे में अपको बताऊ कि आत्मशुद्धि के लिये तपश्चर्या करने 
का क्या विधान है ? कहा जाता है कि जितना अधिक तप किया जायगा, उतनी ही 
अधिक आत्मा निर्मेल बनेगी । एक गीतकार ने भी बताया है--- 


“तप बडो रे ससार मे, जीव उज्ज्वल होवे रे 


वास्तव मे तप का कम महत्व नहो है, किन्तु यह भी समझने की वात है 
कि क्‍या कोरा तप ही निर्मलता को बना देगा अथवा उससे पहले समता का घरातल 
वना हुआ होना चाहिये तथा मानसिक हृष्टि से समता का भावनापूर्ण वातावरण वन 
जाना चाहिये ? तप का उद्दश्य निर्जरा बताया गया है और सोचें कि निर्जरा का 
तात्पये क्या है ? आत्मस्वरूप के ऊपर जो कमें-मैल चढा हुआ है, वह जितने अश्ञो मे 
हटता जाए और आत्मा का निश्वालिस रूप चमकता जाए, उसे निर्जरा कहते है । बंधे 
हुए कम करें तब निर्जरा होती है । 

निर्जंरा किस प्रकार के तप से होती है ? मानसिक घरातल की ओर तो कोई 
लक्ष्य किया नहीं तथा उपवास, बेला, तेला या अधिक तप करके बैठ गये तो क्या 
बिना रागह् पादि मानसिक वृत्तियों की उग्रता को दवाएं ही सिर्फ तपाराबन से कर्मों का 


77 


कि 


२ पावस-अवचन 


समान व्यवहार के कारण असन्‍्तोप तो होगा ही नहीं । समता और विपमता के. 
व्यवहार का ऐसा प्रभाव होत्ता है--मनुष्य के मानस पर । 


समता के लिये संघर्ष 


मानव जाति के वैज्ञातिक इतिहास पर एक नजर डाले तो समझ मे आयगा 
कि मनुष्य--मनुष्य के प्रति समता का एक अनुभाव सदा ही विकेकशील व्यक्तियों के 
चिन्तन मे रहा है, बल्कि समता के लिये सदा संघर्ष भी होता आया है, जोर यह 
कहा जा सकता है कि इस देश मे अथवा अन्यत्र यह सघर्प वर्तमान में भी चल रहा 
है । अपने यहाँ कहा है कि पाँचो अगुलियाँ समान नही होती, उस्ती तरह शक्ति और 
क्षमता की दृष्टि से सभी मनुष्य समान नहीं होते, फिर भी समाज मे सवको समान 
व्यवहार एवं उन्‍नति के समान अवसर मिले--इस उद्देश्य से यह सघर्ष है । 


राजनीतिक क्षेत्र मे हर बली या दुबंल को एक मत देने के अधिकार के रूप 
मे सबको जो समानता मिली है, वह इसी सघर्ष का परिणाम कहा जाता है। आशथिक 
क्षेत्र में समाजवाद या साम्पवाद के रूप मे जो संघर्ष चल रहा है, उसकी भी अन्त- 
धारा यही है कि सम्पत्ति और घन की बजह से तागरिको में विषमता का वातावरण 
नहीं रहना चाहिये । आर्थिक स्रोतो की समानता स्थापित करने से मानव की प्रकृति । 
प्रदत्त प्रतिभा के साथ खिलवाड नहीं हो सकेगा--ऐसा उनका कथन है। सामाजिक 
क्षेत्र में गोरेकाले रग वाले लोगो के बीच अथवा परिंगणित जातियो एवं सवर्णों के 
बीच किसी न किसी रूप मे समानता के लिये सघर्ष चल रहा है । 


यह सघर्ष मनुप्य की इस अस्तर्भावना का प्रतीक है कि मनुष्य-मनुष्य के 
वीच की सभी तरह की विषमताओ को घटाकर अधिक से अधिक समता को 
स्थिति कायम की जाय । 


समता से सद्भाव की सृष्टि 


किसी भी क्षेत्र मे हो---जितनी विपमता है, वहाँ राग-द्व ष, प्रतिशोध और 
अपराध अधिक से अधिक घनत्व लिए हुए मिलेंगे। बाह्य विषमता सामान्य रूप से अन्तर 
की परिणाम जन्य विषमता को भी जन्म देती है । इसी की विपरीत स्थिति यह होती है 
कि जितने अशो में समता होगी, उतने ही अशो मे सद्भाव की सृष्टि होगी । परस्पर 
व्यवहार और विचार में जितवी समता बढेगी, उतना ही राग-द्वेष कम होगा और 
कम फंलेगा । यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का कम-ज्यादा 

: ५ प्रत्येक व्यक्ति को होता रहता है । अनुभव के थपडे ही उसे सिखाते है कि यदि 


7 पाना है तो सभी के साथ सम्मान भरा व्यवहार करो, और यदि स्वय सुख 
| अनुभूति लेनी है तो सवको सुख देने का यत्न भी करो। 


समता का घरातल रे 


वर्तमान युग को अर्थ-प्रधान युग के नाम से पुकारा जाता है और उसका 
यही कारण है कि इस युग मे छोटे-बडे का मापदण्ड उसकी योग्यता, उसकी सद्गुण- 
दीलता अथवा उसकी आत्मशक्ति नही, वल्कि सत्ता या घन सम्पन्नता है । जो सत्ता 
और सम्पत्ति का जिस परिमाण में स्वामी है वह उसी रूप मे वडा समझ्ा जाता है 
और इनसे हीन छोटे लोग । छोटे-बडे की यह गणना ही वास्तव में अस्वाभाविक 
तथा अमानवीय है कोई वास्तविक मापदड मनुष्य की महानता का हो सकता है 
तो वह ग्रणशीलता ही, और जहाँ गुणशीलता है वहाँ व्यवहार मे कमी क्षुद्रता नही होगी 
एवं सच्ची वात तो यह है कि गुणशीलता का समता-भरा व्यवहार पाकर एक क्षुद्र 
व्यक्ति भी अपने आप को सशोधित कर लेगा । 


यह एक सत्य है कि समता से सदभावना, सदाशयता एवं सहयोगिता का 
अवश्य ही प्रसार होगा तथा यही समता दाशंनिक प्रभाव डालती हुई मनुष्य को 
'वसुधव कुटुम्बक्म्‌! के व्यापक लक्ष्य की ओर ले जाती है एवं सभी आत्माओ के साथ 
आत्मानुभूति स्थापित कराती है । 


समता का सानसिक रूप 


जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी क्षेत्र मे प्रगति की आकाक्षा रखने 
वाला मनुष्य यदि पहले समता के घरातल का निर्माण कर लेता है तो उस धरातल 
पर जिस किसी सत्साधन की सहायता से वह गतिशील बनेगा तो उसमे उसे सफलता 
अवद्य ही मिलेगी । 


उदाहरण के रूप में में अपको वताऊ कि आत्मशुद्धि के लिये तपश्चर्या करने 
का क्‍या विधान है ? कहा जाता है कि जितना अधिक तप किया जायगा, उतनी ही 
अधिक आत्मा निर्मेल बनेगी | एक गीतकार ने भी बताया है--- 


“तप बडो रे ससार मे, जीव उज्ज्वल होवे रे 


वास्तव मे तप का कम महत्व नही है, किन्तु यह भी समझने की बात है 
कि क्‍या कोरा तप ही निर्मलता को बना देगा अथवा उससे पहले समता का घरातल 
वना हुआ होना चाहिये तथा मानसिक हृष्टि से समता का भावनापूर्ण वातावरण वन 
जाना चाहिये ? तप का उहृ श्य निर्जरा बताया गया है और सोचें कि निर्जरा का 
तात्पयं क्या है ? आत्मस्वरूप के ऊपर जो करमम-मैल चढा हुआ है, वह जितने अशो मे 
हटता जाए और आत्मा का निध्वालिस रूप चमकता जाए, उसे निज॑रा कहते है । वंधे 
हुए कर्म करें तव निर्जरा होती है । 

निर्जरा किस प्रकार के तप से होती है ? मानत्तिक धरातल की ओर तो कोई 
लक्ष्य किया नही तथा उपवास, वेला, तेला या अधिक तप करके बैठ गये तो क्या 
विना रागद्व पादि मानसिक तृत्तियो की उग्रता को दवाए ही सिर्फ तपारावन से कर्मो का 


77 


2 पावस-यश्रवचन 


क्षय हो जायगा ? तप की सिफ बाह्य दृष्टि आत्मा मे विशेष परिवर्तत ला सके-- 
इसकी सम्भावना कम रहती है, हाँ, उससे शरीर भले ही कृश हो जाय। तपारावबन मे 
मानसिक या वैचारिक सलग्नता आवश्यक हैं । 


सम, समता ओर सम्यवत्व 


तप के साथ यदि सम है, समता है और सम्यकत्व है तभी वसा तप आत्तमा 
को विशुद्ध वनाने वाला होता है । यदि तपस्या के साथ शमननवृत्ति नही है तो आत्मा 
की कषाय शमित कैसे होगी ? तप तो किया--मंगर क्रोध नही छोडा तो वह तप 
आत्मा को निमेल कैसे बला सकेगा ? तपद्चर्या का ब्रत ग्रहण करके विपमता का 
व्यवहार करते रहे और विषमता का वातावरण बनाते रहे तो उस तप के साथ 
रागद्व प का सह-अस्तित्त्व कैसि निभेगा ? यदि तपाराधन के साथ सम्यकक्‍्त्व नही 
है--शुद्ध श्रद्धान नही है और केवल तप को सम्पूर्ण महत्त्व दिया जा रहा है तो 
उस तप के द्वारा अकाम निर्जरा की स्थिति तो भले ही हो जाय--उस त्तप से पुण्य 
का बंध होकर स्वर्गादि सुख भले ही मिल जाय, किन्तु परमात्मा के साथ जो प्रीति 


का सम्बन्ध है; अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्ति का जो रिश्ता है, वह इस तप से नहीं वन 
सकेगा । 


आप सोचेंगे कि क्यो नही ? तप मे तो बहुत बडा कष्ट होत्ता है और मन की 
मजबूती के विना तप का आराघन भी कठिन होता है, फिर कोरे तप से आत्म- 
विकास का द्वार क्यो नहीं खुलता ? तप विवेक और अन्‍्तर्ज्ञाव के साथ हो--मान- 
सिक तयारी के साथ हो तो -वह॒ तप ॒ विश्येष रूप से साथंक बनता है। तपर्चर्या मे 
अन्न का त्याग किया जाता है तथा उसके साथ ही कपायो और विषय-विकारो का 


भी त्याग किया जाना चाहिये । 
उपवास कसा हो ? 
उपवास की व्याख्या करते हुए कहा गया है--- 
““विषयकषायआहार: त्यागो यत्र विधीयते। 
है स॒ उपवासः विज्ञयः शेष लंघनं विदु ॥ 


7 विषय, कषाय ओर आहार---इन तीनो का एक साथ त्याग हो, तब उसे 
शास्त्रकारों ने उपवास की सज्ञा दी है। इसके बिना वह लघन सात्र कहलायगा । अब 
सोचिये कि इस भूखे रहने के साथ कितना वैचारिक और मानसिक निर्माण जुडा 

आ है और उसके पूरा होने पर ही सफल तपाराधन का प्रसंग बनता है । 


इस श्लोक मे विषयो से तात्पये इन्द्रियो के विषयो से है--मोह दया से है! 
कपाय का अर्थ--है क्रोध, मान, माया ,और लोभ । उपवास मे या अधिक तपदचर्या 


समता का घरातल ् 


में जैसे आहार का त्याग किया, वैसे ही इन्द्रिय-सुख का त्यार्ग करो, क्रोध-मान, 
माया और लोभ की दृत्तियो को छोडी, तभी तप का पूर्ण रूप उपस्थित होगा | इन 
वृत्तियों और विकारों को छोडने के लिये जब तक मानसिक पृष्ठभूमि नहीं होगी, 
समता के घरातल का पहले निर्माण किया हुआ नहीं ' होगा तो इन्हे छोडने का ज्ञान 
और कम कैसे जगेगा ? यदि यह नहीं हुआ और आहार मात्र का ही त्याग किया 
तो भला बताइये उससे आत्मा की निर्मलता कैसे वढेगी ”? 7 


आहार त्याग किया और गुस्से की प्रवृत्ति भी चल रही है तो क्या वेसा तप 
आलोचना का विषय नही बनेगा ? फिर ऐसे कोरे तप को उत्तम तप की श्रेणी में 
भी कैसे रखेंगे ? जब क्रोध नही छूटा--स्वभाव में समता नहीं आईं तो उस तप से 
आत्म-विकास की गति बढे, ऐसी आशा दुराशा मात्र होगी। तप ऐसा होना चाहिये 
जिस से शान्ति, नम्नता, सरलता और निलभमि-निविकार की श्रेष्ठ वृत्तियो का विकास 
हो सके । 


तप ओर समता भावना 


भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि कोई व्यक्ति मासखमण की तपदचर्या करे--- 
एक माह तक गरम जल ले जौर पारणे के दिन दूब के पत्त पर बावे, इतना अल्पतम 
अन्न ग्रहण करे तथा फिर मासखमण कर ले, ऐसा उग्र तपसवी भी यदि आवश्यक 
मानसिक पृष्ठभूमि के साथ नही चलता है तो वह तपस्वी भी भगवान्‌ के मार्ग पर 
चलने वाले की सोलहवी कला को भी नही पहुँच सकता है । इसके विरुद्ध एक व्यक्ति 
अधिक तपद्चर्या नही कर रहा है---अपनी शक्ति के अनुसार ही कर रहा है किन्तु 
वैचारिक एवं मानसिक दृष्टि से अपने जीवन में समता-भाव और सम्यक दर्शन लेकर 
चल रहा है, क्रोप-मान आदि कषायो को छोड रहा है--विषय-विकारों को पतला बना 
रहा है तो कहा जा सकता हैं कि वह व्यक्ति उस उग्र तपस्वी की अपेक्षा भगवान्‌ 
के मार्ग के अधिक सन्निकट है । 


आत्मा के शुभाशुभ परिणामों पर तदनुसार कर्म बन्धन होता है अथवा कर्मों 
का क्षयोपशम होता है और इसलिये समता भावना के जरिये जब तक इन परिणामों 
पर नियन्त्रण कायम नही हो, सिर्फ आहार त्याग श्र यस्कर नही वन सकता है । जब 
आत्म-नियन्त्रण के साथ तपाराघन किया जाय तो उससे निश्चय ही वासनाओं की 


गति मन्द होगी, विकार धटेंगे और आत्मा का कमें-मेल कटकर उसकी निमंलता 
अभिवृद्ध होगी । 


समता में वर्ण-विषमता भी नहीं 


जन सिद्धान्तो ने वर्ण की दृष्टि से वणं को कमी महत्व नही दिया है। इस 
वर्ण-विपमता का स्थान समता दर्शन में नहीं है । अपने कम के शुभाशुभ परिणामों 


।$ 
है] 


दर पावत्त-प्रवचन 


की हृष्टि से ही वर्ण माने है--“कम्मुणा वंमणों होई, कम्मुणा हवई खत्तियो | समता 
दर्शन वाले के सामने यदि जाति से कोई ब्राह्मण है, किन्तु नीच कर्म कर रहा है तो 
वह ब्राह्मण भी शुद्र के समान ही होगा । महाजन होकर अनैतिकता करता है तव भी 
शास्त्रकार उसे नीचा ही मानते हैं। इस छ्वास्त्रीय मान्यता का अर्थ हुआ कि सभी 
इन्सान समान होते हैं और उनका कोई भी स्वस्थ वर्गीकरण हो सकता है तो वह 
उनके कर्म के आधार पर किया जा सकेगा--बर्ग के आधार पर नही । 


जहाँ मानव समाज मे समता का अनुभाव फैला होता है तो उसमे वर्ण, जाति 
या अन्य किसी प्रकार की विषमता को कोई स्थान नही होता । समतामय वाता- 
वरण मे प्रगति की एक स्वस्थ होड जरूर होती है, जो गुण और कर्म के आवार पर 
चलती है । जिसके गुण और कर्म ऊँचे तो वह ऊँचा, और जिसके गुण व कर्म नीचे 
तो वह नीचा--समता दर्शन वाले का ऐसा ही वर्गीकरण होता है। नीचे को भी 
वह नीचा मानकर वैसा व्यवहार नहीं करता, बल्कि उसे भी भावनात्मक हृष्टि से 
ऊपर उठाने का प्रयास करता है । समता मे वर्ण-विपमत्ता तो क्या--किसी भी पकार 
की विपमता मान्य नही होती । 


उडीसा प्रान्त का एक प्रसंग मुझे याद आता है| शायद वबंगूमू डा गाँव था-- 
मेरे पास एक भाई आया । उस रोज कोई देवी का त्यौहार था और वलि चढ़ाई 
जाने को थी । गाँव मे अधिकाश हिंसक लोग थे। उस भाई ने मुझे कहा--महाराज ' 
देखिये, ये लोग कितने पापी हैं--बलि चढाते है और मास खाते हैं । मैं तो द्वाह्मण हैं, 
वकरा, मुर्गा, मछली कुछ नही खाता, सिर्फ कबूतर का मास खाता हूँ। मैने आश्चर्य 
से कहा कि क्या ब्राह्मण जाति मे भी कबूतर का ही सही--मास खाना चलता है? 
राजस्थान मे तो इस हृष्टि से अधिक अच्छी स्थिति है। तो कहने का अभि- 


लक यही है कि जो नीच काम करेगा, वह नीचा होगा । नीचा जाति या वर्ण से नही 
होगा । 


गुणाधारित दर्गोकरण 


जन दर्शन मे मुख्यतः: गुण का समादर किया जाता है। समता की भावना 
मे यही कारण है कि गुणो के आधार पर ही मानव समाज मे वर्गीकरण किया जाता 
है । कोई सत्य-भाषी है तो उसे सत्यवादियों की श्रोणी मे रखा जायगा। जो नीति- 
वान्‌ और सदाचारी व्यापारी है, उसे सदाचारियो के वर्ग मे रखा जायगा । ग्रुणाधारित 
वर्गकिरण का सबसे बडा लाभ यह होता है कि उससे मानव समाज में गुणों को 
प्रहण करने ओर उसके आधार पर प्रतिष्ठा पाने की झुन्दर स्पर्धा बन जाती है। 
हमारे यहाँ भगवान्‌ महावीर के शासन मे तो सारा वर्गीकरण गुणो पर ही आधारित 
हैं। श्रावक वर्ग है जो बारह अणुन्नतो का पालन करे और उससे ऊपर साधु वर्ग है 


समता का घरातल ७ 


जो पंच महाव्रत का पालन करता हुआ आत्म-विकास की उच्च सरणि मे रमण 
करता है । ग्यारह गुण-स्थानो का जो क्रम है, उसमे आत्म-ग्रुण की दृष्टि से ही 
विकास की ऊपर-नीचे की सीढियां हैं | श्रेष्ठ उत्थान-दिशा का प्रारम्भ सम्यक्‌ दृष्टि 
की सबसे नीचे की सीढी से होता है । 


सम्यक दृष्टिवान्‌ वही हों सकता है जो श्रद्धायुवंक सुदेव, सुगुरू और सुधर्म 
पर विश्वास रखता है, समतामय साधना के प्रति सच्ची निष्ठा बरतता है तथा सारे 
विद्व के समस्त प्राणियों को समभाव की दृष्टि से देखता है | किसी भी जाति, लिंग 
या वर्ण का व्यक्ति हो--यदि वह इस निष्ठा के साथ अपने जीवन में चले तथा गुण 
एवं कर्म पर आधारित श्र॑णी को माने तो वह सच्चा सम्यक हृष्टि कहला सकता है । 
गुणाधारित वर्गीकरण समता सिद्धान्त का प्रधान अग है । महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, 
गौतम स्वामी ब्राह्मण और सेठ सुदर्शन वेश्य थे तो हरिकेणी मुनि चाडाल--किन्तु 
सभी समतादर्शी थे और आत्तमिक श्रेष्ठता से सभी साथ थे । 


वर्तमान मे भी मालवा प्रदेश में बलाई जाति के लोग मास, मदिरा, हिसा 
आदि का त्याग करके सम्यकत्व की श्रद्धा की तरफ आगे बढ रहे हैं तो उनका जो 
गुणाघारित वर्ग बनाया गया है, उसका नामकरण धमंपाल किया गया है। खटीक 
जाति के शुद्धिकरण के आधार पर वीरवाल वर्ग भी बना है | एक मुसलमान है और 
यदि वह भी समता और सम्यकत्व की दृष्टि से चलता है तो हम उसका वर्गीकरण 
गुण पर ही करेंगे | दिल्ली मे एक मुसलमान भाई श्रावक बना हुआ है । स्वय “जैन 
शब्द भी गुणवाचक है, किसी वर्ग-विज्ेष का प्रतीक नही है । 


बाह्य से आभ्यन्तर की ओर 


में आपसे तपस्या के सम्बन्ध मे कह रहा था । इस तप के भी १२ भेद बताये 
गये हैं जिनमे आवे बाह्य तप के भेद हैं और वाकी आपधे आम्यन्तर तप के । आहार 
त्याग की तपस्या तो बाह्य तप में ही मानो गई है किन्तु आम्यन्तर तप मे इन्द्रिय- 
दमन, कपाय त्याग, आत्म-नियन्त्रण आदि भावनात्मक पहलुओ के परिवर्तन प्र बल 
दिया गया है । तपाराघन के महत्व को भी इसी क्रम मे आका गया है कि वाह्म से 


आमभ्यनस्तर की ओर गति की जाय। इस प्रकार का तप करने से आत्मा उज्ज्वल 
वनती है । 


जो प्राण को नही समझते और लाश को पकड कर समझते हैं कि उन्होंने 
तत्त्व के मूल को पकड लिया है, ऐसे लोग ही समताहीन तपाराघन को महत्व दे सकते 
हैँ । द्ास्त्रकारों ने ऐसे एक प्रसग का उल्लेख किया है। एक शिप्य अति तपस्या 
करके भपने शरीर को कृश बना लेता है तथा सोचता है कि अब जीवन चलेगा नही, 
अत सथारा पच्छख लू । वह अपने गुरु के पास पहुँचा और अविनीत स्वर मे बोला 


८ पावस-प्रवच्ततत 


कि मुझे संथार पच्छखा दें । गुरु ने देखा कि उसका शरीर जरूर कश हो गया है, 
किन्तु अन्तर मे तप का अश मात्र भी नही उतरा है । विनयहीनता का उत्तर 'गुरु ने 
कोमल शब्दों मे दिया और कहा कि अभी उसे और तप करने की जरूरत है। इस 
वात से तो शिष्य और अधिक उत्तेजित हो गया और कहने लगा--क्या आपको मेरी 
कठोर तपस्या दीखती नही है ? फिर भी मैं दिखा दूंगा कि में कितनी कठोरतम 
तपस्या कर सकता हूँ। यह कहकर शिष्य पुनः तपस्या करने चला गया । कुछ दिन 
वाद वह फिर आया तब भी गुरु ने और तप करने का ही निर्देश दिया | तब तो शिष्य 
आग-बबूला ही हो उठा और उसने हाथ की अंगुली तोडकर बताई कि शरीर मे खूब 
की बू द तक नही रही है और आप फिर और तप करने का निर्देश दे रहे हैं । 


तब गुरु ने शान्त भाव से उसे समझाया--तप का प्रमाण कृश शरीर ही 'नही 
होता । उसका असल प्रमाण तो होती है आस्तरिक वृत्तियो की आर्जवता और मृदुता । 
समता, नम्नरता और गम्भीरता की वृत्तियों को अपनाने की बजाय यदि तुम बब भी 
विपमता के पुतले बने हुए हो तो तुम्हारे तप की क्‍या सार्थकता है ? वह कसा तप, 
जिससे आम्यन्तर पिघल कर ढले ही नही ? शिष्य ने इसे महसूस किया और तब 
उसने आम्यन्तर तप में अपने आपको समता भाव के साथ लगाया । उसके बाद गुर 
ने कठोरतापूर्वक उसकी बार-बार कडी परीक्षा ली और ज़ब उसका समता भाव भति 
पुष्ट वन गया तब गुरु ने ह्षपृवंक कहा--अब तुम्हारा तप पूर्ण बन गया है । समता- 
हृष्टि का इतना व्यापक महत्व होता है। 


इन्द्रिय दसन की पचरंगियाँ 


वीतराग भगवान ने बाह्य के साथ आभ्यन्तर तप का भी विधान किया है, 
उसके अनुसार वाह्य तप के साथ-साथ आभम्यन्तर तप का आराधन भी किया जाय 
और जीवन की सच्ची साधना की जाय तो आत्मा के निर्मल बनने मे अधिक कठिताई 
नहीं आएगी | अनशन की तपस्या बहिनो मे तो काफी है किन्तु भाइयो मे कम है। 
सन्‍्तो ने उपालम्भ दिया है कि पचरगी नहीं हो रही है। कदाचित्‌ मेरे कहने का 
प्रसगण आ जाय तो में कहूँगा कि आप उपवास, वेले, तेले भी अपनी शक्ति के अनुसार 
अवद्य कर लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करने की पचरगणी करेंगे---विपय- 
विकारों को छोडकर इन्द्रिय-दमन की पचरगी वल्कि'सतरगी करेगे तो मेरी मान्यता 
में वह आत्मा के कमं-मल को घोने मे अधिक सहायक बनेगी | तव तप करके व्यापार 
भी देखने की अद्यान्ति नही होगी तो क्रोधादि करके दूसरों को भी अशान्त नही 
बनाए गे। तप को श्रेषप्ठता भी विकार-दमन की पचर गियो मे ही प्रकट होगी । 


कमलसेन . समता के धरातल पर ' 


समता के धरातल पर आरूढ कमलसेन ने ज॑गल में उसके सामने आई विकट 
परिस्यिति का घानन्‍्त भाव से मुकाविला किया। देव ने भी अपना रूप दिखाकर 


समता का घरातल ९ 


राजकुमार की परीक्षा लेनी चाही किन्तु उसे अपनी लीला समेठनी पडी क्योकि कमल- 
सेन ने सम-मार्ग पर चलने का निश्चय किया । देव ने अनुकूल और प्रतिकूल परि- 
स्थितियाँ पैदा की किन्तु समताधारी कमलसेन ने अपने घैर्य को नही छोडा । परीक्षा 
की वडियो में अपनी अन्तर की शक्ति को सजग बताकर खरा उतरना सरल कार्य 
नही है--यह तलवार से भी तीक्षण घार पर चलना है। साधु को बडे-वंडे लांग 
नमस्कार करते हैं--ब्या उसके पीछे यही भाव नहीं है कि साधु समता दर्शन के 
प्रकाश-स्तम्भ बनकर अपने सयमी जीवन को चलाते हैं ” यदि साधु मे इससे अनि- 
मान आ जाय और समता का धरातल हूठ जाय तो फिर कया वह वन्दनीय रहेगा ? 


कमलसेन के परीक्षा मे खरे उतरने पर जब देव उनका जय-जयकार करने 
लगा तब भी उसकी समता की समरसता टूटी नहीं | देव ने उसके सामने उपस्थित 
होकर विनयपूर्वक कहा--राजकुमार ! तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योकि तुम अपने ध्येय 
पर अटल रहे । मैंने तुम्हारी परीक्षा इसलिये ली कि तुम्हारे घैये के वारे मे की जाने 
जाने वाली प्रशसा सच्ची है अथवा नही। मैं अग देश के चम्पक नगर का अधिष्ठाता 
देव हूँ और तुम्हारे लिये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम वहाँ का भी राज्य चलाओे । इतना 
कहकर देव अन्‍्तर्धान हो गया, पर कमलसेन ने अपने ही समता-मार्ग पर चलने का 
निदचय किया । चलते-चलते वह एक सरोवर के समीप पहुँचा जिसकी सम्पन्न शोभा 
को देखकर उसने अनुमान किया कि पास में ही कोई बडा नगर होना चाहिये। कमल- 
पक्ति की शोभा से आकपित होकर विश्वराम करने कमलसेन वही सरोवर की पाल पर 
बंठ गया । उसी समय एक घुडसवार दौडता हुआ उसके सामने घोडे से उतर कर 
कहत्ता है कि आप इस घोडे पर वेठकर चलिये । 


कमलसेन सोचता है कि यह कौन है, कहाँ ले जाना चाहता है--इसका पता 
लगाये विना चलना वुद्धिमानी नहीं होगी । कमलसेन क्या करता है--यह फिर प्रकट 
होगा, किन्तु क्या आपको भी ऐसा बुद्धिमान नही होना चाहिये कि जो कुछ कार्य 
आप करते है उनके सम्बन्ध में पहले विचार और निर्णय किया जाय कि उनका जीवन- 
निर्माण पर क्या असर पडेगा ? यदि ऐसा गहराई से सोचकर किया जाय तो यह 
आवश्यक होगा कि आप अपने जीवन में समता के घरातल का निर्माण करें। अपने 
आत्म-विकास की आधारशिला अगर आपने ज्ञान और विवेक से समता दर्शन पर 
प्रतिष्ठित की तो ऋषभदेव को अपना पति अवश्य ही वना सकेंगे । 


लाल भवत्त 
१६-८-७२ 


ध्हप्ध्् 


१२ 0 2 पावस-प्रवचन 


हैं। वँसे सृष्टि मे छ तत्त्व माने गये हैं--उनका सामान्य सम्बन्ध है, उस दृष्टि से 
ईश्वर का सम्बन्ध है । परन्तु आत्मा की जागृति की हृष्टि से वह भव्य स्वरूप आदर्श 
रूप मे जब प्रकाशित होता है तो भवि आत्मा की विकास भावता उमड उठती है एवं 
वह अपने जीवन को प्रभु के तुल्य बनाने का संकल्प कर लेती है । भावों की अभि- 
व्यक्ति मे इसीलिए भक्ति अहकार-रहित विनम्रता की धारण कर लेती है। भक्त पर- 
मात्मा को स्वामी की दृष्टि से देखता है। किन्तु यहाँ यह विचारणीय तथ्य है कि 
स्वामी की दृष्टि से देखने का अथ क्‍या है ? स्वामी का अर्थ यह नही है कि भगवात्‌ 
तो सदा भगवान्‌ ही रहेगा और सेवक सेवक ही । जो स्वामी-सेवक के सम्बन्ध में 
ऐसी कल्पना करते है, वह कल्पना अज्ञानजन्य ही मानी जायगी । : 


प्रमात्सा के तुल्य बनने का सकल्प 


ज्ञानीजन का इस भक्ति के विषय -मे अभिप्राय यही रहता है कि--में भी 
परमात्मा के तुल्य परिपूर्ण शक्ति अपने अन्दर रखता हूँ और मैं एक दिन परमात्मा के 
तुल्य बन भी सकता हूँ । ऐसी भावना रखकर एवं निराभिमानी बनकर जब मानव 
साधना की अवस्था मे प्रविष्ट होता है तब वह स्वामी के आदर्श स्वरूप का अनुगामी 
बनकर स्वय आत्मस्वामित्व ग्रहण करने का सकल्प भी लेता है। इस साधना की 
स्थिति के भी अलग-अलग रूपक आते है । समता के अनुभाव के साथ जीवन की 
परिभाषा को समझने वाला साधक समस्त परिभाषाओ को उसी के व्यापक रुप मे 
देखता है । इस अवलोकन से वह सारे वस्तु स्वरूप के गुण-दोषों पर तटस्थ वृत्ति से 
चिन्तन करता है और उनके बीच अपने प्रगति पथ को प्रशस्त बनाता है। इसे एक 
रूप से परिमात्मा की भक्ति कहे, किन्तु वास्तव मे वह स्वय की आत्मा- को साधता 


ही होती है । 


साधक अपनी साधना को दिशा मे अपनी मौलिक बुद्धि एवं तुलनात्मक 
हृष्टि से यह सोचता और देखता है कि भिन्न-भिन्न मान्यताएँ साधन के किंस-किस 
स्वरूप का वर्णन करती हैं और इन सब मे कौन-सा स्वरूप आदरणीय एवं अनुकरणीय 
है । जो साधना का स्वरूप जीवन निर्माण की दिशा मे आत्मा को अनुप्रेरित करें, 
उसकी तथा उन स्वरूपो की पहिचान करता जहूरी है---जो साधना के नाम पर 
जीवन को भूल-भुलैया मे डाल देने वाले होते है । इस पहिचान और परख के लिए 
बुद्धि का द्वार खुला रखकर चिन्तन करने की आवश्यकता होती है | इसी चिन्तन को 
सच्ची प्रार्थना से सम्वल मिलता है । 


सृष्टि-कत्त व्य की भ्रमपुर्ण विचारणा 


प्रभु की भक्ति के सम्बन्ध में एक भ्रमपूर्ण विचारणा भी मिलती हैं जिसे समझ 
लेना चाहिए। कई लीगो की मान्यता होती है कि जो कुछ करेगा--भगवाद ही 


जकत ल्चऊ%ा जाके 


ल्‍्ग्ऊ 3 कक 


समता ; भगवान्‌ और इन्सान की १३ 


करेगा, उसकी इच्छा के विना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता । यह मान्यता साधक 
को निरुत्साहित करती है, क्योंकि जब भगवान्‌ की ही इच्छा चलेगी तो फिर साधक 
के लिये करने के लिये रह ही क्या जायेगा ? इससे वह निष्क्रिय भी होगा तथा मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से हीन-मान्यता के भावों से भी ब्रस्त हो जायगा | इसलिए भक्ति का 
शेसा रूप आत्म-विकास के विपरीत पडता है। सच्ची भक्ति से तो कमंण्यता की प्रेरणा 
मिलनी चाहिये । इस कारण जो विवेकशील साधक होते हैँ, वे भक्ति का सही बर्था- 
ज्वय करते हुए आन्तरिक तत्त्व का गहन चिन्तन करते हैं । ऋपषभदेव प्रभु की प्रार्थना 
में ही कहा है-- 
“काहे करे रे लीला अलख तनिक लख पूरे * 


अर्थात्‌ प्रभु की लीला अलख यानी अहृश्य है। इसका अर्थ होगा कि प्रभु के स्वरूप का 
साधक पर जी आदर्श प्रभाव पडता है वह इतना अलक्ष्य होता है कि जब तक गहरी 
ज्ञान-हृष्टि से उसे न समझा जाय तथा उसके प्रकाश में साथना को पृष्ट न किया 
जाय तो प्रार्थना की वास्तविक उपलब्धि प्राप्त नही हो सकेगी । ' 


भगवान्‌ के आश्रय से यदि पुरुषार्थ हीनता आए तो उस आश्रय को उन्नति- 
प्रदायक कैसे कहेंगे ? एक वच्चा अपने वचपन की स्थिति मे चलता हुआ निश्चिन्त ही 
वना रहे कि--पिता जी करने वाले है, मुझे क्या चिन्ता ? वह वचपन के बाद भी 
इसी तरह चले तब क्या उसका पुरुषार्थ क्रियाहीन नही हो जायेगा ? किन्तु जो कर्मण्य 
बच्चे होते है, वे यथासमय अपने पैरो पर खडे होने का प्रयास करते है और अपने पैरो 
पर खडे होने वाले ही पुरुपार्थी एव पराकमशील बनते हैँ। अगर मानव उस वचपन 
जैसी स्थिति मे चले और यह सोचे कि अपने जीवन को परमात्मा के नाम-स्मरण 
मात्र मे लगा देने ते सदा उद्धार हो जायेगा तो ठेठ तक उसकी बचपन जैसी स्थिति 
ही वनी रह जायेगी। जीवन के कण-कण में पुरुपार्थ समा जाय--यही प्रार्थना 
अयवा प्रभु-मक्ति की मूल प्रेरणा फूटनी चाहिए एवं कर्मण्य शक्ति उभरनी चाहिये । 


प्रत्येक विवेकशील मानव को सोचना है कि भेरे अपने जीवन-निर्माण का ' 
समस्त उत्तरदायित्त्व मेरे अपने ऊपर है और प्रभु के स्वरूप की प्रेरणा मे जितना 
अधिक मेरा पुरुपार्थ जगेगा, चरम विकात्न की ओर उतने ही अधिक त्वरितगामी 
मेरे चरण वन सकंगे। इस प्रकार की भावना से आत्मवल बढ़ेगा और हीन मान्यता 
वादापि पैदा नहीं होगी | ईश्वर की अन्तर मे प्रतिष्ठा सहायक शक्ति के रूप में ढल 
'कर मानव जीवन में बल, ऊर्जा एवं आत्मविय्वात्त को फ्रखर बना देती है. 


में आपके सामने भगवान्‌ और इस्सान की इस प्रकार की भावना को जोडते 
हुए इन सत्य पर चल देना चाहता हूँ कि ऐसे जागरक जीवन की समग्र परिभाषा 
फो यदि सक्षेप मे ढूृढना चाहते हैं तो उसे समता सिद्धान्त की परिभाषा मे खोजना 
होगा । भगवान्‌ और इन्सान की स्वरूप-समता पहली वास्तविकता है । एक आत्मा 


१४ पावस-श्रवचत 


कर्म-मेल को पूर्णतया धोकर निर्मल बन चुकी है तो दूसरी कर्म-मल से सलग्त है, 
वरना ज्ञान एव चेतनामय स्वभाव दोनो का ही होता है । एक सूर्य प्रकाशमान दीख 
रहा है तो दूसरे को प्रकाशित होते हुए देखने के लिये बादलों के हटने की प्रतीक्षा 
करनी होगी । समता की भावना के संस्पर्श से मेल धुल जाता है और बादल छट 


जाते है। इस आत्मा को निर्मल एवं प्रकाशमान बनाने में सशक्त साधन के रूप मे 
समता की भावना ली जा सकती है । 


ससता का दाशेनिक दृष्टिकोण 


समता का यह सिद्धान्त दार्शनिक दृष्टिकोण से क्‍या है ? दो विपरीत अर्थ- 
वाहक शब्द हैं--सम और विपम । सम याने समान, शान्तिकारक एवं समृद्धिसूचक 
और विपम इससे विपरीत--असमान, अशान्तिकारक एवं समृद्धिहीन । सम और विषम 
स्थितियाँ बाह्य और आन्तिरिक--दोनो रूप से होती हैं । बाह्य समता के लिये साम्य- 
वाद, समाजवाद आदि कई राजनैतिक व आर्थिक विचारधाराएं हैं, तो आतन्तरिक 
समता की प्राप्ति सारी दाशनिक एवं आध्यात्मिक विचारधाराओ का सर्वोच्च लक्ष्य 
है । विषमता वाहर हो या अन्दर---सन्ताप को जन्म देती है और यह सन्ताप मानव 
को हताशा एवं पतन की ओर धकेलता है । समता की एक दार्शनिक परिभाषा है-- 


“सम्यक्‌ निर्णायक सतत जीवनम 





छोटी-सी व्याख्या है किन्तु गम्भीरता से भरी-पूरी है, जिस पर पहले थोडी- 
बहुत रोशनी डाली जा चुकी है। समता की भावना से समता की दृष्टि उत्पन्न होती 
है और जब वह दृष्टि जीवन के प्रत्येक क्षण मे सजग बनती है तो इन्सान का भगवान 
के साथ समता का सूत्र जुडने लगता है । समता का सूत्र जब जुडता है तो स्वरूप- 
विपमता का कटना स्वाभाविक ही है। विपम से सम॒ की ओर गतिशोल होना ही 
प्रगति का मूलमंत्र है । 


सम स्थिति के विचार एवं अनुभव के साथ यह आत्मानुश्नृति जाग्रत होगी कि 
मैं क्यो अपने आप को दु.खो की भट्टी मे तापतप्त बना रहा हुँ--क्यो हीन भाववा में 
वहकर हतागाग्रस्त हो रहा हैँ और क्यो अपने उत्थान और पतन मे आत्म-विस्मृति 
के गतं मे गिर रहा है ? यह मनन मनोवल को केन्द्रित करेगा, जिसकी कोख से 
पुरुषार्थ का जन्म होगा । सासारिक जीवन मे आप देखते हैं कि आर्थिक भादि 
समस्याओ के समाधान के लिये वर्षों के परिश्रम से विविध उपाधियाँ प्राप्त की जाती 
है । कौन जाने कि उनसे भौतिक जीवन की मूल आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो 
पाती है अयवा नही, किन्तु आत्मिक विकास को सम्पादित करने के लिए न तो किसी 
नियमित जिक्षा की ओर सोचा जाता है और न तदनुकूल वातावरण निर्माण की 
क्‍ ओर । इसके अभाव में आज के मानव की मनौवैज्ञानिक अवस्था ऐसी लगती है कि 


समता भगवान और इन्सान की श्र 


वह नींद में है। अब नींद भी कई तरह की होती है--एक जाग्रत निद्रा अर्थात्‌ जिसमे 
णरीर श्रम को हटाए किन्तु फिर भी पाँचो इन्द्रियाँ कार्यरत रहे | यह ज्ञानी जनो की 
चेतना की निद्रा होती है । दूसरी, अध॑निद्रित अवस्था होती है, जिसमे न तो ससार के 
पदार्थों को पूर्ण रूप से जाना जाता है और न अन्तर के तत्त्वो की ही पकड होती है । 
तन्द्रा में सुपुष्त होने पर उसके लिए अन्तर अज्ञात ही रहता है । उसके वाद एक स्तर 
और आता है जिसमे इन्सान बाहर से सोया हुआ लगता है किन्तु वह अन्तर से अपने 
नवीन सस्कारो का दक्षन एवं दिव्य आनन्द की अनुभूति करता है। यह आनन्द की 
अनुभूति ज्ञानी जनों की चेतन-निद्रा मे सव ओर घुली-मिली रहती है--ऊपर से भी 
और अन्तर से भी । 


अन्तर्जाग्मति की इस अवस्था से ही आत्म-शक्ति का मान होता हैं जो निर्माण- 
कारी पुरुषार्थ को बलवान वनाता है । तव वह्‌ चेतन-निद्रा अन्तर-वाह्य को चेतन- 
जागृति का रूप ले लेती है । उस समय मानव अपनी आलस्तरिक चेतना-शक्ति के बल 
पर विकास के हृढ संकल्प पर आरुढ् होता है। इच्छा-शक्ति की सुहृहता के आघार 
पर वह अपने भाग्य का स्वय ही निर्माता वन जाता है । पूर्व-जन्मो के सचित कमें- 
मेल को काटते हुए वह अपने अन्तर को संयम आदि से इस प्रकार नियत्रित कर लेता 
है कि भावी भाग्य उसका दास वन जाता है। 


एक दृष्टि--युवको व छात्रो पर 


एक हृष्टि यदि इस रूप मे आज के युवकों तथा छात्रों के क्रिया-कलापो पर 
डाली जाय तो लगता है कि वे इस अन्तर्जागृति की कला से अधिकाशत अनभिज्ञ है । 
इसका कारण है कि ऐसी शिक्षा उन्हे नहीं मिलती तथा समाज का बेसा वातावरण 
नही है। वर्तमान में जो एक नोद की अवस्था है जिसके अन्दर जो जाग रहा है 
या ससार के पदार्थों को देख रहा है या स्वच्छन्दर होकर विचरण कर रहा है--सभी 
जेसे हकीकत में नींद में है । नींद का अर्थ है चेतना का तदनुसार असाव । चेतना जब 
शिधिल होती है तो नंतिकता का घरातल नहीं वनता, जिसके अस्तित्व मे न आने 
पर जीवन की विकास दिश्या सुनिश्चित नहीं बनती । निश्चितता के नहीं बनने पर 
मन चचल रहेगा और बेकाबू मन जिन्दगी में हमेशा खतरे की धण्टी बना रहता है । 


इस प्रसंग में एक छोटी-सी कथा याद आ गई। प्राचीन काल में एक सम्राट्‌ 
ने सोचा कि मैं सारी दुनिया को लूट कर सारी सम्पत्ति को एक मजबूत किले मे 
सुरक्षित बना दू । किला ऐसा बनाओ कि उसका सिर्फ एक ही दरवाजा हो, जिसमे 
कोई आसानी से घुत नही सके । तव उसने ऐसा एक दरवाजे वाला मजबूत किला 
वनाया बोर उत्तमे अपनी सारी सम्पत्ति एवं सन्‍्तति को सुरक्षित कर दिया। सभी 
उत्तकी प्रशसा करने लगे किन्तु एक गरीब वृद्ध उस पर हंसने लगा । इसके लिए घमकाने 


५१६ पावस-प्रवचन 


पर उसने सम्राट्‌ से फक्‍्कडपन-में कहा--राजन ' मैं तो तुम्हारी वृद्धि पर तरस 
खा रहा हूँ। तेरा मत जब इतना चचल है तो यह दरवाजा भी तेरे लिए घातक है। 
राजा को अपने अज्ञान का भान हुआ, किन्तु क्या आप भी अपने आप को वाहरी 
दीवारो से सुरक्षित मानते है अथवा आचन्तरिक शक्ति को जगाकर अटल सुरक्षा पाने का 
आपका लक्ष्य है? मेरा कहना है कि वाहर की दीवारों को वनाने में आप अपनी 
शक्ति का जो अपव्यय कर रहे है, उसे अन्तर की शक्ति को खोजने और प्रकटाने मे 
लगाए । आज के बृद्धिवादी वर्ग को इस दिशा में गम्भीरतापू्वक सोचना एवं अपनी 
शक्ति को सुनियोजित करना चाहिए | भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए न जाने 
क्या-क्या किया जाता है--यह भूलकर कि उस मनोतवृत्ति का आन्तरिक स्वास्थ्य पर 
कसा कुप्रभाव पडेगा ? 


विचार--नियंद्वित, नियमित व संयमित हो 


मानव जीवन की सच्ची सुरक्षा करनी है तो जीवन के स्वरूप को हृदयगम 
करना होगा । विकास को एक निश्चित दिशा देनी होगी ताकि साधना मे चचलता 
की जगह स्थिरता की स्थापना हो । विचार, नियन्त्रित, नियमित एवं संयमित बनें, 
जो स्वय के निर्माण के गभीर उत्तरदायित्व को महसूस करें । आप अपने इ जीनियर 
स्वय वने । निर्माण और स्वच्छ निर्माण आपका दिशा-संकेत हो । भगवान्‌ से इन्सान 
की ऐसी लौ लगे कि दिये से दिया जल उठे और वह प्रकाश ज्ञानमय चेतना का 
तरल प्रकाश बन जाय । इस दिशा मे जब मानव की संकल्प-शक्ति सुहढ़ बन जाती 
है, तभी वह आस्था एवं निष्ठा के साथ अपने विचार तथा आचार मे पूर्णतया समता 
सिद्धान्त पर आरूढ हो सकता है । 


आप आहइचर्य न करे, समता सिद्धान्त का आचरण अपना फल वर्तमान जीवन 
में ही दे सकता है। उसका फल देखना है तो पहले यह सोचें कि आपने अपने सकत्प 
रूपी वृक्ष की दशा कसी वना रखी है ? अगर वृक्ष जड से मजबूत और शाखा-उप- 
शाखाओ से हरा-भरा है तो उस पर फल अवश्य लगेंगे। अन्तर की भावनात्मक स्थिति 
डाँवाडोल हो और आप बाहर की स्थिति मे अच्छे फल की आशा करें--यह स्वाभा- 
विक कंसे कहा जा सकता है ? मन अचचल और आत्म-विश्वास अडिग हो तो बाहर 
की सतह भी स्थिर ओर शान्त हो जायगी । एक मानसिक रोगी जैसे बिना किसी 
'हश्य रोग को पीडा से ग्रस्त वना रहता है, ठीक इसके विपरीत वह स्वस्थ मन से 
रोगो को नष्ट भी कर सकता है। मन का ऐसा सुस्वास्थ्य निरन्तर सुहृद होने वाली 
'सकलल्‍प शक्ति के आघार पर ही बना रह सकता है। कमजीर मन वाले पचास की 
आयु पर पहुँचते-पहुँचते अपने को वृढ्ा और साठ तक मृत्यु के एकदम समीप मानकर 
चिन्तत होते रहते हैं । वे इस भावना के साथ हकीकत मे न भी मरें, लेकिन जिन्दा 
रहते हुए भी हकीकत मे वे मरे जैसे हो जाते हैं । मैं जो कुछ कह रहा हुैं--इसके 


समता भगवान्‌ और इन्सान की " 


पीछे आत्म-वल है, अनुभूति है और आन्तरिक शक्ति का प्रवाह है। में इन्ही तत्त्वो 
की तरफ आपके जीवन की स्थिति को भी उन्मुख करना चाहता हू । 


सुस्थिर, संयमित एवं शान्त मन जीवन के वास्तविक स्वास्थ्य का जनक होता 

है तो दुर्वल मन से जीवन कितना क्षत-विक्षत हो सकता है--कई वक्त उसकी कोई 
सीमा नही रहती । मन की क्लान्ति कुछ क्षणों में ही मनुष्य को मृत्यु शय्या पर 
पहुँचा सकती है लो स्फूति का एक झौँका उसे नवजीवन प्रदान कर सकता है। ऐसी 
कई घटनाएं मनोविज्ञान के ग्रल्थो मे आपको पढने को मिल सकती है जो अपने आप 
में अति आदइचयंजनक सी प्रतीत होती हैं ॥ अचेतन मष्तिष्क मे जो एक कुसस्कार 

जम गया ती वही मानसिक रोग का रूप ले लेता है। यह रोग सबसे पहला वार 

मनोवल पर करता है और वहाँ सफल होने पर मानव जीवन की चेतना खोने में यह 

बागे फेलता ही जाता है १ 


मनोवल वनता है और बढता है दृष्टि को अन्तमुखी बनाने से । अन्तर के 
अवलोकन से अन्तर की इच्छा शक्ति सशक्त बनेगी । जब इस शक्ति की वहार चलती 
है तो आन्तरिक जीवन खिल उठता है और अगर वह शक्ति बढती चली गई--ससार 
फी वासनाओं में स्ललित नहीं हुई तो विकास की उच्चतम श्रेणियो मे भगवान्‌ और 
इन्सान का भेद ही मिट जाता है। सारी शक्ति भावना के सम्यक्‌ निर्माण में समाई 
हुई है जो समता की साधना से पुष्ट होती है । वास्तविक स्थिति को शक्ति देने के 
लिये मैं इस रूप मे जीवन की परिभाषा रख रहा हूँ जिसे उस क्षेत्र मे वत्तला रहा हूँ 
कि मनुष्य के मन मे मैल-रोग और शत्रु कैसे प्रवेश करते हैं, उनके पीछे बाहरी 
निमित्त क्या बनता है ? बाहरी निमित्त और सव साधन अपने सामने रखकर चलें तो 
आप इस वतंमान जीवन को ठीक तरह से समझ सके । 


समाज में समता की दिशा 


समता दर्शन वी दृष्टि से, मस्तिष्क को स्वस्थ दिद्य मे प्रशिक्षित करने की 
हृष्टि से तथा मनोवल को मजबूत बनाने की हृष्टि से मैं एक रूपक रख रहा हूँ। 
कुछ रूपक मैंने पहले बताये हैं और आगे की वात सामने है। समस्त जीवनोपयोगी 
पदार्थ यदि समान सर्प से सबके उपयोग में आ सके तो समाज में एक स्वास्थ्यकर 
वातावरण बनेगा जिसकी पृष्ठभूमि पर प्रत्येक मानव में निर्लोेभी एवं अपरिग्रही 
भावना दंग विकास होकर अपने जीवन को अग्नगामी एवं उच्यंगामी बनाने की चेतना 
परिपृष्ट होगी । इसके विपरीत सम्पत्ति का अनुचित सग्रह करने, भोग्य पदार्थों को 
चटोर-बटोर फर ममत्व बढाने एवं वन्द किले में सुरक्षित बने रहने की ध्रान्ति में डूवे 
रहने से जीवन के अन्दर कमजोरी जाती है जौर मानसिक रोग भयकर वनकर 
स्वास्थ्य का सत्यानाश कर देते हैं ! 


१८ पावस-प्रवचत 


आन्तरिक शक्ति के निर्माण मे त्याग का विशिष्ट महत्व होता है। आप 
पदार्थों का त्याग करें किन्तु पदार्थों के ममत्त्व का भी त्याग करे---वह आपको बाहरी 
प्रलोभनो से मुक्त करके महती आन्तरिक शक्ति प्रदान करता है । त्याग एवं ममत्त्व 
के अन्तर का एक हृष्टान्त देखिये । एक करोडपति सेठ सारी सुख-सुविधाओ के बीच 
भी दिन-ब-दिन मुर्झाता चला जा रहा है, वहाँ उसका एक पडोसी मजदूर जो कमाता 
है, मस्ती से खाता है और गाता है व खिलता है । सेठानी हैरान है दोनों की देख- 
कर और सोचती है कि कैसे वह अपने पति को भी मजदूर जैसा मस्त बना दे | उसे 
लगा कि आन्तरिक्त द्वक्ति के गठन से ही मनुष्य अन्दर बाहर से स्वस्थ रह सकता 
है । यदि यह शक्ति जगी नही है तो बाहर के सारे सुखकर पदार्थ भी उसे सुखी नही 
वना सकते हैं । सेठानी ने एक दिन यह चर्चा सेठ जी के साथ छोडी तो उन्होने 
वताया कि सब चीजो मे--मूल मे -यदि कमजोरी है त्तो सारी बाहरी शक्तियाँ भी उसे 
स्वस्थ नही बना सकती हैं । बाद में सेठ जी ने उसका प्रयोग करके सेठाती को सम- 
झाया । उन्होने एक थैली मे निन्‍यान्वे रुपये भरवा कर तरकीब से मजदूर पडोसी की 
झोपडी मे डलवा दिये। सेठजी ने मजदूर की मस्ती के मूल प्र चोट की । वह निन्‍यान्वे 
के फेर मे पड गया और कुछ ही दिनो मे अपनी मस्ती को खो बैठा । 


मन की इबेलता का्िये 


मूल मे मन की दुर्बलता तभी काटी जा सकती है जब भगवान्‌ के आदर्श 
स्वरूप के प्रकाश मे स्वस्थ मनोबल एवं कर्ंठ सकल्प शक्ति का मिर्माण किया जाय। 
मूल जब मजदूत बन जाता है तो फिर बाहर के धक्के उसका कुछ भी नहीं वियाड 
सकते हैं । समता की शक्ति उसकी सशक्त ढाल बन सकती है क्योकि जग्नत अन्त - 
चेतना उस इन्सान को भगवान के समकक्ष बनाने की दिशा मे निरन्तर अग्रसर बनाती 
रहती है । भगवान्‌ श्री ऋषभदेव की प्रार्थना आपको सदैव के लिये भक्त ही बनाये 


नही रखेगी, अपितु एक दिन स्वय भगवान्‌ ऋषभदेव के समान परम पावन स्वरूप 
आपकी आत्मा को भी प्रदान कर देगी । 


मेरा आग्रह इसलिये है कि जीवन को मूल से सशोधित करें, विकास के नवीन 
अर्थों का अनुसधान करें एवं जीवन की वास्तविक परिभाषा को आधद्योपान्त समझकर 
जीवन मे दास वृत्ति से हटकर स्वय स्वामी बनने का प्रयास कंरें। त्यागमय समता. 


का उसका आधार वनाए । यही भगवान्‌ और इन्सान की अन्तिम समता का सही 
माग है । 


लाल भवन 
२०-८-७२ 


(४८६32 ४- 


७ निजकपट पूजा का फल 


ष्फः्ल्ति ध््शल््ख्च्छ्च्ख्स्स्श्लिर्थस्स्छ छ्थ्स्स्म्म् वध्य्ट्म्म्चखलध्ख्ट्स्छ छडडऊसच 5डचस् लटस्स्त्स हउल्फछ 


“और न चाहूँ रे कन्त के 


प्रभु को स्वामी के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित करके जब आत्मा निरन्तर 
प्राथना का आभ्यास करती है, साधना के विभिन्न क्रमो से गुजरती है और अपने ' 
स्वर््प का प्रक्षालन एवं परिमार्जत करती रहती है तो वह स्वय स्वामी वनने की 
दिशा में हो अग्रसर होती है । भगवान्‌ ऋपभदेव की प्रार्थना की अन्तिम पक्तियाँ यही 
सन्देश दे रही हैं कि यदि आप भगवान्‌ को स्वामी वनाना-चाहते है तो उनका साक्षा- 
त्कार आत्म थक्ति के प्रकाभन मार्ग से ही समव वन सकेगा । सच तो यह है कि ; 
अपने ही निखालिस आत्म स्वरूप को ,आप फकषभदेव समझिये और भगवान्‌ ऋपमदेव 
की पूजा इसी हृष्टि से कीजिये कि,एक दिन आप स्वयं भी ऋषभदेव वन जायें। 
आदर्श स्वरूप को स्वामी बनाओ और स्वय भी ,शुद्ध स्वरूपी वनकर स्वामी हो जाओ-- 
यही भात्म-विकास का स्वस्थ क्रम होता है । 


यहाँ भगवान्‌ की पूजा के वास्तविक तात्पयं को समझना आवश्यक है । पूजा 
फी भिन्न-भिम्न विधियाँ भिन्न-भिन्न लोग बताते मौर आजमाते हैं, किन्तु सफल विधि 
वही हैं जो आन्तरिक जीवन की शक्ति को विकसित करती है। भगवान्‌ की पूजा में 
भी यही लक्ष्य विन्दु होना चाहिये | वाहरी पदार्थों से और वाहरी आडम्वर से प्रभु 
की पूजा नही होती । जो जिसके योग्य हो वही पूजा की सामग्री उनके लिये होनी 
चाहिये । घर में भी कोई अतिथि आए तो उनके योग्य उनका सम्मान किया जाता 
है । अयोग्य रीति से सम्मान नही, वल्कि अपमान ही होता है । 


भगवान्‌ फी पूजा व सत्कार केसे ? 
भगवान्‌ की पूजा और उनका सत्कार कैसे हो ? भगवान्‌ यदि भोजन करते 
हो तो उन्हें भोजन कराया जा सकता है। वे अन्य पदार्थ ग्रहण करते हो तो उन 
पदार्घो से उनका अर्चंन, पूजन किया जा ज्कता है, विन्तु सभी जानते हैं और सारा 
सनार अनुनव करता है कि भगवान का सिद्ध एवं शुद्ध स्वरूप निरंजन, निलिप्त एवं 


२६ पावस-प्रवचन 


निराकार होता है। उनकी आपके भोग, भोजन, वस्त्र, अलंकार या सुगन्धित द्रव्यो की 
आवश्यकता नही होती । ससार मे जितने भी पदार्थ हैं, वे सवके सब भगवान्‌ के 
लिये स्वंथा अयोग्य हैं | परमात्मा जो बने है, वे मानव शरीर में आबद्ध मलिन 
आत्मा की स्वरूप-शुद्धि से ही बने हैं। यह ससारी जीव ही जीवन की सर्वोच्चता तक 
पहुंचकर सिद्ध स्वरूप धारण करता है। 


तो भगवान्‌ भी जब शरीरधारी' रहकर अपने परिवार व गृहस्थी मे रहे होंगे 
तब भोजन भी करते होगे और वस्त्रालकार भी घारण करते होगे । वे राजकुमार या 
सम्राट रहे होगे तो फूल मालाओ का सत्कार भी उन्होने ग्रहण किया होगा । परत्तु 
जब दीक्षित हो गये होगे तो उनके सत्कार का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया होगा । 
सासारिक वैभव का परित्याग करके पंच महात्रत धारण करने वाले मुनि और मुति- 
पद से विकास करके तीर्थंकर की श्रेणी मे पहुँचने वाले महापुरुष को कभी भी किसी 


ग्रहस्थी ने अपने ग्रहस्थ व्यवहार के अनुसार उनकी पूजा या उनका सत्कार किया हो-- 


ऐसा कही भी कोई प्रसंग नही है । 

त्यागी साधु की पूजा नमस्कार से होती है। उनकी मर्यादा को अक्षुण्ण 
बनाये रखकर योग्य रीति से ही उनका सत्कार-सम्मान किया जा सकता है। नियम 
भंग करके अगर साधु का सम्मान किया जायगा तो निश्चय ही वह साघुता का अप- 
मान होगा । सन्‍त जब आपके घर पर आए तो उन्हे अतिथि रूप मानकर आप उनका 
सत्कार कैसे करेगे ? क्या मोतियों के हार उनके गले मे पहिनाएँगे और उनके चरणो 
मे सचित्त पदार्थों का अर्ध्य चढ़ाएँगे ? सामान्य सा विवेक रखने वाला सद्मृहस्थ भी 
साधु की अगवानी में ऐसा कुछ नही करेगा | जिन्होने सर्वस्व का त्याग कर साधु धर्म 
अंगीकार किया है, उन्हे भला सासारिक पदार्थों के प्रति कौन सा मोह है” वे तो 
उन्हे थूक घुके हैं । क्या आपकी अयोग्य पूजा-विधि से वे अपने त्याग को खडित करें 


और जब त्याग खडित होता हो तो क्या आप उनका सत्य रूप से सत्कार करते हैँ 
यह तो उनका खरेखर तिरस्कार होगा । 


सामात्य रूप से आप जानते हैं कि साधु-सन्‍्त आपके घर पर आते हैं तो आप 
सारे दोपो को टाल कर वही आहार उन्हे वहरा कर उनका सम्मान करते हैं जो 
उनके निमित्त से नही बना हो और जो किसी भी सचित्त पदाथे से सस्पर्श नहीं करता 
हो । निर्दोष आहार ही उनके लिये ग्राह्म होता है | साधु-सन्तो के सत्कार का भी 
ऐसा निर्दोष स्वरूप होता है तो सिद्ध, शुद्ध एवं प्रवुद्ध भगवान्‌ के सत्कार एवं उनकी 
पूजा की विधि वुद्धिहीनता से एवं अविचार पूर्वक निर्धारित नही की जा सकती है । 


कम एवं धर्म-प्षेत्रों को दिशादान 
भगवान्‌ ऋषभदेव युगलिया काल के बाद नवीन कर्मयुग के प्रवतंक थे । कर्म 


का , और धर्म के दोनो क्षेत्रो का प्रारम्भ उन्होंने ही किया । इस कारण प्रारम्भ मे उनके 


435«-3-< ६८०२०७७०-५- ५ फंणनोननननन न पक अल मम पक दल. लि २ बा ० ५ टड580 ५2: 


निष्कपट पूजा का फल जर 


सत्कार का कुछ ऐसा ही सिलसिला चला | मुनि धर्म ग्रहण करने के वाद जब वे कहीं 
पधारते तो भोले लोग उन्हें भेंट करने के लिये हाथी, घोडे, मणि, माणक ओर वस्त्रा- 
भूषण लेकर उपस्थित हो जाते । किन्तु कोई निर्दोष आहार बहराने मे नही समझता 
था। ऋषपभदेव तीर्थकर जब कुछ भी ग्रहण नही करते और तपस्यारत रहते हुए 
मर्यादा धर्म का स्वरुप बताते तव लोगो की ज्ञान दशा उभरने लगी । आगे चलकर 
इक्ष रस के पारण का भी उनका प्रसंग बना | जब ऋपमभदेव के सामने भी किसी प्रकार 
की हिंसा करके उनकी पूजा या उनके सत्कार की स्थिति नही थी तो अब जो सिद्ध 
अवस्था मे विराजमान हैं, कोई उनकी पूजा के लिये जल, फूल या अन्य सचित्त अथवा 
अर गारिक पदार्थों का प्रयोग करने की वात कहें तो इसे उनका वालपन कहे अथवा 
अयोग्य पदार्थों से भगवद्स्वरूप को कलकित करने की कुत्सित भावना | साधु अवस्था 
से ही पूजा की जो निर्दोष परम्परा है, वही परम्परा अपने श्रेष्ठ रूप में भगवान्‌ की 
पूजा के साथ निभनी चाहिये । 


कवि आनन्दघन जी ने अपनी प्रार्थना की भावपूर्ण पक्तियो मे स्पष्ट किया है 
कि दोपरहित पूजा-विधि से भगवान्‌ के आत्मसम स्वरूप की पूजा करने के वाद भी 
यदि उसके साथ प्रसन्नता का अनुमव नही है तो वैसी अवस्था मे भी स्वरूप दर्शन का 
अवसर नही भाता है । वे कहते हैं--- 


“चित्त प्रसन्ने रेपूजा फल कह्य ” रे, पूजा अखडित एज”** “ " आर्थात्‌ भगवान्‌ 
की पूजा चित्त की सम्पूर्ण प्रसन्नता के साथ करें तभी पूजा का फल प्राप्त हो सकेगा । 
ऐसी ही पूजा अखडित पूजा होगी। चित्त मे प्रसन्नता--यही पूजन का फल है। प्रसन्नता 
यह कार्य उसके सामने है लेकिन उसका कारण भी वताया है। कारण उसके अन्दरा 
दवा हुआ है । जिस कार्य से चित्त की प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से बने--यह समझना 
चाहिये कि हृदय का वह आन्तरिक आनन्द ही पूजा का सच्चा फल होता है । 


प्रघतत है कि चित्त की प्रसन्नता कव वनेगी ? एक पुरुष विकट स्थिति में चल 
रहा है और उस विकट स्थिति में भी वह बाधाओं को भेलता हुआ जब सत्य पथ पर 
चलता है तो उसके अन्तर्मंन मे आनन्द की प्रकाश रेखा अवश्य चमकती है। इसके 
विपरीत यदि कोई भूठछ या कपट का सहारा लेता है तो उसे प्रसन्नता तो नही ही 
मिलेगी किन्तु मन में ग्लानि भी पंदा होगी | यह दूसरी वात है कि कोई इस आनन्द 
या ग्लानि को अनदेखी करके अपनी आत्मा का दमन करता रहता हो । किन्तु जो 
जात्मा की जावाज को सुनता है, वह अन्तर-आनन्द को घलक भी पाता है! 


मनुष्य का वाहरी मन चाहे अच्छे या बुरे की पहिचान न कर सके, किन्तु 
उसका जन्तर्मंन अवश्य ही प्रति क्षण हर अच्छे और हर बुरे की पहिचान करता है। 
तथा उसकी स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगर एक व्यक्ति चोरी करता है। तो 
उसपा चित्त प्रसन्न नही होता है। वह लालचवश चराई फरता है बौर लालच की 


२२ पावस-प्रेवेचन 


पूति हो जाय तो शायद वह कुछ खुशी भी हासिल करंले' लेकिन वह प्रसन्नता प्रवंचता 
मात्र ही होगी, वास्तविक नही । वास्तविक प्रसन्नता तो अचौर्य्य ब्रते की स्थिति में होगी। 
वैसे ही एक मनुष्य चल रहा है और चलते-चलेते यदि उससे असावर्घानी से किसी जीव 
की हिंसा हो जाय तब भी उसके हृदय मे अंप्रसन्नतां ही पे्दा होगी । अगर वेह विवेक- 
शील है तो उसके खिन्न मर्न से पढ््चाताप का भाव ही प्रस्फुटित होगा । यह पश्चाताप 
- ही उस अप्रन्नता को धोता है। इसलिए चित्त' की प्रसन्नता की कसौटी स्वय चित्त हो 
है, जिसे-चेतनाशील वंनाने की आवश्यंकंतां है । 
_ निएछल आत्मापेंण 

चेतनाशील चित्त स्वरूप-दर्शन की ओर तभी सफलतापूर्वक आकर्षित हो 
सकता है जब वह निष्कपट बने । प्रार्थना की पक्ति इसी सत्य को उद्घांटित 
करती है-- 

"कपट रहित आतम -अरपणा दे, आनन्दघन पद रहे”, * ।”प्रभु को स्वामी 
माना तो माया और कपट रहित बनकर आत्मा को उनके चरणो मे अपित कर देनी 
. चाहिये | फिर किसी अन्य की अर्चना की आवद्यकता नही रहती । आत्मा में कंपट 
रखकर यदि पूजा और अचेनता भी की जाय तो वृह सच्ची पूजा -और -अचेना नही 
वयती । छल और कपट जब तक हैं तो श्ञावो की शुद्धता नही बन सकती । आत्म- 
स्वन्प में जब तक शुद्धता और सरलता का समावेश 'नही हो तंव तक क्या भगवान्‌ 
की पूजा सभव हो'सकती हैं और उस पूजा का क्या कोई श्रेष्ठ फल निकल सकता 


है ? निष्क्रपट पूजा का फल ही आत्मानन्द की अनुभूति और अभिव्यक्ति के रूप में 
प्रकटित भर प्रकाशित हीता है । 


चित्त की सरलता के झक्षरनों से ही आनन्द का जल गिरा करता है और वह 
जल ही झरने का प्राण होता है। सरलता चित्त मे हो और आनन्द चित्त में रमा 
“फिर वह जगत्‌ का स्वामी क्यों नही वनेगा---क्योकि बह अपनी आत्मा की 
जो स्वामी वन जाता है | स्वभाव को माया रहित जो वनांता है, 'वही भगवान्‌ के 
सामने सच्चा आत्मापंण है। कपट रखकर भक्ति की गई 'तो वह न तो भगवाब्‌ को 
प्रसन्त करेगी और न वह निज के चित्त को ही प्रसन्न करेगी | कपट युक्त व्यक्ति किसी 
भी क्षेत्र में रहे, वह किसी को भी प्रसन्न नही कर सकता है। वह घर मे रहता है 
ना घर वालो से छल करता है और वाहर जाता है तो हर' क्षेत्र में कंपट का प्रसार 
करता हैं। यह कपट जब गृहस्वाश्रम की हृप्टि से हो इतना 'अहितकर है तो 
है थन के मार्ग पर यह कितना घातक होता है---इसका अनुमान लगा पाता ही 
काटने 


जो धर्मं के रास्ते पर चले, धामिक क्रियाएँ करता हआ सामायिक पौपव 
एांद परे जेजित बह बर्म करते हुए भी यह सोचे कि मुझे घन मिले, सत्ता और 


/निष्कृंपट पूजा का फल र्३ 
वैभव मिले, लोक व परलोक में ऋद्धि व समृद्धि मिले तो क्या उसका धर्म करना 
निष्कपट कहलायगा ? जब चित्त की, एकलूपता विचार और आचार मे नही ब॑ंठती तो 
निष्कपट आराधना भी नहीं वन पडती है। जब हमारा लक्ष्य मोक्ष का हो, आत्म- 
णुद्धि का हो, संयम और साधना का हो तब यदि धर्मांचरण करने के साथ सासारिक 
सुखो की लालसा रखी जाय तो वह धर्मांचरण भी, कपटपूर्ण होगा,। जो जेसा है, 
सरल चित्त उसे उसी रुप में देखता है। घामिक क्रिया जिस लक्ष्य से करनी है, वह लक्ष्य 
कही भी ओझन नही होना चाहिए । भूल से गलती हो वह वात अलग है। किन्तु धर्म 
के रास्ते पर मन में कपट लेकर चलें--वह अक्षम्य है । । 
ते है । हा 
पूजा जितनी निष्कपूट और निश्छल होगी, जीवन की उज्ज्वलता' भी उतनी 
ही अभिवृत्त होती चलो जायगोे । कपट के अभाव में अनन्तानुवन्धी, अप्रत्यारयानी 
या प्रत्याख्यानी भावो की स्थिति बनने का प्रसंग मुश्किल से ही आएगा । भात्मा के 
चारो प्रमुख विकारो--क्रीघ, मान, माया, लोभ में माया याने कपट की स्थिति 
अधिक विकट होती है । कीोघी, घमण्डी और लोभी फिर भी पहिचाने «जा सकते हैं, 
मगर कपटी को पहिचान पाना वडा कठिन होता है । कपटी का अन्दर का रूप कुछ 
और होता है भौर वाहर का रूप कुछ और--यही कारण है कि कृपटी हृदय का मल 
भी सबसे ज्यादा चिकक्‍्क्रड होता है । कपट आत्मा के' सारे सदगुणो पर एक साथ 
प्रहार करता है और उसे प्रपचो के जाल में पटक देता है । अत. यद्दि कपट को जीत 
लिया तो समझ लें कि आत्मा के अन्य कई दुगुणों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। 
कपट निद्वष्ट विकार हैं तो सरलता श्रेष्ठतम उन्नायक सदगुण है | 


सरलता से स्वरूप-दर्शन 


आध्यात्मिक जीवन में जिनकी थोडी-बहुत भी रुचि है, उन्हें आध्यात्मिक 
वाणी सुनने में भी थानन्द का ही अनुभव हाता है, क्योकि अधकार में भटकती हुई 
उनकी आंखें इस वाणी से प्रकाश की किरण प्राप्प करना चाहती हैं। धर्ममय जीवन 
पृ प्राप्ति के लिये सरलता एक अनिवार्य गुण है । कपट रहित चित्त की स्थिति के 
साथ ही जब धर्म पथ पर परदम वढायेंगे तो भगवान्‌ के चरणों मे भी स्थान मिलेगा 
ओर उनके हृदय में भी। उनका हृदय है वही तो निजात्मा का पूर्ण स्वस्प है। जो 
अपने को पा जता है, वही तो भगवान्‌ को भी पा लेता है। निष्कपट पूजा हो इस 
मटान्‌ उपलब्धि की प्रमुख साधिका है तो इसी पूजा का फल ही जानन्द के अटूट 
प्रयाट में तंरता रहता है। 


भगदान्‌ छे चरणों छो पारन मणि के रूप में मानिये । फिर निश्छल हृदय से 
आत्मा का जितना मेल रूप लोहा उस पारस मणि के ससर्ग में आला जायगा, वह 
रुगण रुप बनता जायगा । मैल रूटता जायगा तो उसझा स्वरुप निखरता जायगा । 


र्‌४ पावस-प्रवचत 


लोहे के साथ पारसमणि का सीधा सम्पर्क होना चाहिए तभी लोहा सोना बनता है। 
अगर दोनो के बीच मे कोई भी झिल्ली या पर्दा है और उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क 
नही है तो पारस का प्रभाव दिखाई नही देगा । वैसे ही आत्मा और परत्मात्मा का 
सीधा सम्पर्क होना चाहिए । यह सीधा सम्पर्क निष्कपट भाव के साथ में ही साथा जा 
सकता है, फिर भी जब तक बीच का कर्मों का पर्दा पूरी तरह से क्षीण नहीं होता है 
तब तक आत्मा को परमात्म रूप की प्राप्ति नही होती है। आत्मा और परमात्मा 
के बीच का व्यवधान ही यह कर्म रूप पर्दा होता है जिसके हट जाने के बाद दोनो में 
एकरूपता स्थापित हो जाती है भर्थात्‌ आत्मा ही परमात्मा वन जाती है। 


वततमान आत्मिक स्थिति को इसी उद्देश्य से जाँचना और परखना है कि-- 
भगवान्‌ की पूजा करके कैसे अपनी आत्मा को भी भगवान्‌ के तुल्य बनाई जा सकती 
है? आत्मा और परमात्मा के स्वस्पों मे जो अन्तर है, वही आत्मा की वर्तमान 
स्थिति है तथा इस अन्तर को दूर करने का प्रयास करना ही भगवान्‌ के चरणों मे 
आत्मार्पण करना है । इसी आत्मापंण से बीच का अन्तर घटता जाता है भौर विकास 
की स्थिति आगे बढती जाती है । लेकिन मन के किसी कोने मे अगर कपट है, छल है 
या किसी प्रकार की माया अथवा पाप का प्रसार है तो उससे आत्मा की गति भगवान्‌ 
की ओर उन्मुख नही होगी । उस छलपूर्ण करणी से पुण्य का वध भले ही हो जाय, 
आन्तरिक दाक्ति की पुष्ठता कभी नही होती । 

भगवान्‌ की पूजा रूप ज्ञान, दर्शन, चारित््य की आराघना जब निष्कृपट भाव 
से की जायगी तो उसके फलस्वष्ूप चित्त की प्रसन्नता एवं आत्मा की निर्मल धारा 
का प्रवाह भी निर्वाघ रूप से प्रवाहित होने लगता है | जीवन के ऐसे ही विशुद्ध धरा- 
तल पर राजकुमार कमलसेन भी चल रहा है। उसकी विचारणाओ एवं परि- 
स्थितियों मे ऊँचाई-निचाई की दशा वनती है, फिर भी वह अपनी नेतिकता एवं 
समता की भावना के साथ अपने जीवन को आगे ले जा रहा है । 


कमलसेन का आदर्श लक्ष्य 


जिसका लक्ष्य उत्तम बनता है और जो श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए कार्य प्रारम्भ 
करता है, उसके लिये छोटी-मोटी उपलब्धियाँ स्वयमेव उपस्थित हो जाती है। किसान 
नाज उपजाने की नजर से खेती करता है, मगर भूसा अपने आप तैयार हो जाता 
है। वैसे ही जिस आत्मा का लक्ष्य परमात्मा के तुल्य बनने का हो जाता है 
तो ससार का वैभव उसके पीछे-पीछे चलता है किन्तु उसे उस वैसव की तनिक भो' 
परवाह नहीं होती । उस वैभव के पीछे भागकर अपनी आत्मशक्ति का अपव्यय करने 
की स्थिति उसकी नही, रहती है । कमलसेन राजकुमार भी एक सीधा लक्ष्य लेकर 
चल रहा है| उसे यह कामना नही कि राज्य, सम्पत्ति या वैभव उसे मिले | वह तो 
ज्म्निता दूसरों का भला कर पाता है, करने के लिये तत्पर रहता है। उस महिला 


निष्कपट पूजा का फल रे 


का दू ख निवारण करने की भावना से उसने प्रयत्न किया और उसका सुन्दर परिणाम 

विस्तार से सामने आया । वह वास्तव में महिला नहीं थी, देव शक्ति का ही एक 
रूपक थी । उसके उस प्रयत्न में निष्कपट भाव था अत उसे चित्त की मपूर्व प्रसन्नता 
भी प्रपप्त हुई । जिस विषम परिस्थिति में भी वह अपने श्रावक धर्म से नही इगमगाया, 
उसी हृढ़ता से देवता प्रसन्न हुआ । 


राजकुमार कमलसेन एक सरोवर, के किनारे बैठा हुआ अपने जीवन पर गह- 
राई से चिन्तन कर रहा था, तभी उसक्रे सामने एक घुड्सवार आकर खडा हो गया । 
उसने कहा कि उघर बंढे दो व्यक्तियों ने आपको धोडे पर विठाकर उनके पास पहुँचाने 
को कहा है अत* चलिये । राजकुमार ने यकायक अपरिचित के साथ जाना उचित 
नही रामझा अतः पूछा कि वह कौन है और उसे कहाँ ले जाना चाहता है ? घुडसवार 
ने जब सरलता से कहा कि सामने के नन्दन वन नामी उद्यान में महाराजा गुणसेन 
एवं उनके प्रधान बँठे हुए हैं, उन्होने ही मुझे आपको लेने भेजा है तो राजकुमार 
कमलसेन उसके साथ हो लिये | सरलता का व्यवहार जहां हृदय को एकदम आकर्षित 
कर जेता है तो कपटपूर्ण व्यवहार से कई शकाएँ-आश्यकाएं उत्पन्न हो जाती हैं । 


अध्लोक वृक्ष के नीचे विराजित चम्पा नरेश गुणसेन के समक्ष जब राजकुमार 
कमलसेन पहुँचे तो उन्होने दूर से नमस्कार करने का यत्न किया किन्तु प्रधान ने कहा 
कि नमस्कार करने की आवश्यकता नही है, वे वैसे ही आगे चले आए । सिहासन के 
एक भाग पर विठलाकर राजकुमार से उनका परिचय पूछा गया। प्रधान ने साथ ही 
यह भी कहा कि उनके कुलीन होने का अनुमान उनके हावमाव से लगा लिया था 
अत जिनाश्ावश ही उन्हे वुलवा भेजा है। राजकुमार ने सरलता एवं विवम्नता से 
अपना परिचय दिया । राजकुमार की निष्कपटता से नरेश व प्रधान अत्यधिक प्रभा- 
वित हुए ओर उन्होने उनका यथोचित सत्कार किया । फिर जब चम्पा नरेश ने राज- 
घीय आभूषण उन्हे भेंट करना चाहा तो राजकुमार ने कहा कि वे आश्रुषणो को रहने 
दें बयोकि उसने अपना समग्र जीवन ही परोपकार के कार्य मे लगा रखा है। इससे 
राजकुमार के प्रति उनको श्रद्धा ओर बढ गई । कमलसेन को साथ में लेकर वे दोनों 
राजधानी की जोर रवाना हुए । 

सम्पा नगरी फे मार्गों से जब वे गुजर रहे थे तो कमलसेन उसकी शोभा एव 
नागरिकों की भद्गता से बहुत ही प्रभावित हुए । ननन्‍्दनवन में व सारे मार्ग में महा- 
राजा गुणसेन ने एक धब्द भी नहीं कहा तथा उनके मुखमण्डल पर आवश्यक हप॑- 
भाव भी नहीं घा--हसे राजकुमार ने महसूस किया और महल से जब महाराजा 
उठझरूर घले गए तो उन्होंने प्रधान के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी कि उसके इस 
स्वागत-सत्कार थे पीछे विशेष प्रयोजन क्या है ? कमलसेन ने सरल भाव से पूछा तो 
प्रधान भी उनी नाव से उनकी जिज्ञासा का उत्तर ढेने को तत्परता दिखाते हैं। दोना 
पे; घोच जो निष्कृपट भाव या, वह जैसे उन दोनो के अन्तर-हृदयों को जोड रहा था । 


२६ '. पावस-प्रवचन 


जहाँ छ्ल, वहाँ विकार 

वास्तव मे सरलता और भद्रता का अनुभाव न स्वयं अपनी आत्मा को 
गाह लादित बनाये रखता है, वल्कि उस अन्तर-आहलाद से जिस किसी का भी हृदय 
स्पर्श करता है, वह भी आनन्दित हुए बिना नही रहता । सरलता के ,सत्रोत से हो 
आनन्द की घारा फूटती है, क्योकि जहाँ कपट है, छल और छद॒म है, वहाँ हृदय मे 
राग-द्व प के विकार और अन्य पाप वृत्तियों का निवास भी बना रहता है। विकारों 
के डेरे मे भला आत्मानन्द का उद्गम ही कंसे हो सकता है ”? 


जीवन की और मानव जीवन की साथकता, इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति 
वाह्य एवं आन्तरिक क्षेत्रों मे निमित करने ,मे है कि हृदय की कपट-भावना एवं कुटि 
लता काट दी जाय और अपने प्रत्येक व्यवहार में-ऐसी सरलता समा दी जाय कि 
वह प्रभाविक बन जाय। हृदय का ऐसा सरल एवं विनम्र घरातल बनाकर जब 
भगवान्‌ ऋषभदेव को अपना सच्ष्चा स्वामी मान लेंगे एक उनके आदर्श, स्वरूप को 
समक्ष रखते हुए आत्म-साधना में निरत होगे तो अन्तिम लक्ष्त्र अधिक दूर नही रहेगा। 
तव एक दिच ज्योति में ज्योति की तरह निजात्म-स्वरूप भी परमात्म स्वरूप में लव 
लीन हो जायगा । आनन्द की इस अजरामर धारा मे यदि अवगाहन करना है तो 
उस धारा तक पहुँचने को महायात्रा का शुभारम्भ आज से ही कर दीजिए । इसमे को 
_ जाने वाली निष्कृपट पूजा का अच्तिम फल अवश्य ही श्रेष्ठत्तम एवं अद्वितीय होगा। 


लाल भवन ' 
। “८-७२ 


४८27 


7 जल 
& कमयुद्ध मे विजय 
ब्ज्ज्य्डाजटट्उकज वासख्य्क स्थ्त्जिह्स्ट्च्ड्स्चछि ध्िखिव्षा्स्क्लिव्यथिस्घ्लिस्ट्खय्ब्च्लिप्प्रस्ल्स्ण्घ््थ्ड्फ्खत 


“थ्रो जिन अजित नम जयकारी ४ 


आज हम प्रभु अभितनाथ की प्रार्थना का उच्चारण कर रहे हैं। नाम भिन्‍न 
है, स्वरप वही हैं । जो शक्ति भगवान्‌ ऋपभदेव की आत्मा में अभिव्यक्त हुई, उसी 
घक्ति वी धारिणी भगवाब्‌ अजितनायथ की सिद्धात्मा भी है। यह नाम अवध्य ही एक 
र्यर्पधील परिम्यिति एबं उसमे सफनता के भाव को प्रकट करता है। अजित अर्थात्‌ 
जिसयवोी कोर्ट जोत नहीं सके । अजित ऐसे है, जिन्होंने सवको जीत लिया है, जिनका 
कोए शत्रु नही रहा और जिनके सब प्राणी मित्र रुप हो चुके हैं। जिन्होंने त्तमस्त 
बाधाजा को जीतकर अपने विकास मार्ग को प्रशस्त वना लिया है, और जो उस 
वाघारहित मार्ग पर आत्मानन्द के माय गति करते हुए उसके अन्तिम छोर तक पहुंच 
गये--ऐसे है चरम आदर्थ को अपने आचरण से अभिव्यक्त करने वाले भगवान्‌ श्री 
अधितनाथ । 
अन्तर के शत्र ओ से संघर्ष 


मुक्तिकामी आत्मा को अवष्य ही ऐसे आदणं की जाकाक्षा रहती है | घत्रुओ 
पो जीतना ज्ञासान फाम नहीं होता और वे भी यदि वाहर के शश्न्‌ हो तो सस्व्रास्त्रो 
ये सेना को सहायता लो जा सकती है किन्तु ऊपने अन्तर में रहे हुए धन्तुओ को पर- 
पगा, सोगना, डासे लड़ना थौर उन पर विजय प्राप्त करना निस्मदेह अति दृष्कर 
णाय ऐ। कवि यो भावना इसी दिया में प्रकट हुई है-- 
“पंघडो निहालू रे दीजा जिन तणो, 
अजित अजित गुणघाम 
जे ते जेत्या ते मकझम जोनियो रे 
पुरप फिसयो सुन्ध नाम ।7 
जजित बनने छी निष्या लेकर जद कोई जात्मा उप्तन दिया दी जोर प्रस्दान 
परे दो पय-प्रय पर बाधाएँ उपस्थित होती हैं। कहा है--श्रे यासि वहु विध्वानि ; 


२८ पावस-प्रवचत्त 


अर्थात्‌ श्रेष्ठ कार्यों के सम्पादन मे ही बहुधा बिघ्न उपस्थित होते हैं। बुरे कार्य 
बेखटके पूरे हो सकते हैं, मगर अच्छे कामो मे तरह-तरह की बाधाए आ ही जाती 
है । एक प्रकार से इन बाधाओं का आना हितकारी भी है। जिसे पूरा युद्ध लडना है 
और उसमे आत्मा को गिराने वाले असख्य विकारों पर विजय प्राप्त करनी है तो 
ऐसे मह॒त्‌ कार्य के पहले बाधाएँ आए तो उनसे पुरुष का पुस्षा्थं ही जाग्रत होता है 
तथा उसके साहस व धैययं का अनुपात भी बढ जाता है । बाघाए एक रीति से उसको 
परीक्षा लेती हैं कि वह कार्यों के साथ संघर्ष करने के लिये आवश्यक आत्मशक्ति जुटा 
पाया है या नही ? 


भगवान्‌ अजितनाथ ने कमंग्रुद्ध मे विजय का मार्ग तो दिखा दिया है किन्तु 
जब तक यह पूव-निश्चय नही हो जाय कि आत्मा में उस मार्ग को खोज निकालने 
एवं उस पर स्थिरतापूर्वक चलने की शक्ति भी पैदा हो गई है या नही, तब तक कोई 
अजित-पथ का पथिक नही बन सकता है । 


यह कमंयुद्ध क्‍या है? आत्मा को किन-किन जात्र्‌ओं से लडना पडता है 
और उन शत्रुओं की शक्ति कसी है ? यदि आत्मा उनके साथ सफल संघ न कर 
सके तो उसकी कसी हानि हो सकती है तथा कर्मयुद्ध में विजय मिले तो उस विजय 
से आत्मा किस स्थान से कहाँ तक पहुँच जाती है ? अजित-पथ के पथिक बनने की 
इच्छा रखने वाली आत्मा को इन सारे प्रशनो के सही उत्तर खोज कर उन पर अति 
गंभीरतापूवंक विचार करना चाहिये । 


अजितनाथ प्रभु के सफल संघर्ष का मार्ग मुझे कैसे मिले---इसका ज्ञान और 
प्रयास प्रत्येक भवि आत्मा मे जागता चाहिये। इस मार्ग को खोजने के लिये भी 
अन्तर में आवश्यक गक्ति का सचय होना चाहिए। यह क्यो ? इसका कारण साफ 
है । ज्यो ही आत्म विकास की दिशा मे पग बढाया जाता है कि उस पग को असफल 
बनाने के लिये ससार मे ऐसे तत्त्व है जो दुनी शक्ति से आगे आकर टक्कर लेते हैं 
और विकासशील आत्मा का हौसला पस्त कर देना चाहते है। यह तो मानी हुई 
वात है कि जब मुकाबले की टक्कर होती है और उसमे जब एक व्यक्ति दूसरे से मात 
खा जाता है तो वह और तरीको से उस हार का बदला निकालने की कोशिश करता 
है। यह वाह्य जगत का तथ्य है किन्तु आन्तरिक आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से भी 
मनुष्य जत्र अजित-पथ की ओर मुडना चाहता है तो भगवान्‌ अजितनाथ से हार 
खाये हुए वे आत्मा के कर्म-शत्रु उस मनुष्य की आत्मा को दूने वेग से घेर लेते हैं, 
क्योकि वे अपनी उस हार को खीझ उस प्रकार से निकालने को तत्पर होते है। 

अभिप्राय यह है कि इस कर्म समूह एवं विकारो के वर्ग से युद्ध छेडने के पहले 
मुक्तिकामी आत्मा को इस अनुमान से पर्याप्त द्क्ति का सचय कर लेना चाहिये 
ताकि यह न हो कि जिन शत्रुओं को अजितनाथ ने जीत लिया, वे शत्र्‌ उस आत्मा 


कर्मयुद्ध में विजय रे 


को जीत लें याने कि उन घत्र ओ की घातक शक्ति के सामने आत्मा प्रारम्भ में ही 
परास्त हो जाय । प्रार्थना के रुप में भक्त कहता है कि हे भगवान्‌ | जिन घझत्रओ को 
आपने परास्त कर दिया, वे अपनी हार से खीज्च कर सारे ससार में इधर-उघर 
परिश्रमण कर रहे ये और ज्यों ही में आपके बताये मार्ग पर आगे बढने लगा तो 
उन्होंने मेरे चारो ओर घेरा डाल दिया तथा मुझे वे परास्त करना चाहते हैं। इसलिये 


मैं अपने पुरुषार्थ-पराक्रम को यदि इस अवसर पर प्रकट नहीं कर सकू तो मेरा पुरुष 
नाम फंसे रहेगा ? 


पुरुषत्व का सच्चा अभिमान 


पुरप का यह पुरुपत््व्भी समझने लायक तत्त्व है। अधिकाश लोग अपने 
आपको पुरुपत्व के अभिमान में रखकर चलते है लेकिन वह पुरुपपने का अभिमान 
किसके विपय में ? क्या सिर्फ हाँ तु की वातो में मूछें तानने और निर्वल को सताने 
में ? अथवा मसार की दौलत वटोरने व भोग-विलास को सामग्री एकत्रित करने मे ? 
यदि इन अहभावी एवं स्वार्थी कार्यो तथा दूसरों के अधिकार हडपने की क्रुचेष्टा में 
किसी ते अपने पुरुपत््व को काम में लिया तो वस्तुत वह पुरुषत््व की अवस्था नहीं 
बल्कि प्रकारान्तर से कायर अवस्था की ही स्थिति होती है। अगर वह पुरुष नाम 
घराता है और अपने मन में पुरुपत्व का गौरव महसूस करता है तो उसे इस आन्त- 
रिक युद्ध मे अपने विध्षिप्ट पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहिये । 


एसी विधिष्ट पराक्रम की सहायता से ही भागे के कर्मयुद्ध में अन्तिम विजय 
प्राप्त को जा सवाती है । बिन्तु इस विशिष्ट पराक्रम का प्रदर्शेव तभी सभव बनता 
है, जब पहले से ही ऐसी पवकी तैयारी की जाय कि उस तंयारी को देखते ही श्षत्र 
दूर से ही भाग सड़े हो | ये घत्र्‌ बाहर नहीं होते वल्कि अपने ही भीतर रहते हैं 
और ज्ात्मा के सदभावों का हास करने की ताक में ताफा-न्लॉकी करते हैं। कोई 
पुरप आपके सामने जपना हाथ उठाकर छुछ तेजी की वात करे तो वाह्म रूप से 
भाप गही समझते है कि यह हाथ उठाने वाला मेरा शत्र्‌ है जौर उससे उसकी हरकत 


पा बदला सेने फी झोशिश करते हैँ | परन्तु जाप अपने असली शत्र को तुरन्त नहीं 
समयते ऐ । 


इवान और सिह स्दभादी प्राणी 


संसार मे दो प्रकार के प्राणी दिशा देने हैं--एक तो ध्यान स्वभाव के तथा 

दूसरे सिए स्थनाय के । जाप जानते है, कुत्ता जिस मोहल्ने मे रहता है, वहाँ दनरे 
एृत्त के जाने छो पसन्‍रर नही गारता। यह भान उसमे नहीं होता कि मेरी तरह यह 
पता भी “सी ने दिसी पर से रोटी पा लेगा तो उसमे मेरा क्या नुकसान है ? 
इत का एसा यह र्ूनाद अगानपूर्ण होता है और बह सिर्फ क्षपने ही स्वार्थ को 


३० पावस-अवच्नन 


देखता है | शत्र समझने मे भी उसका भ्रमपूर्ण स्वभाव होता है । कोई उस पर डण्डा 
फैके तो वह गुस्से मे आकर उस डण्डे को ही दाँतो से पकडता है, काटता है और उसे 
ही अपना शत्र समझता है | 


दूसरी ओर सिंह का स्वभाव उससे भिन्‍न होता है। वह विकट वन मे रहते 
हुए भी निर्भयतापु्वंक विचरण करता है । उसकी चाल में एक आकषंक मस्ती होती 
है । वह वनराज कहलाता है, फिर भी उस वन में अन्य कोई भी पशु आए और रहे 
तो उससे सिंह को कोई आपत्ति नहीं होती | कोई आए या जाए--उसका तटस्थ 
भाव होता है । अपनी भूख मिटाने के अलावा वह हर किसी को कभी भी सताने का 
प्रयास नही करता है। कभी किसी शिकारी ने अगर गोली चलाई तो वह उसका 
बदला भी लेता है, मगर कुत्ते की तरह उस गोली को अपने दाँतो से नहीं पकडता, 
वल्कि विजली की सी गति से गोली चलाने वाले पर सीधा आक्रमण करता है । 


इवान एवं सिंह स्वभाव, की तुलना में सही वस्तुस्थिति को समझकर असली 
शत्र को पहिचानने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । इस एकदेशीय रूपक से स्वभाव 
की स्थिति को पकडना_ है। सिंह की विशेष योग्यता. उसकी तीत्र शक्ति के रूप मे 
होती है। उसमे शक्ति अधिक होती है तथा वह अपना सीधा वार अपने असली शत्र्‌ 
पर करता है । कुत्ता बकवासी ज्यादा मगर कम ताकत वाला होता है तथा अपने असली 
शत्र को भी पहिचान नही पाता है। प्रत्येक मनुष्य को.भी इस. संदर्भ में अपने स्वभाव 
की पहिचान करनी चाहिये कि वह इवान से मेल खाता है अथवा सिह से । और यदि 
इवान से मेल खाता है तो उसे अपने लिये अयोग्य समझ कर सिंह स्वभाव की ओर 
मुडने का कठिन प्रयास करना चाहिये । 


इवान स्वभाव वाले मनुष्य अधिकतर जो अन्य व्यक्ति उन पर आक्रमण करता 

है उसे ही अपना शत्रु मानकर उसके साथ प्रतिहिसा पर उतारू हो जाते हैं । किन्तु . 
सिंह स्वभाव के भनुष्य ऐसा नही करके ऐसे मामलों मे अपने असली जत्र का पता 
लगाते है और उन पर विजय प्राप्त करने का यत्न करते हैं। आक्रमण करने वाले की 
वे असली शत्र, नही मानते, वल्कि असली शत्रु को वे अपने ही अन्तर में खोजते है। 
सिंह स्वभावी यही सोचता है कि यदि मेरी आत्मा का पतन करने वाला कोई वात्र्‌ 
है तो वह शत्र्‌ काम, कोब, मद, मत्सर, तृष्णा आदि के रूप मे मेरे ही अन्तर मे 
वैठा हुआ है जो मेरे जीवन को संसार की गली-बीघधियो मे भटका रहा है और मेरी 
आत्मा को पल-पल में पछाड कर निस्तेज वना रहा है। अनादि काल से मैंने इस 
शत्रु का पोषण करके अपने ही घर को जलाया है। यह सोचते हुए वह समझता है 

कि जिन व्यक्तियो ने मेरे साथ कुछ व॒रा वर्ताव किया तो मैंने यह सोचने का कष्ट - 
नही किया कि वेचारे उस घरीर की क्या हैसियत, जो वह मेरा बुरा कर सकता । 
5 तो मेरे अपने ही कर्मों का उदय था जिसके कारण मुझे उसके हाथो कष्ट उठाना 


फर्मयुद्ध में विजय ३९ 


पड रहा है। दूसरे, उस घरीर के अन्दर रहने वाली जो बात्मा है और वह आत्मा 
भी अपने स्वभाव की दृष्टि से सिंह के समान प्रकृति वाली है किन्तु आत्मा को मलिन 
बनाने वाले तथा उसको श्वान स्वभाव में घकेलने वाले काम, क्रोघादि विकार रूप 
धप्त, है, जिन्होंने उस आत्मा को वेभान बना दिया और उसने मेरा बुरा करने की 
चेप्टा की । वह आत्मा अपने शत्रु के अधीन होकर श्र के निर्देश से मेरे साथ शत्रुता 
कर रही है अत उसके लिये उससे बुरा नहीं मानना चाहिए ! 


सिह स्वभाव वालो की यह भावना राग-द्वेप की कलुपिता को मिटा देती 
£ तथा हिसा के विरुद्ध प्रतिहिसा को दुर्भावना को समाप्त कर देती है। वे कुत्ते की 
तरह उण्डे को अपने दाँतो से नहीं पकडते बल्कि अपनी कठोर साधना के तोब्र वेग से 
मनान पर बेठे शिकारी पर करारा वार करते है। जब सिंह अपने शिकारी पर वार 
करना है तो पूरी तरह नन्नद्ध होकर तथा अपनी सम्पूण घक्ति के साथ उस पर झप- 
टता है । उस तेज झ्पाटे से शिकारी का वच जाना आसान नही होता । ऐसे ही_ 
तेज प्पादे के लिये विकासधील आत्मा को अपनी घनी आन्तरिक शक्ति का सचय 
करना होता हैं कि वासनाओं के शत्रु आत्मा के उग्र प्रहार से वच न सरक॑, वल्कि 
यह सचय तो उस सीमा तक अधिकतम होना चाहिये कि ये भन्‌, आत्मणक्ति पर 
प्रहार फरने का दुस्‍्माहस ही न कर सके। यह सचय जितना अधिक सथक्त होगा, 
काम, फ्रोघादि विकार आत्म प्रदेशों मे प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे । 


फर्मयुद्ध के फई मोचचे 


कम रूपी एन घन्त जो से उस प्रकार कई मोर्चो पर आत्मा को युद्ध करना 
पटता है । इन शन्र ओ को पराजित करने फा सरल मार्ग ही यह है कि सयम, तप 
और पर्म फे साधनों से स्वय फी आत्मा पर ही ऐसा सफल नियन्त्रण प्राप्त कर लिया 
जाय कि वे दर उस आात्मा पर न तो अपना कोई दुष्प्रभाव डाल सके और न ही 
उस पर अपना फोई सचोट आक्रमण कर सर्के। जैसे इस शरोर के लिये क्षय रोग 
ऐोता है ओर क्षय रोग के फीटाणओ से लडने के लिये औपधि-विज्ञान करे क्षेत्र मे 
प्यक्तिगत रुप में एव सामूहिक रूप से कई वाठोर प्रयास किये जाते हैं तथा कीटाणओं 
फो वेधसर बनाया जाता है। उसी प्रकार ये कर्म पुद्गल आत्मा के लिये क्षय रोग 
के समान हैं जो निरन्तर जात्मा फे शुद्ध स्वध्प का क्षय करते रहते हैं। जत इन 
पर्म पुरंगलो को प्रभावटोद बनाने बे लिये आत्मा को बहुत वडी और लम्बी लडाई 
ए्ड्नो ऐोती है। 
जात्मा को लगा एज यह क्षय रोग इसके केवल एक जन्म को ही क्षत-विक्षत 
नही बनाता अपितु कनादि छाल से आत्मा के सम्पूर्ण स्वस्प को क्षत-विक्षत बनाता 
वादा रशा रै और जब तक जागृति नही जाएगी तद तक एसे छत-विश्नत बनाता 
ह| घजा जायगा । यह झान्तरिक क्षय रोग अति भयावह है तथा यह जन्म-जन्मान्तरो 


३२ पावस-प्रवचन 


तक आत्मा को रोग ग्रस्त वनाये ही रखता है। इस क्षय रोग के मूल कीटाणु हैं-- 
काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा आदि तथा उनसे पनपने वाले राग-द्व प वगरा। 
ये कीटाणु व्यक्ति के मन में वाह्य घटनाओ के आधार पर प्रवेश करते है तथा अन्तर 
की भावनाओ को तत्काल ही आन्दोलित बना डालते है। कोई व्यक्ति कितना ही 
शात बेठा हो लेकिन आप देखेंगे कि सामने क्रोधावस्था में कोई दूसरा व्यक्ति भषाता है 


तो वह भी क्रोध से तमतमा उठेगा। वह शान्त नही रह पायेगा और उसके भीतर 
भी उत्तेजना आ जायगी । 


क्रोध का विनाशक प्रभाव 


यह उत्तेजना क्यो और कंसे आ जाती है ? क्रोध के जो एक प्रकार के पर- 
माणु होते हैं, वे एक पिड रूप होते है। वह एक स्कव होता है । जिस मनुष्य के 
भीतर ऐसे विभिन्‍न स्कथ पनपते हैं, वे उस मनुष्य के शरीर, मन और आत्म प्रदेशो 
को जजरित बना डालते है--इतने जजंरित कि ज॑से विना रक्त और मास के एक 
नरदेह ककाल मात्र रह जाती है। शरीर के प्रत्येक अगरोपाग से ये स्कव भयकर 
दुर्दशा करके बाहर निकलते है । कहते है कि विज्ञान भी इस दिज्ला मे खोज कर रहा 
है तथा इतना पता लगा लिया गया है कि कोधादि के ये परमाणु झान्त व्यक्ति पर 
किस प्रकार आक्रमण करते है तथा यदि उस व्यक्ति की सहनशीलता आदि के रूप मे 


अपनी पक्की तैयारी न हो तो क्रिस प्रकार उसे जलाते हैं ? इन परमाणुओ के किरण 
चित्र भी लिये गये बताये जाते है । 


कल्पना करें कि एक तरफ घासलेट पडा हुआ है, स्पिरिट की बोतल भी 
पडी है तथा दूसरी तरफ आग की चिंगारी सुलग रही है। स्पिरिट, घासलेट भौर 
चिगारी का स्वभाव ऐसा है कि वे आपस मे एक-दूसरे को समीप आने पर जल्दी से 
जल्दी पकडते है । चिगारी का ससर्ग मिलते ही घासलेट-स्पिरिट भडक़ उठता है! 
इसी प्रकार से वर्तमान जीवन पर काम-क्रोधादि आच्तरिक शत्रु ओ का आक्रमण एक 
दूसरे पर हुआ करता है ओर जिसके भीतर यह शत्र अत्यधिक सशक्त है तो समझिये 
कि उसके अन्तर मे घुू-ध्रृू करके आग जल रही है और विकारो की लगाई यह ऐसी 
आग होती है जो आत्मा की अच्छाइयो को जलाती ही जाती है तथा वुराइयो की 
कालिख से आत्मा के स्वरूप को कलकित वनाती जाती है। 


इस आत्तरिक क्षय रोग की भी ज्ञारीरिक क्षय रोग की तरह विभिन्न श्रेणियाँ 
होती हैं। शुरू की श्रेणी मे विकारो का बहुत ही कम जोर होता है और उस समय 
ही यदि आत्मा मे सतकंता पैदा हो जाय तो अल्पशक्ति के साथ प्रारम्भ में ही उन 
कीटाणुओ को सहज ही में नष्ट किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी मे टक्कर फिर वरा- 
वरी को हो जाती है। कभी औपधियाँ कीटाणुओ को दबा देती हैं तो कभी कीठाणु 
आषधियो को बेअसर कर देते है- और काफो प्रभावकारक “होने पर ही औषधियाँ 


कमेयुद्ध मे विजय ३३ 


उन कीटाणुओ को नष्ट कर पाती है। किन्तु तीसरी श्रेणी मे जब यह आन्तरिक क्षय- 
रोग भी पहुँच जाता है तो फिर यह एक अति दुष्कर कार्य वन जाता है कि औषप- 
घियाँ अति सशक्त बने उन कीटाणुओं को नष्ट कर सकें । अधिकतर तो ये कोटाणु 
आत्मशक्ति का दमन करके उस क्षय रोग से इस कदर ग्रस्त और पीडित वना 
देते है कि अनन्त काल तक उसका पुन स्वस्थ हो पाना अति कठिन हो जाता है। 


यह क्षय भी छूत का रोग होता है । जो भी इस रोगी के सम्पर्क में आता है, 
वह भी इस क्षय रोग से आकान्त हुए बिना नही रहता । आप देखेंगे कि एक क्रोबी 
व्यक्ति के पास कोई रहता है तो वह भी क्रोधी वन जाता है। एक वच्चे को किसी 
क्रोधी व्यक्ति के पास छोड दीजिये तो कुछ समय के वाद ही देखने को मिलेगा कि 
उस फ्रोघी व्यक्ति का जैसा क्र गौर कठोर स्वभाव है, वैसा ही उस बच्चे का भी 
स्वभाव ढल जायगा । आगे चल कर उसको प्रकृति पर नियन्त्रण करना भी कठिन 
हो जायगा। कारण, क्रोध के कीटाण उस पर अपना ऐसा कुप्रभाव छोड देंगे कि 
उससे मुक्त होने मे एक जटिल सघपं के अलावा और कोई चारा नही रह जायगा । 
इसके विपरीत, उसी वच्चे को एक सरल एवं नम्र स्वभावी सज्जन पुरुष के 
सान्निध्य मे रख दें तो वह बच्चा भी शान्‍्त, गम्भीर, धर्यवान्‌, वुद्धिशाली एवं 
प्रतिभानम्पन्न हो जायगा | यह सगति-जन्य परिस्थिति तो प्रत्यक्ष मे देखने को 
मिलती है। 


असली शत्रुओं की पहिचान 


तो में यह वता रहा हैँ कि राग-द्व प, काम-क्रीध आदि ये आन्तरिक शझत्र 
ही वान्‍्तविक एव असली क्षत्र, है तथा सिह स्वभावी पुरुष इन असली शत्रुओं को 
पहिचान कर सीधा इन पर ही आतन्रमण करते हैं तथा इनके साथ युद्ध में अपने 
अमित घौय्य॑ का प्रददन करते हुए क्षन्तिम विजय प्राप्त करके अजितनाथ भगवान्‌ 
पी तरह अजित वन जाते है । जब तक मनुष्प इन छात्र ओ के पजे के नीचे दवता 
रहता है और अपने को अशक्त बनाकर इन शत्रुओं के अधीन चलने लगता है तो 
पे ज्स पर ज्यादा से ज्यादा हावी होने लगते हैं। जब तक वह इन्हे वाहर 
नियालने व आगे से नहीं अपनाने का कठिव अभियान नही छेडता तव तक ये अपना 
पैरा उते रहते है । जब ऐसा कठिव अभियान सफल धनने लगता है तव इन विकारों 
पी चिगारी भाग बनने के पहले ही वाहर नप्ट हो जाती है । 


एस जनियान को आरम्भ करने और सफल बनाने में मूल तत्त्व होता है 
पर्याय पौर पराप्रम | साहस और पुरपार्थ को जगाये बिना कोई भी युद्ध लडा नहीं 
जे जता है बल्कि कोई भी युद्ध इनवे बिना जीता तो जा ही नहीं सकता है। इसके 
लिये यनी शवित को जागूव करना और पराहमिश बनना कि मैं पुरप हैँ तथा अपने 
परस्पर से मु्से कमयुद्ध में विजय प्राप्य करमा है--एक भवि आत्मा के लिये सावश्यलू 


कर 


३४ / पीवस-प्रवचन 


है । वह आत्मा तब दास वृत्ति से स्वामी वृत्ति की ओर आगे बढती है । जो बव 
तक विकारो की दास थी अब वह विकारो पर शासन करने लगती है । अन्तर उद्बुद्ध 
बनता है और अपने आप को राजा मानने लगता है। यह राजा भाव ही आात्मा को 
स्वामी बनने की अवस्था मे पहुंचाता हैं । 


किन्तु स्वय आत्मा का स्वामी वन जाना--अजितनाथ भगवान्‌ के स्वस्प 
के समकक्ष हो जाना तत्काल सम्भव नही होता हैं। आप जानते हैं कि मेडिकल 
कॉलेज मे प्रवेश लेने वाला छात्र एक दिन में ही डाक्टर नही वन जाता है । निरन्तर 
अध्ययन, अभ्यास एवं अध्यवसाय से ही कालान्तर में वह कुशल चिकित्सक वन पाता 
है, उसी तरह कमंयुद्ध मे कुशल योद्धा एवं निश्चित विजेता बनने के लिये 
आत्मा को भी कठिन साधना की विभिन्‍न श्रेणियों में से गुजर कर मजिल तक 
पहुँचता हीता है । 


मूल बात इस कारण यह मानी जायगी कि आप आत्मा के इन असली 
शनत्रुओ--क्षयकारक कीटाणुओ को भली-भाँति पहिचाने और अपनी सम्पूर्ण सचित 
आतरिक शक्ति के साथ उन पर काक्रमण कर दें। इस युद्ध मे त्याग और वलिदान के 
ऐसे ऊचे स्तर पर आरूढ हो कि आप भी एक दिन अजित बन जायें। 


कमलसेन को कमल-दव॒त्ति 


राजकुमार कमलसेन भी वास्तव मे कमल जैसा था जो विकारी वातावरण 
मे रहते हुए भी अपने आत्मिक सुस्वास्थ्य को श्रेष्ठ रूप मे बनाये हुए था। अपनी 
तरुणाई मे भी वह विकारो का दास नही बना था, बल्कि राजा की तरह उन पर अपना 
अनुशासन चलाता था। राजकुमार ने प्रधान मतिवर्धन के समक्ष अपनी जिज्ञासा 
और अधिक स्पष्ट की कि आपने महाराजा गुणसेन के समक्ष मुझे जिस प्रकार सम्बो- 
घितत किया उससे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे कहा हो कि मैं ही इस राज्य का स्वामी 
बनू --ईसका अन्तेरहस्य क्या है ? एक म्यात भे दो तलवार रखने जैसी यह बात 
आपने क्या कही, जिसका समाधान पाने के लिए मैं व्यग्र हो रहा हूँ । 


प्रधान ने विस्तार से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और उसका श्रीगणेश 
चम्पा नगरो के पूवंशासक श्रीकेतु महाराजा के जीवन से किया जिनकी महारानी 
वेजयन्ती उनकी सभी क्षेत्रों मे आदर्श जीवन सगिनी के रूप मे थी।॥ दोनो परस्पर 
धर्म चर्चा करते रहते थे। एक दिन चर्चा मे महाराजा ने पूछ लिया कि क्‍या इस 
नगरी मे ऐसे पवित्र आत्तरिक जीवन वाला कोई व्यक्ति मौजूद भी है। तभी एक 
चतुर व्यक्ति ने सभा मे खडे होकर कहा कि ऐसा व्यक्ति इसी नगरी मे है। वह 


विणयधघर नाम का एक आत्माभिमुखी व्यक्ति है। उसके भी चार धमंपरायणा 
सेठानियाँ हैं । 
) 


समंयुद्ध मे विजय ३५ 

यहाँ पर इस सत्य को भी समझ लीजिये कि किसी मनुष्य को महान्‌ बनाने 
में उसकी अपनी साधना तो मुख्य सप में होती हो है किन्तु ससार पक्ष में परिवार 
एव माता-पिता के संस्क्रार भी प्रमुख होते हैं। उसके वाद जीवन सगिनी के रूप 
में धर्मपत्नी का विशिष्ट महत्त्व होता है । यदि पुरुष अपनी धम्मंपत्नी की सच्ची धर्मे- 
सहायिय्ा के रूप मे ले और उसकी नेक सलाह को मानते हुए गृहस्थी को चलाये 
तो वह एक आदर्श गृहस्थ एवं आदर्श नागरिक वन सकता है तथा वह पुरुष यदि 
राजकीय पद पर है तो उससे उसका व्यक्तित्व चमत्कारपूर्ण वन जाता है। 


निर्णायक युद्ध और विजय 


अजितनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना का प्रभाव यह होना चाहिये कि मनुष्य 
ग़हस्थाश्नम में रहे तव भी अपने अन्तर के अरियो को समज्ने गौर उनसे लडे तथा 
गृरस्थालम छोद कर साधु अवस्था में आये तब तो यह युद्ध अधिक उग्र और अधिक 
निर्णायक वन जाना चाहिये। जीवन जीने के लिये है किन्तु कायर और कलकित 
बने रहफर नही । कायरता से तो मृत्यु ही अच्छी किन्तु मृत्यु को कोई चाहता नही 
भौर चाएना चाहिये भी नही, जब वह मृत्यु विकारो के हाथो आत्मिक सदगुणो की हो 
रही हो । एपलिये विकारों से निरन्तर सघय॑ तथा उस कर्मयुद्ध मे विजय विकासशील 
घीयन ही प्रमुय सक्रिय जावाक्षा होनी चाहिये । 


वाल भवन 
२२-८-७२ 


“:पप्स्डिलए> 


कक काम-जय से ग्रात्म-जय 


ध्ध्य्श्श्श्ध्य्य्ध्श्व्ध्य्व्स्ध्ग्च्य्य्श््लध्य्य््म्ण्ध्य्श््भ्य्व्य्य्य्य्ब्ध्य््य्ख्य्ण्ह्थ्य्ख्म्छ रड्ख्स्स्ड &डडर 


“अजित अजित गुणघाम'” ० कर 


भगवान्‌ अजितनाथ के लिये प्रार्थना की पक्तियो मे 'अजित अजित ग्रुणघाम 
कहा गया है जिसका अर्थ है कि उन्होने अपने कर्म शत्रुओ को तो पूर्ण रूप से पराजित 
किया ही है किन्तु यह नकारात्मक स्थिति मात्र उनके साथ मे नही है। विकारा पर 
विजय प्राप्त करके उन्होने स्वीकारात्मक भूमिका का भी इतना पुष्ट निर्माण किया 
कि वे गुणघाम अर्थात्‌ महान्‌ आत्मिक सद्गुणो के तीर्थ रूप भी बन गये। घर मे से 
आप मैला, कूडा-करकट बगैरा साफ कर ले तो स्वच्छता आ जायगी किन्तु उसके वाद 
यदि उसको उचित साज-सज्जा से सज्जित नही किया जा सकेगा तो उसमे वाछित 
शोभा की स्थिति नही बनेगी । विकारो का मैला साफ कर लेने के बाद ग्रुणों की 
श्रेष्ठता से जिन्होंने अपनी आत्मा को पूर्णहप से सजाया है, उन अजितनाथ श्रभु की 
ज्ञान, दर्शन एवं चारित्य की शोभा अद्वितीय प्रतीत होती है । 


वास्तविक शोभा का निवास आचन्तरिक विकास में होता है। जो निष्ठावान्‌ 
पुरुष अजितनाथ जी के अजित-पथ पर चलना चाहते है, उन्हे पहले आन्तरिक शुद्धि 
की स्थिति पर विचार करना पडेगा तथा उस शुद्धि के साथ-साथ विकारों से जिन 
अशो मे मुक्ति मिलती जायगी, उतने पराक्रमपूर्वक आत्मिक गुणो को ग्रहण करने को 
मनोवृत्ति परिपक्व बनती जायगी । इस पथ पर अग्रसर होने के लिये पहले चिन्तन का 
अभ्यास करना होगा । चिन्तन की सहायता से ही यह अनुभव किया जा सकेगा कि 
आत्मा विकारो की कंसी-कंसी अशुद्धियो मे लिप्त है तथा उनसे छुटकारा कैसे पाया 
जा सकेगा । 


चिन्तव और आत्म-विकास 


चिन्तन का क्रम जितना सुलझता जायगा और स्पष्ट होता जायगा, त्यो-त्यो 
आत्मिक विकास की पृष्ठभूमि स्पष्ट दिशा सकेतक बनती जायगी। चिन्तन की धारा 
» जब निदिचत दिशा में बिना किसी भ्रान्ति के बहने लगती है तो वह घारा फिर वाणी 


नर 


३७ 
कआाम-जय से वबात्म-जय 


में फ्टती है। चिन्तन में जब भगवान्‌ अजितनाथ का ध्यान किया एवं उनके परम 
आदर स्वरूप पर विचार किया तो वह चिन्तन आत्मविश्वास के साथ घुल-मिलकर 
जब वाणी में पर्टिवत्तित होता है तो वचनों से भी भगवान्‌ की गुणयाथा की जाती है। 
मन, वचन से पृष्ट होकर वह विचार ओर वचन जत्र कार्यरूप मे उतरते हैं तो 
निश्चित रुप मे वहाँ से आत्मा की विकास-यात्रा प्रारम्भ ही जाती है। 


मन, वचन तथा कर्म की एकरूपता एवं हृढता के साथ जब मनुष्य अपने 
शत्म-जय के मांग पर प्रयाण करता है तो उसके अन्तर में अमित साहस, स्फूति जन 
इत्याट छाया हुआ रहता है । किन्तु कहावत है कि जो कार्य जितना महान होगा, 
उसमे आपत्तियाँ भी उतनी ही डिगाने के लिए आयेगी । सीने ही को तपाने के लिये 
क्षाग मे डाना जाता है, पीतल को नहीं और जब सोना तपकर खरा सावित होता है 
तो उमयी वह प्रदीन्‍्त शोमा भी दर्भनीय वन जाती है । इस शोसा को प्राप्त करने 
के पहले सोने वो अग्नि की भयकर ऊप्मा भे से होकर गुजरना पडता हे--इस 
व्यावहारिक तथ्य की कभी भुलाया नहीं जाना चाहिये । 


विकारों की जब प्रवलता होती है ती आत्मा की चेतना एवं उसके सद्गुण 
छिपे रहते है तथा उनका जो सुप्रभाव अपने एवं समाज के जीवन पर पडवा चाहिये, 
यह प्रकट नहीं हो पाता है । आप अनुभव करते होंगे कि प्रभात काल मे सारा ससार 
सूर्य किरणों की लालिमामय आभा का अभिलायी होता है किन्तु यदि उस समय सारे 
आावाद में काले चादल छाये हुए हो तो प्रकाश पुज सूर्य की किरणें क्या वाहर था 
भफेगी ? कितने ही प्रयत्त के वावजूद भी उस समय कोई ,सूर्य किरणो की उत्त सु- 
डघनीय रक्ताभा फो अपनी आँखों से देख नही पाता है। बेसे ही इस अन्त.करण के 
भीतर सदयुण रूपी सूर्य को जब आभा छिटकने को होत्ती है तभी विविध विकारों के 
गाले बाएइल उसको पेर कर ढक लेते है । इस प्रकाश को जात्मा की चेतना के रूप में 
देशियि--तव आप महसूस करेंगे कि ये विकार आत्मा के मु पर आधात करते हैं 
भर इे सद॑य अन्धवार में ही पटो रहने देना चाहते हैं। यही आत्म-विस्मृति की 
श्यिति ऐोती है--जब प्रकाश दूमर वन जाता है। 

काम--अआत्म-विस्मृति का प्रमुख कारण 

शात्म-विस्मृति का सभी विविध विकारों से सबसे वडा कारण होता है काम । 
व म्देव थे श्प में मानगर भी अन्य दिचारवों ने इसे सयमित्त विकास का सबसे 
उषा रोष माना है। वाम या प्रभाव भो सारे ससार मे प्रयाहठ रूप ने सर्वव्यापक 
एगा ६ छोर इ्सोहिये जो शार को जीत लेता है उसे महादेव माना जाता है। काम 
हब तर धागा यो दाने सपा है त्द तर उसको विस्मृति की अवस्था भी बरावर 
पाक री है । इस दिम्भूति ने उद्धरता भी किन होता है पौर उबरने का संकल्प 
एए “ने पे छाए शाम-जुय इरना तो अति कहिन माना गया है। जो काम-डत्र_ 


'२८ पावस-प्रवचत्र 


पर जीत हासिल कर लेता है तो दूसरे विकार-शत्र्‌ तो स्वयमेव ही परास्त होः 
जाते है। 


काम रूपी काला बादल जब आत्म सूर्य को घेर कर छिपाये रखता है तो 
काला बादल ती घनघोर रूप मे दिखाई देता है | मगर सूर्य का स्वरूप दिखाई तक नही 
देता--उसे समझना और उसके प्रकाश को आत्मसात्‌ करना तो आगे की वात होती 
है । कामरूपी बादलो का कोहरा इस तरह छाया हुआ रहता है कि चेतना गुणों की 
किरणे अहृद्य ही बनी रहती हैं। आत्म (वकास की अभिलापा रखने वाले को जब 
इन किरणों का दर्शन नही होता तो उसकी अन्तर की भावना इसके लिये व्यग्र बनने 
लगती है कि वह अजित प्रभु के मार्ग पर चलकर आन्तरिक जीवन के ग्रुणो के दर्शन 
करे । यह व्यग्रता जितनी अधिक तीतब्र बनती है उत्तना ही काम के काले वादलो से 
संघ करने का उत्साह अभिदृद्ध होता है तथा सूर्य के पूर्ण स्वरूप को प्रकाशित करने 
के लिये उस आत्मा का संकल्प हृढ और अटल बन जाता है । 


किन्तु जब तक आत्मा मे ऐसी गहरी जाग्रति उत्पन्न नही हो जाती तब तक 
तो काम का रूप ही आत्मा की विचारणा और जीवन के व्यवहार मे छाया रहता 
है । वह व्यक्ति काम का ,रूप ही देखता है, आत्मा का स्वरूप नही देख पाता। 
वास्तविकता यह है कि यह आत्म-स्वरूप इन चर्म नेत्रो को दिख सके--यह सम्भव 
भी नही है। स्थुल पदार्थों को ये नेत्र देख पाते हैं, किन्तु आत्मस्वरूप का दर्शन इन 
चमडे की आँखों का वस्तु-विषय नही है। भगवान्‌ अजितनाथ के पथ को देखने और 
उनके स्वरूप को अपनी आत्मा के दर्पण मे अवलोकन करने का काम ज्ञान-चक्षुओ 
का है। अन्तर का उत्साह अन्तर का विषय है जो अन्तर को जगाने से ही प्रस्फुटित 
हो सकता है। इन ज्ञान चक्ष ओ को हृदय के नेत्र कहिये अथवा अन्त करण की ज्योति, 
किन्तु इन्ही की सहायता से सूक्ष्म अजित-पथ के दर्शन हो सकते है । 


अन्त करण की इस ज्योति को प्रज्वलित करने एवं इस ज्योति की रक्षा करने 

की सफल स्थिति तभी बनती है जब जीवन मे पुरुषार्थ प्रबल बनता है। यह ज्योति 

_निरन्त र समान रूप से प्रकाशित रहे और अधिक रूप से प्रकाशित होती रहे तो आगे 
बढते रहने का मार्ग निप्कटक होता जाता है। किन्तु इस अन्तर्ज्योति को बुझा देने 

को सर्वाधिक आतुर विकार होता है--काम, जो बार-बार विषय वासना के तेज 

अन्धड चलाता रहता है। जहाँ पर आत्मा की जरा सी भी जागरूकता कम हो तो 

उस अन्धड में वह ज्योति तेजहीन हो सकती है या बुझ सकती है। एक भद्रतारी 

जिस प्रकार अपने आँचल से दीपक की रक्षा करती है और उसे बुझने नही देती, उसी 

परवाह और पुरुषार्थ से इस अन्तर्ज्योति की रक्षा वाछनीय होती है । कामरूपी भय- 

कर शत्र्‌ का मुकाबिला साहसपूर्ण पुरुषाथे के बल से ही सफलतापूर्वक किया जा 

झकता है | जीवन में निद्चत स्वीकृति एवं अनुभूति के साथ जब माना जाय कि 


३९ 
दाम-जय से आत्म-जय 


; आत्मशक्ति की सनन्‍्तद्धता 
कामरूपी शप्न, से सफल सघर्ष करना है वो उसके अनुहप आर कीस 
भी होनी चाहिये । 
आत्मशक्ति से काम कटगा 


साहम का संचार इस विचार के साथ प्रसारित होना चाहिये कि यह कस 
मपी श्र कोई स्थायी आधार नही रखता--गहरी आस्था और हढ चारिश्य के शु 
ए्से पछ्ठाठा जा सकता है । एक तेज झटका दो तो यह काम बिखर कर टूट जायगा । 
पैसा भी बादल सूर्य के सामने आ जाये किन्तु अन्ततोगला उसे चहाँ से जरूर हटना ही 
पढ़ना है। सूर्य के तेज प्रकाण को सदेव के लिये छिपाये हुए नहीं रखा जा सकता है । 
सूर्य का प्रकाण जब पुरुषार्य के साथ उग्र बनता है तो गहरे से गहरे वादल भी छेटने 
लगते हैं। फिर काम ही की ऐसी कौत-सी अपराजेय शक्ति है कि वह आत्म-चेतना की 
तेजस्थिता से परास्त न किया जा सके । साहसपूर्ण इस विचार के साथ जब कार्य की 


पक्ति विकसित होगी तो काम का दुष्प्रभाव ताश के महल की तरह देखते-देखते 
समाप्त होने लग जायगा | 


कामदेव को जीतना आत्म शक्ति की प्रवलता से ही संभव हो सकता है ) एक 
बार ज्यों ही वादलो का छेंटना शुरू होता है, वे छेंटते चले जाते हैं और तब मध्याह्न 
बा सूर्य ऐसा तपता है कि उसका प्रकाश तव सारे ससार का जीवनपूर्ण सागदशेंक 
हो जाता है। पस्तुत देखा जाय तो आत्मिक एव नैतिक शक्ति के सामने काम की शक्ति 
चहूत हो तुच्छ होती है। इससे लड़ने के लिये आवश्यक शक्ति सचित करली जाय तो 
इसको आसानी से परास्त भी किया जा सकता है । किस्तु उसके साथ ही यह काम- 
दा इतनी मारक-शक्ति वाला भी है कि आत्म शक्ति मे आई छोटी सी दुर्बंलता की 
शाद मेकर यह सारो प्रगति को पल भर में ही घूल मे भी मिला देता है। काम की 
प्रमजोस में इतिहास बताता है कि बड़े-बड़े व्यक्ति भी पिछड गये । 


पास्त्रदार भी इसी दृष्टि से संकेत देते है कि काम आत्म-विकास का सबसे 
पट तय है। परन्तु आप यह न सोचे कि यह शत्र्‌ कही से हाथ मे तलवार घुमाता 
६ ना आयंगा बोर भापकी घात करने का यत्न करेगा। यह तो आन्तरिक शत्र्‌ है और 


जय-जद जात्मा विस्मृति के क्षणों भें हृवती है, यह शत्र अपनी मारक वक्तिसे आत्म- 
> + पाते करता ही रहता है । काम-प्रभावित आत्मा को दुष्ट की सज्ञा दी गई 
ऐ। यथपि मूलरुप में आत्मा पवित्र है और दुष्ट नहीं है, फिर भी दृष्ट की सगति से 
ए दुप्ट बन जाती है तथा दुष्ट बहलाती है । काम-शश्र के कारण इस आत्मा की 
उश्प दुरापात के रूप भे हृष्टिगत हो रही है । 
न भुधी जनो का भी कयन है कि दुप्ट आत्मा का रूप उससे भी अधिक भयकर 
व ३ हो नगी तलवार हाथ में लेकर कंठ छेदन करने 

दर वाला व्यक्ति होता है । वह 
ध्याछ्ल ही एक श्र की के 


र की ही धात करता है लेकिन कामरूपी शत्र जब काम-शस्न्र 


४२ पावस-प्रवचन 
ही तलवार चलाई है। आपकी इस मदनरेखा का इसमे निमित्त मिला किन्तु आपकी 
पत्नि चारित्य पर अटल रही है और अटल बनी रहेगी । काम ने आपके भाई को 
मारा है, यह न हो कि क्रोध के आक्रमण से आप हार जायें। यह आपका अन्तिम 
जीवन है जिसमे किसी विकार को सामने न आने दें। अपने आपको वीतराय धम्म की 
शरण में समपित कर दें | इस प्रकार छोटे भाई की मृत्यु विशुद्ध भावनाओं के साथ 
हुई और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई । 


कामरूपी शत्र के आक्रमणो के एक या दो उदाहरण नहीं--हैर सारे उदा- 
हरण भरे पडे है। वास्तव मे तो वे उदाहरण आदर्श रूप होते है जो काम-शत्र के 
आक्रमणो के विरुद्ध शरता से लडते हैं और काम को करारी हार देते हैं। महासती 
नैनरवा, महासती राजुल आदि के प्रेरणाप्रद जीवन इस सत्य के प्रतीक हैं कि उन्होने 
काम पर ऐसी करारी चोटें की कि काम और काम के घोडे--दोनो भागते नजर आये । 
काम-जय के पश्चात्‌ जीवन मे अनुपम निर्मलता का प्रवेश होता है किन्तु काम-जय 
भी अनुपस पुरुषार्थ प्रदर्शन के बिना संभव नही बनती है । काम को जीतने के लिये 
अन्तर मे पुरुषार्थ की ज्योति प्रज्वलित करनी पडती है तथा उस ज्योति की रक्षा 
करते हुए उसके प्रकाश में काम के अन्धकार को हटाते रहना पडता है। जीवन की 
पवित्रता और सच्चाई तभी बनती और बढ़ती है । 


विनयधर सेठ की चारितव्य-प्रशंपा 


राजकुमार कमलसेन के जीवन-प्रसग मे आप सुन रहे हैं कि प्रधात उसको 
जिज्ञासा के उत्तर मे पू्वे राजा श्रीकेतु की राजसभा का वर्णन कर रहे हैं, जिसमे 
विनयधर सेठ का प्रसंग आया है। सभा में अधिकाशतः व्यक्ति विनयधर सेठ की भूरि 
भूरि प्रशंसा करने लगे । इस प्रशसा से वहाँ बंठे हुए एक व्यक्ति के मन मे ईर्ष्या की 
आग जल उठी । वह सभा में खडा होकर कहने लगा कि विनयधघर सेठ और उसकी 
. चारो देवागना तुल्य सेठानियो का बाहर का रूप कुछ और है किन्तु मैं जानता हूँ कि 
उनका अन्दर का रूप कितना कुरूप है। दूसरे व्यक्तियों ने उसके कथन का तीत्र 
विसेध किया और उसे निन्‍दा बताया। उन्होने सेठ की विनयशीलता और चारो 
, सेठानियो की अनुपम चारित््य शक्ति की पुनः-पुत्र प्रशंसा की । उन्होने चुनौती दी कि 
इन सबके चारिश्य में शका करने की कोई स्थिति नही है, फिर भी कोई चाहे तो 
उनकी परख की जा सकती है। हे 


काम ज्ात्र का कुप्रभाव देखिये कि राजसभा में तो विनयधर सेठ की प्रशसा 
का वहुमत था, सो वहाँ वात समाप्त हो गई किन्तु श्रीकेतु राजा के मन-मस्तिष्क पर 
विनयधर सेठ की सेठानियो का वर्णित अदभुत सौन्दर्य छा गया और वे काम के वी- 
भूत होकर तडपने लगे। श्रीकेतु महाराजा के काम-पीडित मन में उथल-पुवल मडते 


वामबनय से आत्म-जय डरे 


तगी । एक ओर कलऊ का भय है तो दूसरी ओर कामारित की ऊष्णता । काम की 
उ्ासाओं के दमन का उपाय भी वे करना चाहते हैं, किन्तु मन इतना अशान्त हो 
गया है कि उन्हें घुछ भी ठीक से मूझता नहीं। उस समय उनके कक्ष में उनका एक 
स्नही जन प्रवेश करता है जो महाराजा को उस चिन्तातुर अवस्था में देखकर पूछ 
बैठता # कि जाप इनने ब्यग्न एवं खिन्न कैसे दिखाई दे रहे हैं ? काम के समुद्र मे गोते 
लगाते हए महाराजा को भी जैसे तिनके का सहारा मिला । महाराजा ने उससे अपने 
काम-पप्त मन की दघा का वर्णन करते हुए निस्तार उपाय पूछने को इच्छा 
प्यन्ता फी । 


विन्तु यह स्नेही व्यक्ति भी और तरह का निकला। उसने महाराजा को 
फामोत्त जवता थो और ज्यादा भडकाया और कहा कि विनयधर सेठ की सेठानियो 
पा रुप पास्तव में देवागनाओं से भी वढकर है तथा वह महाराजा के लिये उनको 


पुलभ गरमे की व्यवस्था करेगा | महाराजा श्रीकेतु अब काम के जाल में अधिक 
पंमत॑ जा रहे है । 


अजित बनिये 


यह बाथाभाग तो आगे चलेगा किन्तु इससे आप जीवन की कडियाँ पकडिये 
त्मथक्ति को एस कामरूपी शत्रु पर अन्तिम विजय प्राप्त करने के लिये आगे 
बदाध्य । काम-जय से आत्म-जय का मार्ग प्रशस्त हो जायगा । एक काम का दमन 
पर गेते £ तो दूसरे सार कर्मो का दमन सहज हो जाता है और कर्मों के वादल हटे 
गए कि भात्म मूय का तरल प्रकाश घहुँ ओर प्रसारित हो जायगा। विकारों के 
प्यामो * मे दिलग होकर भगवान्‌ श्री अजजितनाथ की तरह अजित वन जाने मे ही 
जैपन पा सर्वोच्च लक्ष्य समाया हुआ है। 


जोर तन 


जाल भनपत्त 


६२३०८०७२ 


दब घुं> 


७ चिन्तन को धारा में 





४7७७७ ७७525: 2:०2» 7:०2: 2०72: 


/ 


'जयशत्र्‌ राजा ओ विजया राजी को आत्मजात तुम जी 


अजितताथ भगवान्‌ की प्रार्थना की पक्तियो का जो उच्चारण किया जा रहा 
है, उसका मूल अभिप्राय यह है कि चिन्तन की मनोवृत्ति का सम्यक्‌ विकास हो सके । 
इन पक्तियो मे जिन शब्दों का सकलन हुआ है, उन सब शब्दों के अर्थ के साथ 
जीवन का चिन्तन आवश्यक है। प्रार्थना की पक्ति बाह्य रूप से जितनी महत्त्वपूर्ण 
नही है, उतना उसके गूढार्थ पर चिन्तन महत्वपूर्ण है, क्योकि इस चिन्तन के प्रसग 
से ही वोद्धिक एव मानसिक स्तर का क्रमिक विकास सुलभ बन सकता है। चिन्तन 
आत्मा मे गम्भीरता की प्रवृत्ति का विकास करता है और धीरे-धीरे ज्यो-ज्यो चिन्तन 
की गम्भीरता बढती जाती है एवं यदि वह धारा आत्म विकास की दिशा मे बहती है 
तो उसका श्रेष्ठ प्रभाव वाणी एवं कम पर भी परिलक्षित होने लगता है। वाणी और 
कम का मूल तो चिन्तन मे ही होता है। 


चेतना ओर उसका आवरण 


आत्मा का मूल गुण चेतना-ज्ञान है। चेतना का नाम ही आत्मा है--ऐसा 
कहा जाय तो सर्वधा उचित ही होगा। प्रत्येक जीवात्मा मे शुद्ध स्वरूपी चेतना का 
'निवास होता है जैसा कि सिद्धात्मा मे होता है, किन्तु इस चेतना के क्षेत्र में जो 
भयकर अन्तर दिखाई देता है, वह कम-मैल की प्रगाढता के रूप मे दिखाई फ है । 
जिस आत्मा के साथ जितने अधिक और जितने चिकने कमं-पुदुगल सम्बन्ध हते हैं, 
उसका चेतना गुण भी उतना ही आच्छादित बना हुआ रहता है । जिस आत्मा का 
चेतना गण जितना डक जाता है, समझिये कि उसकी मूर्च्छा भी उतनी बढ जाती है। 
इसलिये बुद्धि और चिन्तन की क्षमता इसी स्थिति के अनुसार न्यूताधिक हंप मे 
जीवात्माओ मे पाई जाती है । 

बुद्धि या चेतना की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य और भ्रत्येक जीवात्मा का स्तर 
भले ही ऊँचा-नीचा हो, परन्तु बुद्धि सब आत्माओ मे विद्यमान होती है । इसी 


बिनतन की धारा में न 


वृद्धि के जरिये वह अपने मलेनवुरे का ज्ञान करती है तथा उपस्थित परिस्थितियों 
म॑ अपने कर्तंव्याकत्त'व्य का निर्धारण करती है। प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर भी बुद्धि के 
प्रयाग मे ही काम चलता है। जितना-जितना जिसकी वुद्धि का अधिक विकास 
होता है उतना-उतना उसका काये अधिक कुशल, व्यवस्यित एवं सराहनीय होता है तथा 
वह उसके अनुसार अधिक एवं विस्तृत वृद्धि सम्पन्न कहलाता है। वृद्धि की मात्रा 
पे धनुमार ही चिन्तन की गृढ़ता बनती है और बढती है । 


आत्मा के विकास के अनुसार ही वृद्धि की मात्रा अल्प या अधिक होती है । 
थमा के विकास के साथ ही इन्द्रिय शक्ति का विकास दह्ोता है ओर इन्द्रिय शक्ति 
गो क्मना ही चिन्तन को भी सक्षम बनाती है । जहाँ बुद्धि के विकास की कमी 
है, यह वह सीमित स्थिति से ही चिन्तन करता है, किन्तु विना चिन्तन के किसी 
भी प्राणी की स्थिति नहीं है। जीवात्मा में अल्प से अल्प हो, किन्तु चेतना की 
रपनि रहेगी अवश्य, वरना वह जीवात्मा ही वही कहलायगा | और जहाँ अल्प से 
बत्प चतना है तो अल्प से अहप हो सहो--बहाँ चिस्तन को भी क्षमता मिलेगी ही । 
जीव पाहे मनुष्य गति में हो या पशुओं की जाति मे अथवा देव या नरक की स्थति 
में ह--सर्वंत्र अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा अपने-अपने क्षेत्र मे 
नादः्यक प्रयोजनों के लिये चिन्तन अवदय करता ही है । 


चेतना जितनी अधिक जागृत अवस्था में होगी, चिन्तन का क्तर भी ऊपर 
उ्व्ना जायगा । इन्द्रिय जन्य शक्ति की उच्चता मनुष्य आदि को प्राप्त होती है जिनके 
पान प।ची इन्द्रियों और मन की भी उपलब्धि होती है । किर भी मनुष्यों मे अधिकतर 
एस -े मिलेंगे जिनके मन और मस्तिष्क की स्थिति अत्यन्त दुवंलता एवं अशक्त 
* प्रचन होती है। न्यूनाधिकता को परिस्थिति तो सबंत्र ही दिखाई देती है | 
६४7 जनुमार ज्ञान दया का भ्रयोग ये मनुष्य करते है तथा तदनुकूल चिन्तन का 
“म्पन नी उनका बनाता है । यहां जो ज्ञान एवं चिन्तन की क्षमता बता रहे हैं, 
परपारण शक्ति से सम्बन्धित है, उसकी दिशा की स्पष्ठता अलग से समझेंगे | 
ह "ना है, बहू गुण है। जब दिशा आत्मोद्धारक होगी तो सदयुण रूप ही वह 
हे 8४0३ ग़ी तथा उसका प रिणाम भी उसो तरह श्रेयल्कर होगा और यदि दिशा 
रा भार ले जाने वाली हुई तो उस क्षमता को भी वह दुगु'ण रूप बना देगी 
४ “न क्षमता का उस अवस्था में दुरुपयोग ही बधिक होगा । 


चिन्तन की क्षमता 
.. गैमता के एस स्तर के अनुसार एक इन्द्रिय बौर मद के झना> 


ह+ -नऋ- 8 चर 5. 2 के 
| “पान जीवात्माओं का स्तर नोचे उत्तरेगा बौर उनते तीे कप्या नफठ 
“पा बाने जीवो का स्तर होगा । परन्तु एक इच्द्रिय दाने दीव मी डेन्॑ेञेर 


/ 7 + क्षमता रखते हैं एव उसके प्रकाश में अप्ती वर्तात सता का स्मा् 5 


विश कक पा लय कल कि: 





अर कक-+नकमक, 


रे पावस-प्रवचन 


निकालते है। स्पर्श इन्द्रिय समस्या का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष समाधान नहीं तिकाल 
सकती है। लेकिन स्पर्श के पीछे रहने वाला जो ज्ञान है जिसको बुद्धि कहा जा सकता 
है ओर वह अति स्वल्प बुद्धि होती है। फिर भी उस बद्धि से भी वे जीव अपने 
जीवन की समस्याओं की हल करते हैं । 


एकेन्द्रिय जीवो के ज्ञान के सम्बन्ध मे आपको कई तथ्य सुनकर आदचय 
होगा। किन्तु यदि आप स्वय के अनुभव से चिन्तन करेंगे तो यह स्थिति भी आपसे 
अविदित नही रहेगी । इन एकेन्द्रिय प्राणियों मे भी यह ज्ञान विद्यमान होता है कि 
कौन-सा भोजन उनके शरीर एवं जीवन की सुरक्षा के लिये हितावह है तथा उमके 
अनुसार कौन-सा भोजन ग्रहण करना । आप देखते होगे कि वर्षा के मौसम में बलाई 
के पहले किसान लोग जब अपने खेतों को तैयार करते है तो उसके बाद उसमे चाहे 
रासायनिक खाद ही या पुरानी तरह का खाद हो--वे खाद खेतो मे डाला करते है । 
पुराना खाद तो सीघे तौर पर गोवर अथवा सडान्ध युक्त तत्त्वो वाला होता है। 
इस दुर्गन्‍्ध से भरे तत्त्वो को सारे खेत मे बिखेर कर किसान उसमे बीज वो देता है । 
किन्तु उस बीज से जब पौधा निकलता है, उसके फूल और फल लगते हैं तव उनमे 
चह दुर्गन्ध नही होती है । 

इस स्थिति मे समझने का तथ्य यह है कि वह भारी बदबू वाला खाद पौधे की 
जडो मे काफी पर्याप्त मात्रा मे पडा होता है, फिर भी उसमे से वह पौधा उतना 
ही खाद ग्रहण करता है, जितना उसके सुस्वास्थ्य के लिये आवश्यक होता है | यह 


'सम्यक ग्रहण शक्ति उस एकेन्द्रिय जीवात्मा की चेतता अथवा चिन्तन शक्ति के प्रमाण 
रूप हो तो होगी । वह पीधा खाद को न तो अधिक और न ही अल्प मात्रा में ग्रहण 


करता है वल्कि जितना ग्रहण करता है, उसे वह अपने शरीर के अनुषप परिणत 
कर लेता है, न कि वह विकृति के रूप में जाता है । 

पीधो की फलदायी शक्ति से भी उनकी ज्ञान दक्षा का प्रमाण मिलता है| एक 
ही बडे खेत मे गेहूँ की भी क्यारियाँ हैं, चने की भी हैं तथा उसी के एक भाग में 
अफीम की फसल भी वो रखी है) सभी में एक ही प्रकार का खाद भी दे रखा है, 
किन्तु प्रत्येक प्रकार का पौधा अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उसमें से 
अपना भोजन ग्रहण करेगा तथा उस एक रूपता के बावजूद भी विभिन्‍त प्रकार 
के फलो का वे पौधे उत्पादन करेंगे। उसी खाद से पौष्टिक गेहूँ भी पंदा होगा 
तो विपमय अफीम भी । उसी भूमि एवं खाद से इन दोनों पौथो ने विपरीत 
उत्पादन कैसे कर लिये? इसकी तह में एकेन्द्रिय जीवों की ज्ञान-थ्क्ति प्रकट 
होती है कि वे समान भोजन में से भी अपनी रुचि के अनुकूल अंश ही ग्रहण करते 
हैं। जब यह एक छोटे से वनस्पति पौधे की स्थिति है तो यह विचार करने की 
वात है जिक वतक मनुप्य जैसा पाँचो इन्द्रियो और मन वाला प्राणी अपनी चिस्तन- 


विग्तन घारा मे ४७ 
दाति या पूरा कौर समझ-नरा उपयोग नहीं करे तो कैसे उसका चिन्तन सर्वोच्च 
भीमा ता उच्यंगामी बने सकेगा ? 


उच्चतम विकास फी प्रश्तिया 


मनुष्य जीवन में आत्म-विकास की हृष्टि से ऊची उपलब्धियां प्राप्त हैं। किन्तु 
जय सके उनके स्वस्थ उपयोग का अभ्यास नहीं किया जायगा तथा चेतना शक्ति 
या सर्वागीण प्रयोग नहीं होगा, तव तक आत्मद्कक्ति विकासधील कैसे बन सकेगी ? 
उच्यतम विवगास को प्राप्त करने के लिये चिन्तन की प्रक्रिया का सुदृदतम बनना 
परम सहायक होता है । आप अपने मम्तिप्फ को इस चिन्तन के क्षेत्र में तत्परतापूर्वक 
जब नियोजित करेंगे तो आप न सिर्फ स्वय के स्वरूप के विपय में, वल्कि ससार के 
सभी प्रगार थे जीवों के बतंमान स्वरूप के बारे में भी विशिष्ट जानकारी पा 
पकेग । 


विश्तन की दशा में भी स्थायित्व नहीं होता है। यदि आत्म-विकास की 
परिस्थितियां सुधरती है और ऊपर उठती है तो इन्द्रिय शक्ति का विकास भी होता 
तथा गति मी स्थिति भी सुधरती जाती है । एक से दो और इस तरह पचेन्द्रिय व 
वे घाली गति भी मिलती है एव उसमे भी बुद्धिकी मात्रा एवं श्रेष्ठता में वृद्धि 
ऐश 0 ॥ यहू जवस्था ही विकासथील कहलाती है तथा आत्मा जब अपना सर्वोच्च 
दिय्याप साथ सेती है तो वही परमात्मा की स्वर्पधारिणी वन जाती हैँ। इसके 
डपरोग यह गति पापात्मा जीवो की पतन की दिशा में भी जा सकती है, जो श्लेप्ठ 
रिपति ने गिरते हुए एकेन्द्रिय को दयनीय दशा तक नीचे को ओर पहुंच जाते हैं । 
(नी परियतंनशीलता के ही आधार पर चिन्तन की क्षमता में भी परिवर्तन होता 
गवाह तथा इचवी श्रेष्ठता मे भी । 


मानय जीवन पन्‍्य सम्पूर्ण जीवनों में इसी कारण उत्ृप्ट जीवन पहलाना 
ऐ कि एसमें बदि देश वियास एवं ज्ञान को शक्ति पा जो प्रौदड स्वरप ऊँचे से ऊँचे 
* 8 देर प( थे सता ऐ, यह अन्य जीवनो में सम्भव नहीं होता । जपनी बर्द्धि 
# प्रयोग से हो मनृष्प कठिस से कठिन समस्याक्ों के थी साटसपूर्ण समाधान 


पिया जप! पैर दिनिनर्ग लेचो भें प्रगति सम्पादितस परता ष्ट 


।] 


तिख घर विचारणीय विषय है कि जब मनृष्य णो खबश्रेष्द धग्मता जान 
ए३ दिपस भी मिलती है और बह फिर भी उच्णम तथा देसमान रह वर यदि उस 
एउजा का पेष्ट उपयोग ने करें जथदा उसका जपनी हो स्ात्मा वे हितों छे विर्द्ध 
इेप्याण अरेतो एसवो लिये सायपानोीं शा एम स्वर्प दाउडइाश पताने जुपदा 
एएये रहे दा शाई दिएना आयश्यवा एव रचनासर होगा ? 


परान्‍्ञपर्भन 


बुद्धि का वतंमान अतिरेक 


आधुनिक मानव जीवन के साथ यह विशिष्ट समस्या और जुड गई है कि 
जितना उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, उतना ही उसमे अतिरेक भी आता जा 
रहा है। प्राकृतिक शक्तियो पर अपने ब॒द्धि-बल से उसने विजय प्राप्त की है। 
किन्तु उसके साथ ही वह जिस रूप मे प्रकृति के नियमों के विपरीत चलने की 
अपनी आदत बना रहा है, उससे वह अपने निज के स्वभाव को भूलता जा रहा है 
तथा उसमे नाना प्रकार की विक्ृतियाँ भी एकत्रित करता चला जा रहा है | मैं 
एकेन्द्रिय जीवो के भोजन की चर्चा कर रहा था । तो भोजन ही के बारे मे मनुष्यो की 
भी चर्चा कर लू । जिससे उसकी विकारपूर्ण स्थिति पर रोशनी पडती है । 


कसा भी खाद हो, किन्तु पौधा उतना ही ग्रहण करता है जितना ठीक-ठीक 
उसकी सुरक्षा और वृद्धि के लिये आवश्यक हो। यदि पौधा भोजन का भान भूल 
जाता हो तो वह सड-गल जायगा या सूख जायगा | पौधा सडता-गलता है तो अति 
वृष्टि से और सुखता है तो अनावृष्टि से किन्तु अपने भोजन मे दोष वह अपनी भोर से 
नही करता । किन्तु ज्ञान एवं चिन्तन की दशा में सर्वोन्नित होते हुए भी जब मनुष्य के 
सामने स्वादिष्ट एवं मिष्ट भोजन आता है तो बहुसख्यक लोग अवश्य ही भान भूल 
जाते है और अपनी पाचन-क्रिया व स्वास्थ्य को बिगाड कर भी स्वाद लालसा में 
फिसल जाते हैं । 

एक पौधा भी जो गलती नही करता, पशु भी अपनी रुचि के अनुसार चारा- 
दाना लेता है, लेकिन जब मनुष्य ही इतना लालची बन जाता है तो यह उसकी 


' विकार-दशा ही तो कहलायगी । इस दशा को स्वस्थ बनाने के लिये वृद्धि के साथ 


विवेक की भी सरव जरूरत होती है । विवेक ही बुद्धि के इस प्रकार के दुश्पयोग को 
रोकता है । पौष्टिक की अपेक्षा स्वादु भोजन का उपभोग तथा उसे भी अत्यविक 
मात्रा में खा लेना एवं बाद में उसके पाचन की कृत्रिम वस्तुए--चटनी, चूर्ण आदि का 
प्रयोग करना, प्रकृति के विरुद्ध चलना ही तो हुआ और इसका दुष्परिणाम भी पूरी 
तरह उसे भुगतान पडता है। 

वृद्धि होते हुए भी विवेकपूर्ण चिन्तन का अमाव तथा उस ४ व 
नियमो के विरुद्ध चलने की आदत ने मनुष्य को पीडित भी वना रखा है, फिर भी उसभ 
आवश्यक सावचेती नही आती--यह खेद्यूण वस्तुस्थिति है। भोजेन का तालसा से 
वढोतरी भी इसी स्थिति के कारण हो रही है । इसका १५ रिगाम दिस |ई देता हैँ कि 
तपस्या की वृत्ति घटती जा रही है तया जो तपलया की भी जाती हैं उ सकी । धि 
अधिकतर अश्राकृतिक होने के कारण उसका कुफल आत्मा और शरास्न-दाना ह 
स्पष्ट प्रकट होता दिखाई देता है। एक माह में कम से कम चार उपवास भा र्‌ 
लिये जाएँ तो संयम की वृत्ति भी घुद्ध रहती है तथा घरीर मी स््रस्थ बन जाता है । 


पर भी प्राकृतिक 


दिपन ही धारा में २६ 
“४ ई पोग उपवास आदि तपस्या करते भी है किसत उसके पहले और बाद में भीएन “या 
इतना जसपम भा दाता है तवा उतना भोडन जप्िक की गाष्डि द्कद्वोस पर 
शाया जाना है कि तपस्या का सुफव होना तो दूर रहा, उल्दे उप-शस्यम से शारी- 
हिंए स्थास्थ्य थी पहत ज्यादा विगठ जाता है। उस जवस्था मे छान्सित्रा स्थास्थ्य थी 
प्था गा गेट्सी ही जानें | वास्तव में सयम सहिल उप्रवास तो चिहित्या के प्रधान 
भावन दे गप में सफन बनते है, जिसका प्रयोग प्राइ्नतिक चिकित्सा के द्वारा भरप्रर 
विया जाता ए ! 


दद्धि को विवेल से जोटिये 


जब वद्धि के साथ विवेक का अभाव होता है तो वह थ्रिपरीत दिया में पहने 
उगती है । एसीनिये तो बुद्धि सुवुद्धि भी होती है और कुब॒ति नी | परद्धि के दृयद्धि 
गप में परिउर्तित होने पर उस क्षमता का दुरुपयोग होने लगता है। उस उग्पयोग 
यो रिबति में भी चिन्तन तो होता है, लेविन बह चिन्तन भी कु से युक्त होकर 
गत्मित ही होता है। 'का की दिधा पतन की होती है और जितनी अधिक लम्सा 
के माय 'कु' की दिया मे गिरना होता है, पतन की गिरावट भी उतनी ही भयायर 
शती # । 

मानव जीवन में इस कारण इस विन्द की ओर प्रधान गप से ध्यान वाद्रित 
ऐेना बाहिये कि एस प्राप्त वृद्धि एब जान की क्षमता का पूरा-पूरा उपयाग टो>-पह 
पाती बात तथा दूसरे, उस उपयोग में नियप्रक की तरह वियेद् प्रतिक्षण विथमान 
रह । एस प्रक्रिया से मनुष्प जो चिन्तन पारेगा उसमे इस ससार णे जिड़ारों जा 
जीतने पा सफल्प होगा और हढ संकल्प होगा। जपनी जात्मा के मूल स्वरूप यो 
प्राप्त वरना तथा उसके लिये उसके जीवन में लोक कल्याण एवं परापकार यों बुन्ति 
ग नी अत्याधिक रूप से विस्तार होने लगेगा । 


चिन्तन के ऐसे श्रेष्ठ प्रवाह के निर्माण के जिये ही भगयानव लजितनाथ शी 
शयना यरनी है और उनके चरणों में बैठकर उनके आदश स्थरप को दृदयगप ररके 
एसे अपने जीवन में उतारना है। यह झकाय बनेगा दँसे ? एपक्के दिये रप्ि ते # 


गागर्णमन दिया ऐ-+- 
गरम मयण करी मभारग जोवता रे 
भूल्यों सरल ससार । 
एश भयणों बरो मार जॉसफे 
मयण ते दिव्य दिचार ॥| 





रिफ्तपूर्प पिगान वी दृत्ति या मजझय दनागर बत्युस्ग शाम-दिशासम जे 
कर ५ पैज्ता उजउना टन फ़्न है स्द्श्प के न्म्प् 8७8 ६ ता चाय 
8 नारे ९२ छोर उस एर उन ह। ध्न्न्दि ष्र गत कार खा था दंत ताजा उस कमा 


॥4 
_+-+चै 
»६ 
ट।़ हनन हू 


्- 


२० पावस-प्रवचन 


की खोज इन चर्म चक्षुओ से सम्भव नही है । जिन आँखों से ऐसे दिव्य दर्शन किये 
जा सकते हैं तथा उच्च विचारो को ग्रहण करने की रुचि बनाई जा सकती है, वे 
आंख ज्ञान चक्षु ही हो सकते हैं जो दिव्य दिशा मे भी दूर तक दर्शन करने भे सक्षम 
होते है। ऐसे ज्ञान चक्षु जिसके खुल जाते है तो उनके प्रभाव से चर्म चक्षुओ सहित 
सभी इन्द्रियो ओर मन की शक्ति भी जाइचयेजनक रूप से बढ जाती है । 


ज्ञान और लब्धियों की उपलब्धि 


चेतना की वह उत्कृष्ट स्थिति बनती है तब ज्ञान चक्षओ की सहायता से 
शारीरिक शक्तियाँ भी अभिवृद्धि हो जाती है। इन्हे ही शास्त्रीय परिभाषा मे लब्वियाँ 
कहा जाता है। ये लव्धियाँ एक प्रकार से आत्मिक विकास के शारीरिक फल के रूप 
में प्रतिफलित होती हुई दिखाई पडती है | आन्तरिक ज्योति यदि आज भी प्रकाशित 
हो तो लब्धि रूप शक्तियाँ प्रत्यक्ष में दिखाई देती हैं, क्योंकि इसका सीघा सम्बन्ध 
आत्म शक्ति की तदनुकूल क्षमता से होता है । सोवियत रूस की एक ११ वर्षीय बाला 
वेरा पेट्रिलोया का वृत्त मैंने पढा था जिसके अनुसार यह बाला अपनी चर्म चक्षुओ 
की हृष्टि से परे भी देख सकती थी और वहाँ की जानकारी दे सकती थी । मनोविज्ञान 
वेत्ताओ ने उसे मन को केन्द्रित करने की शक्ति कहा, लेकिन असल शक्ति तो अन्तर 
की ही मानी जायगी । 
यह अन्तर की शक्ति भी तो मुख्य रूप से मन की ही गति-विधि पर जाधघारित 
रहती है । “मन एवं मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः । मन ही मनुष्य को बाँधता 
है तो मुक्ति दिलाने वाला भी मन ही होता है । मन को केन्द्रित करने का परिपक्व 
' अभ्यास ज्ञान चक्षओ को सजग बनाने की दिशा मे सफल बत सकता है। यह आपकी 
सामायिक ही है जिसके द्वारा आप यदि निरन्तर अम्यास करें तो मन की गति समता 
के अनुसार चलने लगेगी । सामायिक क्रिया का रूढ रूप मे पालन इसमे कोई सहा- 
यता नही करता । सामायिक एक तरह से साम्य एवं दिव्य दृष्टि निर्माण को प्राथमिक 
पाठशाला है जिसको सफल वनाने के बाद ही तो विद्यालयो और महाविद्यालयों की 


शिक्षा का क्रम आ सकता है । 

ससार में ऐसे भी कई लोग होते है जो प्राथमिक पाठशालाओ की योग्यता 
भी पूरी नहीं प्राप्त करते और अपने आपको महाविद्यालय का स्तातक बता देते है। 
वास्तव मे ऐसे लोग समाज के लिये ज्यादा खतरनाक होते हैं । “अधंविज्ञ नर ब्रह्मापि 
न र॑ंजयेत्‌ू._ “ के अनुसार ऐसे लोग न तो दूसरो की शिक्षा मानते हैं और न सही 
रास्ते पर ही चलते है । इनका स्वयं का वास्तव में कोई चिन्तन होता नही है, किन्तु 
अपने आपके बाहरी ढग से ये ऐसा बताते है जैसे बहुत बडे चिन्तक हो । इस मिथ्या 
प्रदर्शन में वे दभ और ह॒ठवाद को बढावा देते हैं । वन्दर को हल्दी का एक ग़ाठिया 
मिल गया तो वह एसारी वन बैठता है। इस तरह रूढ विचारणा से कुछ पकड 


(६ नणएख। धारा मे ५9 


छयी और जता मे ताक में रस ऐेना, शोएस विज्ञा को बअन्यवार वी थोर माएता 


कन-त्एख 5 
ञ 757 ् | हर | 


अन्तज्पोति फी रक्षा 


4ज5ठपीीति ै। प्रग्द बरल े दिया में जितना क्रम णौर शिननी साधना की 
जावगी, की सामथंश होगा । अस्धयार से प्रदाश /ी भार गति करने वा यही मार्ग 
0६३ पागा णे धाता गा कंययार #4 शोर या कान वा प्रशाश फ्रैलला जाय। 
लिएय | धारा में जप गाई रोग इृशमियाँ उगान जग्रेगा कौर ग्रदययों जी शोध 
पाता पंप 777] जारम-प्रयाणश डी निर्गा|े अनिवृदध होता स्हेगा। जाच- 
उप # एण पार प्रयट व जाने वे बाद सावधानी ऐस बाल यो होनी चाहिये दि 
दि «| था उसता प्रशाश लि वर क्रिशाधित्र उणम्णज दनमा जऊाय। 
घत 55 बाप या पे । जोर में जावगो बताना चाया कि हंस पय या प्रास्म्भ 
४ >पर््यति मा रसा के एह प्र से दशा भा । 


हे हे पावस-श्रचवत 


ओर उच्होने उसका ऐसा खरा-खरा उत्तर दिया कि प्रधान सिटपिटा गया | उस समय 
वह कुछ बोला नहीं, उसे उसने अपने भयकर अपमान के रूप भे लिया। आचार्य की 
आज्ञा से मुनि रात्रि को एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गये, तब रात को वह प्रधान 
चार साथियों के साथ नगी तलवारे लेकर वहाँ पहुँचा तथा सबने उनकी हत्या के 
लिए तलवारे उठाई किन्तु किसी अदृश्य भक्ति के प्रभाव से ऐसा हुआ कि उनकी 
तलवारें और उनके पैर वही स्थिर हो गये । सुबह जब लोगो ने व राजा ने यह हृश्य 
देखा तो वे बडे कुपति हुए ओर उन्हें वहाँ से हटाया। मुनि ने उस समय उसे 
प्राणदण्ड न देकर छोडने का आग्रह किया और अपने मारने वाले को भी रक्षित 
किया । यह दृष्ठात काफी विस्तृत है किन्तु सार यह है कि जहाँ चिन्तन को धारा 
गंभीर होती है और अन्‍्तर्ज्योति पूर्णतया जाग्रत होती है, बहाँ वह अपने हत्यारे की 
भी रक्षा करने का ही भाव रखता है। जहाँ सच्ची रक्षा करने की भावना है नहीं 
तो रक्षाबन्धन पर्व की भी सार्थकता होती है । 


भगवान्‌ अजितनाथ की प्रार्थना के रस को अपने अन्तरतम तक पहुँचने दीजिये । 
वह रस चिन्तन की धारा को गम्भीर और गूढ बनायगा। चिन्तत जितना सजग, 
जितना विवेकपूर्ण एवं जितना साधनासय बनता जायगा, आत्मा का स्वरूप भी उतना 
ही अधिकाधिक निर्मल होता जायगा । चिन्तन वह मूल है जहाँ से शान का वृक्ष 
अधिक से अधिक पललवित और पुष्पित होता है। चिन्तव का अम्यास और विकास 
उन्नत जीवन की महती आवश्यकता है । 


' लाल भवत्त 
+ २४-८-७२ 


हे 2207 


() झअनकरण : अ्ंघ और जागृत 


+ उस राजन कम न ज अजय त] 0 ढ)7. उतर जम कर, ओ ला औंड सका कह न सके हा आई मई । 
| $ १५ बण्न्थीपित्न सर ्‌ लन्ड 04 ५ 4 400 ा न्क्ण मी डक ९ वश णा नस ््‌ ज्याम अ. न्‍ के कक है गा आने. अर, हे कह, हा. - 5 अल जी 


आइाण एभ तुम 3 दवग | द्व्य णा 


शेगया]) /तिण्मादय ही) राधा हैरत एम इनके आऑटश खाए ए थी भोर 
हु) आदत हवाला £ श्र मे पते सागा शत परम्परा शयो घरया अपनी 
धयोध फपरपा में शिसि हिसी शो झा शए परते ॥हए देशया ॥ घसा ही यह घयो 
पर्ते छग शिवा ( £ शूद के इस एडओे थी एश की गृसिवाली » कौर बता सनु- 
बे  काि | कआ आाएओ: जा ट 5 मा का दे आओ ते आल 
जाए मे ॥ह बर देता । स्शा पा धहोतवपाज था संधि आापश्यर मारों गई 
5 पे आशय ता शा हा जिता। आइलो मे अधका 2ग करण आर जा 


8५ 5 इध्तु चल एएएं एज कीता ॥ 


५ ्ब्ः 


। 


| 


शो प्रावस-प्रवचन 


चलने का सिलसिला बना रहता है तभी तो विकास का चक्र आगे से आगे घूमता 
रहता है । वालक जब पिता का अनुकरण करता है या गुरुका अथवा भक्त भगवान्‌ 
का---तो उसकी मूल भावना यही होती है जो कुछ इन पूव॑जों ने सम्पादित कर लिया 
है उसे ही अपनी आगे की प्रगति का आधार बनाना चाहिए । 


अनुकरण के साथ श्रद्धा का मेल 


पू्वनुभव हो या पूर्व की उपलब्धियाँ हो---अनुकरण के समय ज्ञान हृष्टि 
से अगर अनुकरणकर्त्ता भी उन्हें जाँच और परख ले तो उसका अनुकरण गलत दिशा 
मे ले जाने वाला नही होगा | अनुकरण के साथ श्रद्धा का होना आवद्यक है किन्तु 
श्रद्धा के वास्तविक स्व्ूप को भी भली-भाँति समझ लिया जाना चाहिए। वर्तमान 
काल मे हमारे क्षेत्र मे तीर्थद्वर नही है, सर्वज्ञ, स्वदर्शी, केवली या पुवंधर भी विद्यमान 
नही है, तब प्रइन उठता है कि सही मार्गदर्शन के लिए किसकी ओर देखा जाय ? 
तव दृष्टि सन्त एवं विद्वान पुरुषों की ओर ही जाती है । किन्तु हतोत्साहित करने 
वाली परिस्थिति ऐसी दिखाई देती हैं कि इनमे से तो अधिकाश पुरुष जो कुछ 
कहते हैं, उसे अपने जीवन मे उतारते नही हैं । कथनी और करनी के भेद में चरित्र- 
हीनता की अवस्था प्रकट होती है । 


श्रद्धा की अनुकरण के साथ जोडते समय इस परिस्थिति की ही पक्की पहि- 
चान करनी जहूरी है । ऐसी अवस्था मे यदि केवल श्रद्धा से ही काम लें तो गलत 
मार्ग पर भी कदम बढ सकते है । इसलिए सच्ची श्रद्धा वह होगी जो विवेक के साथ 
की जाय । विवेक परीक्षा करके यह वता देगा कि अमुक पुरुष अथवा अमुक मान्यता 
की अमुक अनुभूति या अमुक उपलब्धि आत्म-विक्रास के लिए ग्राह्म है या नहीं | 
स्वय की अजित ज्ञानदशा से जो वह परीक्षा होगी उसके परिणाम को लेकर ही श्रद्धा 
का प्रसय वनाना चाहिए। जव श्रद्धा विवेक के धरातल पर खडी होकर आग बटेगी 
तंव उससे फूटने वाली क्रिया भी उतनी ही समुन्नत एवं प्रगतिशील होगी । श्रद्धा, 
विवेक और क्रिया की त्रिवेणी एक साथ रल-मिलकर वहनी चाहिए । 


ज्ञान और आचरण का संगम 


जान और आचरण का जब तक सगम नही होता तेंव तक किसी का जीवन 
या आदर अनुकरणीय भी नहीं बनता है । कोरा ज्ञान विधाल हो सकता है । क्स्सु 
आचरण हीन ज्ञान प्रभावशाली नहीं होता । ज्ञान के बिना आचरण नी महत्वहान हूँ! 
रहता है। आज की परिस्थिति विधेष 5प से ऐसी दिखाई देती है कि एड विद्वाब 
अपनी विद्वत्ता की दृष्टि से अच्छे तक देता है और तत्वों का सुन्दर निम्पण करता ट 
किन्तु ज्ञान के फत को बह अपने जीवन की चर्या से कार्यान्वित नही फ्र्ल हैलो 
वह सावथक या जिजासु के मन मे प्रेरणा की जप्रोति जाबूत तेटी छूर सता € | 


न्ज्बी पा 

2 2 मो य८ 6686 म 
न (; को 2 का दर्डः हि सका हम # “78६ 

कवि तक पा 5 कवच एक 07७ कक जे पा पल आर 

अंक कुलक कड पट लाना व िद्वात वी आचदे अ्रीफाएन तो हज 


है जूस प्रविषाणय 4 जतशव हर गाया शा लपने जीरते भें »यी जाारता £ 
॥ था सघरदादा 2 द7/ 7 जीवत न ादागा ॥ । समन, बनने छोर “उमर में 
हज पक को 0 आप इज को पं 6 नि ए ग त जाट दा 
| पे तय लि? सागय हीएस से अदशर्धीय गार्म इलुय का साया 2ै। प्राजपा 
6-7 डी कफ ए पी हो 7 हट 


'धरप परम्परा माप या # 

थाघ जप पृजाप । 

* कह इज शक में मांग जाग था 4िएबाईय जा ता के 
पहना 7] ] 6 हर क्वधि हरे हत* हा वी सापताो हे कौर 
हज हज व कह पल मत दी: है यश हित 5 आग 
गा । 5७ प्रवार हग शोर दि] भा एथाय दिये दिया बाएं यह भोदे ि घए 
मोल परग्पणशा से धादा छा रएा ही और सींसे शीववर एप पर घटता रहे हो यह 
7 20० >उश ववा एव | ्त 280 0३२|। पी थी जमा बसा हें) जाए नी 
07 000 यह हि गा छाल | ।' *;] प्र्मा पं सनुश्य्ण प्राोद एउायी न 


श् 
ज्ज्कः 
्ऊ ल्ब्ब्ल टी 


की पावस-प्रवचन 
इन दोनो स्थितियो की मनोदणशा में इतना अन्तर होता है कि दोनो का 
विपरीत दूरगामी प्रभाव पडता है| अंधेपन मे आपने जो कुछ माना है, चाहे वह 
श्रेष्ठतम तत्त्व भी है फिर भी उसके प्रति आपके हृदय मे अटल निष्ठा जन्म नही 
लेगी। रसगुल्ला अच्छा हो सकता है किन्तु उसका एक बार स्वाद चखे बिता उसके 
अच्छेपन पर निष्ठा छोडिए, विश्वास भी कैसे होगा ? किन्तु जिसे सोचन्समझकर 
ओर अनुभूति पाकर ग्रहण किया जाता है उसके प्रति आस्था की स्थिति भी सुहृढ 
होती है, क्योकि तत्त्व के स्वरूप को हृदय मे उतारने से उसकी विशिष्टता के प्रति 
सच्ची श्रद्धा होती है। इस दृष्टि से अन्घानुकरण से अन्ध-श्वद्धा फैलती है तो जागृत 
अनुकरण से सच्ची श्रद्धा जन्म लेती है। 


सत्य वस्तुस्थिति तो यह है कि सच्ची श्रद्धा कभी की नही जाती है, वह तो: 
समक्ष आई हुई विभूति के दर्शन करके अथवा आत्म को प्रेरणा देने वाले सिद्धान्त के 
जान से स्वयमेव हो जाती है। गुणो से प्रभावित होकर जो सच्ची श्रद्धा होती है, वह 
श्रद्धा ही स्थायी भी रहती है। सिर्फ बुद्धि, वाणी और तक के सहारे'मात्र से जी 
पुरुष व्याख्यान देते है अथवा साहित्य का निर्माण करते हैं, किन्तु अन्तर की आँखें 
जिनकी खुली नहीं होती एवं आचरण के धरातल पर जिनका कोई प्रभावकारी 
अस्तित्व नही होता, वे सच्ची श्रद्धा के पात्र कभी नहीं बन सकते हैं, जेसी कि कहा- 
वत कही जाती है कि “पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।” 


कथनी ओर करती का भेद 


ऐसे दुहरे आचरण वाले वक्‍ता हर क्षेत्र मे बहुत मिलेंगे जो कहते कुछ 
और हैं और करते कुछ और हैं। सच पूछा जाय तो ऐसे व्यक्तियों के कारण 
ही समाज मे दभ और मिथ्या का वातावरण प्रगाढ वनता है। पोथी के बंगन 
और घर के बैगन की कथा आप जानते होगे कि एक पडितजी ने एक च्यास्यात 
में बंगन के शाक की भरपूर निन्‍दा की--उसके दुगुण ही दुगुण बताये । उस सभा 
में उनकी बेटी भी बैठी हुई थी। उसने सोचा कि घर मे रोज बेंगत का शाक 
वनता है सो आज से उसे बन्द करा देना चाहिए। इसलिए वह जल्दी से उठकर 
पहले घर पर पहुँची और माता जी से बोली कि अब घर में बंगन का शा मत 
वनाओ आज भी नहीं और कभी नही | माँ ने वह शाक नही बनाया । पडित जी जब 
घर आये और थाली मे वैयन का शाक नही देखा तो वरस पडे कि उतका प्यारा थार 
क्यो नहीं बनाया ? इस पर पूत्री ने कहा कि आपने ही तो उसके भारी दोप बताये 
थे इसलिए मैंने बैगल का शाक नही बनाने दिया है। तव पडितजी ने हँसते हुए कहा 
कि पगरली, पोथी बैगन अलग होते है जो कहने के होते हैं, मगर घर के बंगन तो खाने 
के होते है । ऐसा आचरण अनुकरणीय तो नही होता किस्तु भावुक लोगो को सभव 


परावस-श्रवचचन 


* उसको सर्वथा हृदयंगम करके ही उसका भी श्रद्धा एवं विवेक के 
९ आपको अनुकरण करना चाहिए। 


श्रावक्ष की लाक्षणिकता 


श्रावक' शब्द भी लाक्षणिक है। श्रावक शब्द का श्र! श्रद्धा का प्रतीक है। 
श्रद्धा आत्म-कल्याण का मूल है। व का अथे है विवेक याने श्रद्धा अधी नहीं होनी 
चाहिए । वह जब विवेक से युक्त होगी तब उसका रूप जाग्रत ही होगा । विवेक जहाँ 
है वहाँ हिताहित का चिन्तन है और वंसी स्थिति मे परीक्षा बुद्धि का अस्तित्त्त भी वरावर 
रहता है । और 'क' सकेत है क्रिया का । श्रद्धा और विवेक के साथ की गई क्रिया 
ही आत्मा को उसके चरम तक पहुँचा सकती है। इस प्रकार श्रावक धर्म श्रद्धा, 
विवेक और क्रिया रूप त्रिवेणी का प्रतीक रूप धर्म है जो वीतराग वाणी द्वारा प्रति- 
'पादित किया हुआ है । 


वर्तमान युग मे भौतिक विज्ञान की प्रगति को देखकर सभी उसकी ओर आक- 
षित होते है और उस जोश में अध्यात्मवाद की मौलिकता एवं वैचारिकता का 
चिन्तन करने से कतराते हैं । युवक और प्रबुद्ध वर्ग भी भौतिक विज्ञान से ही प्रभा- 
वित है । इसमे कोई संदेह नही कि बडे-बडे अनुसधान एवं अन्वेषण सफल बनाकर 
विज्ञान ने सबको आइचय॑ मे डाल रखा है लेकिन जहाँ प्रयोगात्मक विधि से विज्ञान का 
विकास सभव है वहाँ आत्म-विकास की सूक्ष्म रेखाओ में चलते हुए चैतन्य का विकास 
करना अपेक्षाकृत अति कठिन है । आज का मनुष्य यह सोचने का कष्ट नही करता है 
कि भौतिक विज्ञान का पिता कौन है ? पुत्र को देखकर सारी दुनिया प्रसन्न हो रही है 
लेकिन यह पुत्र आया कहाँ से ? अगर ज्ञान नही होता तो विज्ञान कहाँ से आता * 
विज्ञान पुत्र है तो उसका जनक है चैत न्‍य । चैतन्य की कोख से ही ज्ञान और विशान 
का जन्म होता है तो समझने की वात है कि आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान मे 
विभेद नही है बल्कि पिता-पुत्र का संबंध है । 


भौतिक विज्ञान के प्रति भी लोगो मे जो एकाकी निष्ठा फैल रही हैं वह 
अन्धानुकरण का रूप लेती जा रही है | भौतिक विज्ञान ही श्रेष्ठ है--ऐसा कहने वाले 
यह नही देखते कि आत्मा और आत्म-ज्ञान के वल पर ही भौतिक विज्ञान का विकास 
हुआ है । दोनो मे से जब मूल पक्ष की उपेक्षा की जाती है तो वैसा अन्तर की भंँखो के 
नही खुलने से ही होती है । भौतिक विज्ञान तो अभी भी विकासगील है और अभी 
वह प्रीढावस्था मे नही आया है ! किन्तु यह चैतन्य तो अनन्त गक्ति से सम्पन्न होता 
है और उसके चरम को प्राप्त करना पुरुपार्थ पर निर्भर करता है। परमात्मा की 
उस शक्ति का दर्शन भौतिक विज्ञान की सामर्थ्य मे नही है । 


आत्मा की शक्ति ही प्रधान होती है जो चेतना और विज्ञान-- दोनो क्षेत्रों में 


हएुगा। अप बोर जावन ९ 
धगगग हुये से प्रगति ही प्रेरग बनती है ! भौतिक विज्ञान के विकास में प्रयोग का 
बंद वि प्रयोग मे रत रहने बाठा कौर उममे निरन्तर श्रम करने वाला हेंढ मंत्र 
हु जा शत ।। कौर यह मन फ्या है चैतन्य वंग ही तो एक सवल अंग । फिर कसे 
लत बगव है वि. भौतिक विज्ञान का क्षेत्र बात्ममक्ति से परे है। जैसे विद्युतु शक्ति 
दर हाउस मे संग्रहीत रहनी है और वहाँ से वह विजली के बल्व में समाती है तो 
गंदा व ग्रवाध "देसी है और उसी बिजली से कई प्रकार के उद्योग आदि चलाये जा 
शव | है हा उपथोगी पदायों में उससे काम लिया जा सकता है। उससे कारखाना 
५) > जता + णौण उससे एाह-प्रिया भी को जाती है। किन्तु जरा-ती असावधानी 
मे टि>वी सारा पो जता टालती है तो जान भी ले लेती है। ऐसी खतरनाक शक्ति 
वा विध्य में स्गकर चलाने वाला झौन है? वया वह चंतन्य नहीं है ? एजिन को 
भोज विशार छह में तो उसका चालक च॑त्तन्‍्य ही हो सकता है । 


कि, दिध्लेपण वा अभिप्राय यह है कि अनुकरण की वृत्ति में ज्ञान को स्पष्टता 
63 पर एसवे जप॒ुश्ल दानों क्षेत्रों के समन्वित स्वर्॒प से जीवन विकास की सही 
पाणा एगा है जाय । भौतिक वितान वी शक्ति को देखने के वाद आत्मा के अस्तित्व 
व) इयप्ट “नमान होता है । और जितना जन्‍्तर को स्वार्य रहित एवं विकार रहित 
प्रताया रायगा, उतनी हो सीख रूप मे उस आत्मिक दक्ति का विकास होगा जो 
0आवदाहलित एम भौतिक रानों सेत्रा मे मान सफलता के साथ उन्नति कर सकती है। 


देहरी के दोपक फी वृत्ति 


६० पावस-प्रवचन 


विनयधर के विरुद्ध पड़यन्त्र 


अब सत्ता और धन-शक्ति से सम्पन्न होकर वह दलाल विनयधर सेठ के यहाँ 
अपना आना-जाना बढाकर उनके विश्वास को पाने की चेष्टा मे लगता है क्योकि सेठ 
का लोगो पर नेतिक प्रभाव बहुत था और उसमे दरार डालने के लिए पहले सेठ को 
ही धोखे मे लेना जरूरी था | सरल आत्मा सर्वत्र विश्वास लेकर चलती है, अतः सेठ 
भी झरने: शर्त: उस पर विश्वास करले लगे। 


यह ससार और ससार में बरतने वाले जीवन मे बडी विचित्रताएं नजर आती 
हैं जिनकी उलझन मे अगर आत्मा उलझ जाये तो उसका परिभ्रमण चक्र जटिल वन 
जाता है । इसीलिए अजितनाथ की प्रार्थना मे अन्धानुकरण न करने का निर्देश दिया 
गया है। विवेक को जायुत रखकर वीतराग वाणी को श्रद्धा के साथ अपने जीवन मे 
उत्तारे और जाग्रृत अनुकरण का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें--यही भावना है। 


लाल भवत्त 
२४-८-७२ 


लु।८ईि-हुन 


की पावस-प्रवचन 


समाहित नहीं हो जाती बल्कि उनके स्वरूप से पृथक ही रहेगी । अपने अस्तित्व को 
कायम रखते हुए प्रभु के उपदेश रूपी जल से व हं विज को तृप्त करते हुए अपने अन्तर 
को ही एक दिन सरोवर बना सकती है। 


जल जब तक पुरुष ने सरोवर से पिया नही, तव तक वह जल सरोवर का 
कहलाता है किन्तु जब उसे वह पुरुष पी लेता है तो फिर उतना जल उसका बन जाता 
है । आत्मा से परमात्मा के स्वरूप तक पहुँचने वाले महापुरष अपनी वीतराग वाणी 
से आत्म-कल्याण का भाग प्रशस्त करते है तो वह एक प्रकार से उनका उपदेश रूपी 
सरोवर है, किन्तु जो उसमे से अपने ज्ञान एवं विवेक से जितने अश में उपदेश को 
अपने जीवन में उतार लेता है, वह साधना तब उस आत्मा की हो जाती है। बाहर 
से जब उपदेश श्रवण को मिलता है तब वह उपदेश पर का रहता है और वैसी दक्शा 
मे उस उपदेश से आत्मा लाभान्वित नहीं होती है । उसको जब आत्मसात्‌ कर लिया 
जाता है तब वह अपना हो जाता है। जिसे अपना लें सो अपना और न अपनाएं तब 
तक वह कितना ही अमृल्य हो, उसका कोई लाभ नही । 


उपदेश प्रभु का है--अमृत तुल्य है किन्तु जब मनुष्य उसे ग्रहण करता है और 
अपने जीवन के साथ उसे साकार रूप देता है तब वह गुण--वह्‌ उपदेश उनका रहते 
हुए भी मुख्य रूप से अपने लिये अपना हो जाता है । जब तक भोजन रसोई मे है, माता 
के पास है तब तक बालक को तृप्ति नही होगी किन्तु जब बालक माता से भोजन प्राप्त 
करके उसे उदरस्थ करेगा तभी उसे तृप्ति मिलेगी । उसी प्रकार उपदेश सुन या जान 
लेने से आत्मोद्धार का द्वार नही खुलता है---उपदेश को जानकर और परख कर उसके 
वाद जब उस पर अमल करते हैं तब जीवन मे परिवर्तन का प्रारम्भ होता है । 


जीवन' कल्याण के कोस 
ईश्वरत्व को प्राप्त किये हुए वीतराग प्रभु के इन उपदेशो के सूत्र-हूप सम्रह 
ही आगम के नाम से विख्यात है। ये आगरम एक प्रकार से जीवन कल्याण के कोश 
हैं जिनमे कल्याण से सम्बन्धित ऐसी कोई सामग्री नही, जो नही मिले । आगमो कौ 
प्रामाणिकता मे अज्ञानी आत्माओ को कोई शका उपजे वह अलग बात है। लेकिन ज्ञानी 


आत्मा के लिये शका की कोई स्थिति नही है। कई ऐसी शंका करते हैं कि आगम 
तो अमुक समय में लिखे गये, अब आज उनका क्‍या विश्येष महत्व रह जाता है ” 


आगमो के रहस्य पर इसका उत्तर पाने से पहले तनिक सोचना आवश्यक 
है । क्या आगम वे कागज और प्रष्ठ हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है ? क्या उन अक्षरों 
के बाह्य रूप मे ही आगमों की महत्ता और उपयोगिता है ”? यह जरा सोचने की 
बात है । इन अक्षरों के अन्तर मे उतर कर जब इनके अर्थों का अनुसन्धान किया 
जायगा तो विदित होगा कि अपने दिव्य ज्ञान एवं कर्मठ साधना मे जो शाश्वत पथ 


#. आक 


जान कक 


६४ 
पावस-प्रवचन 


आगम रहस्य की गहनता 


आगमो में समाहित ज्ञान एवं रहस्य अतीव गहन है । गहन इस दृष्ठि से कि 
कोई उसका वाचन कर ले या कुछ इधर-उधर का अथ्थ समझ ले, उससे आगरमो की 
गम्भीरता का अनुमाव नही होता है। उन्हे पढने और समझने के वाद भी जब एक-एक 
विपय पर गहराई से मतत और चिन्तन नही किया जाय तब तक उनके गृढार्थ ज्ञानदशा 
में स्पष्ट नही होते है । आपके हाथ मे आम हो और आप यह भी जनते है कि इस 
आम मे बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट रस है, किन्तु आपको उसका आनन्द कब 
आएगा ? हाय में पडा रखने से या उसको चूसने से ? कल्पना करे कि उसके ऊपर- 
ऊपर ही जीभ फिरावें तब भी क्‍या स्वाद आएगा ? स्वाद तो उसके भीतर बैठ कर 
रस निकाल कर चूसने से ही आएगा । आगमो का रहस्य भी इसी प्रक्रिया से बोध- 
गम्य हो सकता है । 

आगमो के रहस्य मे गहरे उत्तरकर आत्म-विकास एवं ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
रूपी रत्नो को प्राप्त करना है तो आगम रूप मंजूपा की कुजी प्राप्त करिये। यह 
कुजी आपको विवेक, श्रद्धा एव क्रिया की त्रिवेणी बहाने से किये गये जाग्रत अनुकरण 
से प्राप्त होगी । चिन्तन और मनन से जब मन अन्दर की गहराइयो मे गोते लगाएउा 
तब उसमे से विचार एवं भाव रूप मोती अवश्य निकलेंगे। आगम का रहस्य 
आत्मानुभूति मे समाया हुआ है | परम शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से आत्माभिमुख हाने 
की कला का ज्ञान इन्ही आगमो मे मिलेगा। मनृष्य ससार के पदार्थों एवं उनकी 
वासनाओ से मन को हटाकर इस चिन्तन मे उसे केन्द्रित करे कि मैं कौन हूँ, मैं किस 
स्तर पर हूं तथा मेरा सर्वोच्च लक्ष्य क्या है तथा उसी सन्दर्म मे परिवार, समाज एवं 
राष्ट्र की दशा पर विचार करे । यह चिन्तन जितना गम्भीर होगा, कुजी भी शीत्र 
प्राप्त होगी | अन्तज्ञान से जितना तादात्म्य सम्बन्ध बनेगा, उतना ही आगमो का 
रहस्य सहज बनता जायगा । 

बहिमुखी बुद्धि को इसके लिए अन्तमु खी वनानी होगी । पाँचों इच्द्रियों और 
मन के माध्यम से यह बुद्धि निरन्तर वाह्य वासनाओ की तरफ दौडती रहती है। 
इसे जब अन्दर की ओर केन्द्रित करेंगे तो यह आगमो के नवीन अर्थों का अनुसवान 
भी कर सकेगी । पाँचो इन्द्रियो से जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान मन के जरिये से अधिक 


“विस्तार से प्राप्त होता है और इन छाहो साधनों से प्राप्त ज्ञान को ही व्यावहारिक 


रूप से एक वैज्ञानिक प्रयोग मे लाता है। प्रयोग से अनुमान और अनुमान से प्रयोग, यह 

एक वैज्ञानिक का क्रम होता है । इसी क्रम से ही वह प्रामाणिकता की तुला बनाता है। 
अनुभूति के स्थल व सुक्ष्म क्षेत्र 

भौतिक तुला का आधार वाद्य बुद्धि और तक होता है। जैसे हाईड्रोजन और 

.ऑक्सिजन के मिश्रण से पानी बनता है अथवा अमुक फोमू ले से अमुक रासायनिक 


ञ 


१५ 


गत] 
जी 


चर 


६६ रत 
क पॉयरा-पि्रयम न 


तत्त्व-चिन्तन की स्पष्ठता 


तत्त्व चिन्तन के सम्बन्ध मे में अपना ही एक अनुभव सुनाता है । जा मे 
घार मे था तो कॉलेज के एक प्रोफेसर नियमित आया करते थे और दाधनिक चाय 
करते थे । एक दिन वे आये और उन्होने कहा--महाराज | आपका सापेश्ठ दृष्टि का 
सिद्धान्त स्याह्ाद तो एक प्रकार से सशयवाद है--इसमे कोई भी निश्ययात्मक सश्य 
नही है । फिर उन्होंने जगदगुरु शंकराचार्य तया डॉ० रावाकृष्णन के उद्यरण दिशातर 
कहा कि उन्होने भी स्याह्राद को सशयवाद ही कहा है । ऐगा उन्होने इसलिये कटा 
कि उन्होंने जेनागमों का अध्ययन नहीं किया था । 

मैंने उनकी दका का समाधान करते हुए स्पष्टीकरण किया कि आप एक यार 
उन पुस्तकों के उल्लेख को दूर हटा कर स्वतन्त्र निन्‍्तन पर आ जादये और इस शो? 
से रूपक से स्याद्ाद का मर्म समझिये । रूपक है--स्यात्‌ अस्त्येव घट अगधि कथ- 
चित घटा है ही । यह 'ही' किस तथ्य का द्योतक है ? निश्सयात्मकता काहाता 
फिर भी इसमे 'स्यात्‌' शब्द है। यह शब्द दूसरों का अस्तित्व स्वीकार करता «| 
स्वनाव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र एव स्वकाल की दृष्टि से तो घडा है ही । लेकिन सगाव्‌ ता 
अर्थ कयनित है तो पर भाव, पर द्रव्य, पर क्षेत्र एव पर काल की दृष्दि से वर धन 
नहीं भी है--यह इस रूपक से प्रतीत होता है । 

मैंने विस्तार से समझाया कि घटा स्व पर अपेक्षया कालभाव की दृर्टि गे 
स्वद्रव्य भें है। स्वक्षेत्र की अपेक्षा गे जितना आकाश प्रदेश है और कोटा का आला 
से घट की पर्यात में है एवं भाव की अपेक्षा से पानी भरने की शिशि के प्रमग में 6 । 
यह ता छड़े का सदनाय हगये सस्तित्व हुआ फ्न्ति वबण, गत, रसी जोर स्पथ वा £ |: 
से घठे का हपय पाडिये से भिन है | दव्य, क्षेत्र काल, भाव की हरि ही देगी प्रा 
धाटिय का घड़े भे अभाव है और इस अभाव रियति का सच हा रत, 
पाटिया नहीं है तो नहीं है, यह स्वरूप भी उस मो में रटो टज़ी ह। पर हिल" 
में नहीं है कि पाटिये के रूप में नहीं £, पाटठिये के क्षेत्र, झात आर भाव में है [/ 
घट चारो ह्टि से नहीं हे। इस तरह बढ़ था है सौर नहीं भी है। हयार्थीर | 
मिलना ता दही रजस्थ 2 जो पत्ते! के कक हो हे पर तही, मे | सजा हवा |. 
स्थरप को समसाती है । 


हाइर 0 | 


सभा उपक्षाओं से वियार करता हैजा उस सम्पप्त 

प्रीफेसर साखय जो यह हृष्टितोग समझ में शा गया । तय उह । 2 
ग्टशा हि मॉक्रासाथ जौर साधायाएन यदि पट जैतागमा ती जरा हि वियी। 
से व्थोदोद गिफाल्त मे पियें में झुने प्रकोरें गेठ़ी व अत रहा दाह पड 


हापी वाई 


वाहसटीन ने स्थायाद श मिराल पर जाएटनिय दिन 2 दप्ट रे 


हा "006 ३४ /या 8.8 

विरशमम किया ?, हि हैँते उस पते या रतन टिया । 
है. ्् 

रह 


हा है; क.. न 
कक ः कर. त्य 5 
! झ चमासद्ार आवक! 7948 आ 36 0 3 


६८ पावस-प्रवचन 
आ रहा है कि विकारो की आँधी मे पडकर श्रीकेतु राजा का मन-मस्तिष्क कितना 
आन्दोलित हो रहा है ? 


विनयधर पर श्रीकेतु का शिकंजा 


दूसरी जोर विनयघर सेठ का श्रेष्ठ चरित्र है जो श्रावक व्रत अगीकार किये 
हुए शुद्ध वृत्ति मे जीवन यापन कर रहा है । बीच के दलाल पर भी उसने अविश्वास 
नही किया, उसकी सरल वृत्ति मे प्रपच को स्थान ही नही था ! वे तो अपनी विश्वास 
को तुला से ही सबको नापते थे । इसीलिये उस दलाल मे उन्होने कोई धोखा नहीं 
देखा । वास्तव मे जबकि दलाल चारो सेठानियों के शील ब्रत को खडित करके 
श्रीकेतु राजा को प्रसन्न करने का षड़यत्रे रच रहा था ! 


एक दिव उस दलाल ने हिसाब के कागजो के बीच में एक ऐसा कागज रखकर 

बंडल सेठजी के सामने पेश किया जिस पर एक सस्क्ृत का श्लोक लिखा था | सेठजी 

संसक्ृत भाषा समझते नही थे । इसने कहा कि चूंकि मैं आप के वहीखातो का हिसाब 

लिख रहा हूँ, आप कृपा करके 'इन काग़जो की नकल बना दीजिये। सेठजी ने सोचा 

कि रोज यहे मेरा काम नि.स्वार्थ भाव से कर रहा है तो आज मैं भी इसका काम 

कर दूं । यह सोच उन्होने नकलें बना दी। 

संस्कृत के श्लोक वाले कागज को लेकर स्लीधा वह महाराजा के पास पहुँचा 

और उस दलाल ने कहा कि षड़यंत्र का पहला चरण सफल बन गया है। वह श्लोक 

इस तरह का था कि जिससे सेठ कानुन के दोष में आते थे । सेठ के विरुद्ध वातावरण 

बनाने के लिये राजा ने नगर के कई प्रतिष्ठित नागरिको को बुलाकर सेठजी के हाथ 

का लिखा वह इलोक बताया और विनयघधर सेठ को बदनाम करने का काम शुरू 
किया । घटनाएँ आगे बढ़ेंगी लेकिन जहाँ काम, क्रो, मात और माया के विकार 
आत्मा को घेरे बैठे हो, वहाँ आगमो के गढ़ रहस्यो का ज्ञान करना तो दूर--सावारण 

ज्ञान प्राप्ति की स्थिति भी वहाँ कठिनता से बनती है । 


मानव जीवन अति दुलंभ होता है | यदि इस रत्त को विकारों को दा मे 
काच की तरह काम लेकर नष्ट कर दिया तो वह भयकर बुद्धि हीनता होगी। इस 
रत्न के प्रकाश में आगमों के भूढ रहस्यो की शोध करके ज्ञानार्जन कीजिये और अपने 


जीवन को सार्थक एवं धन्य बनाइये । 


लाल भवन 
२६-८-७ २ 


व 2 


पावस-»भ्रवचतत 


शाश्वत मार्ग की खोज 


किन्तु मूल समस्या ही यह होती है कि प्रभ के उस मार्ग की खोज कंसे की 
जाय ? अन्वेषण का कार्य सहज नही होता | एक विचारक हो या एक वैज्ञानिक-- 
जब वह अपने शोध कार्य मे जुटा होता है तो वह कई विचारों का विश्लेपण करता 
है अथवा कई पदार्थों का परीक्षण और उसके परिणाम पर अपनी मौलिक शक्ति से 
अन्वेषण की नई दिशाएंँ खोज निकालता है। यही विधि आत्म-विकास के मार्ग को 
खोजने मे भी अपनानी पडती है । 


अन्वेषण की यह विधि सुगम कैसे हो--यह भी गहराई से विचारने की बात 

। है । आज का मानव अपने आप को ताकिक बुद्धि से युक्त मानता है। यह द्वन्द तर्क 

और श्रद्धा के बीच उठता है कि इस विधि को सुगम एवं सफल बनाने मे तर्क का 

योग विशिष्ट होता है अथवा श्रद्धा का । एक युग ऐसा रहा होगा जब मनुष्य न तो 

अति श्रद्धावान्‌ था और न तक॑ प्रधान ही । अपने मध्यस्थ जीवन से सनन्‍्तोष एवं सन्तु- 

लन के साथ वह अपना जीवन यापन्र करता रहा होगा। किन्तु इस परिवर्तित युग मे 
उसने श्रद्धा के पलडे से तक के पलड़े को ज्यादा वजनदार बना दिया है। 

श्रद्धा और तके के भावनात्मक इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो समभ मे 

आयगा कि जब कोई विशिष्ट विचार अथवा व्यक्ति समक्ष आता है तथा उसको 

विशिष्टता के प्रति पूरे ज्ञान एव विवेक के साथ सहज ही मे जो हृदय प्रभावित हो 

जाता है--वही प्रभाव श्रद्धा का रूप ग्रहण करता है। वह श्रद्धा खुले मत और खुले 

मस्तिष्क की श्रद्धा होती है । बह तक सम्मत भी होती है, किन्तु कोरे तक की शुष्कता 

से मुक्त भी होती है । तर्क केवल मस्तिष्क को झकझोरता है और उसकी सीमाओ मे ही 

,  बंधा रहता है। इस कारण कोरा तक अच्तर्भावना को उभार पाने मे दुर्वल रहता 

/ है। सजग श्रद्धा मन और मस्तिष्क--दोनो को झकझोरती है तथा अपनी तरलता से 

समूची आत्मा को झ कृत करती है । 


विवेक-शुन्य श्रद्धा 


श्रद्धा के सहारे मनुष्य ने ऊँची से ऊँची उन्नति सम्पादित की है। किन्तु 
जब यही श्रद्धा अपना विवेक खो देती है और परम्परा की लकीर में सकुचित हीकर 
सीमाओ मे आबद्ध ही जाती है तो वही श्रद्धा अध हो जाती है और अन्धता को 
बंढाने लग जाती है। ऐसी श्रद्धा के सहारे कई लोग विपरीत मार्ग को भी पकड लेते 
हैं । अत श्रद्धा के दो भेद किये जाते हैं। एक सुश्रद्धा और दूसरी कुंश्दा । अच्छे 
विश्वास के साथ अब तक इन्सान ने तरक्की की तथा बुरे विश्वास के साथ उसका 
पतन भी हुआ । श्रद्धा और विश्वास का वातवरण कई शताब्दियों तक चला | 


किन्तु वर्तमान शताब्दी मे श्रद्धा का स्थान कुछ घुमिल सा हो रहा है । आज 


भ्क. 


पावस-प्रवचत 


तो सकेत यह मिलता है कि यदि तू पूर्ण शान्ति एवं पूर्ण विशुद्धता का मार्ग 
खोजना चाहता है तो केवल तर्क का आश्रय मत ले | जिज्ञासा की तृप्ति के लिये तके 
को भी जगा किन्तु उस सीमा तक कि जिससे विश्वास बढे और आत्म विश्वास पृष्ट 
बने । कोरे तक को ही यदि अपनाया तो “अति सत्र व्जेयेत' को नीति के अनुसार 
वह आत्मा को निश्चयात्मकत्ता को नष्ट कर देगा। तर्क-वितर्क से विचारणा में नित 
प्रति संशय उत्पन्न होते जायेगे और उसका परिणाम यह होगा कि उस आत्मा को 
अपने विकास का मार्ग न समझ में आयगा, ते दिखाई देगा । कहा भी है--सशयात्मा 
विनश्यति । जो आत्मा संशयों से ग्रस्त हो, उसका पतन अवश्यभावी होता है। 


तक, श्रद्धा ओर विश्वास 


तक सम्मत श्रद्धा और श्रद्धापृणं विदवास का सध्यम मार्ग ही इस कारण ऐसा 
राजमार्ग हो सकता है जिस पर चलकर मनुष्य अपने वर्तमाव जीवन की समस्याओं 
का समाधान भी पा सकता है और आत्म विकास की ऊ चाइयो पर पहुँचाने वाले मार्ग 
का अन्वेषण भी कर सकता है । बाह्य जीवन की समस्याएँ ससार से जुडी हुई है और 
संसार की परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आत्मा की विकास गति को भी 
प्रभावित करती है। यदि संसार की परिस्थितियाँ विषम हो तो उसमे आत्म साधना 
भी अधिक कठिन होती है बाह्य जीवन और ससार की विपमताएँ जितनी घटती हैं 
तो उसका सुपरिणाम भी आन्तरिक विकास की गति में परिलक्षित होता है । 


इस दृष्टि से आज इस तथ्य पर चिन्तन होना चाहिये कि वर्तमान जन-जीवन 
किस ओर जा रहा है, इसकी पतवार किसके हाथ में है तथा किस प्रकार के मार्ग पर 


, जीवन को लाया जा रहा है ? इसके लिये न सिर्फ व्यक्ति के, बल्कि पूरे मानव समाज 


के सामृहिक जीवन का आद्योपान्त अवलोकन आवदयक है। प्रत्येक मानव को ऐसी 
हृष्टि वनानी चाहिये । इसके लिये पुरुष या स्त्री में कोई भेद नहीं है। यदि इस तरह 
की हप्टि नही वनती है तो मनुष्य का जीवन लक्ष्यहीन होता जायगा। आज जिस तरीके 
से मनुष्य की गतिविधियाँ ढल रही है, मैं हृदय में विचार करता हूँ कि वे मनुष्य को 
वास्तव में लक्ष्यहीन बना रही है अथवा उसका जो लक्ष्य है, वह विपरीत लक्ष्य हे । 
विपरीत लक्ष्य के कारण ही विपरीत प्रवृत्तियाँ हैं और विपरीत नैतिक धरातल है। 
उसके वर्तमान जीवन की अस्तव्यस्तता का यही कारण प्रतीत होता है । 

विचारणीय विपय यह है कि उसकी ऐसी गतिविधियाँ क्‍यों है ? इस विक्षति 
का मूल उसके अपने जीवन के अविश्वास में रहा हुआ है । वह अपने जीवन में विथ्वास 
को खोता जा रहा है--नये-नये सथय उत्पन होते जा रहे हैं । सथ्य ओर स्थिरता 
मे विरोध होता है जिसका अथं है कि चचलता बढती जाती है। यह कितने आश्चय 
की वात है कि धर्म-स्वान में बैठे हुए इन्सान का चित्त भी चच्रत हा जाता है । धर्म- 
वार्ता श्रवण करते हुए भी मन का सवरण वे कर सक-्यह गोचनीय दगा हे ! 


५३ 
ह पावस-प्रवच त्‌ 


कोरा तर्क अधिकाशत'* अविश्वासी, ती कोरी श्रद्धा अन्धी होती है । दोनो का सन्तुलन 
तथा श्रद्धा की प्रमुखता आत्म-विर्वास की गहनता को बढाती है। 


आत्म-विश्वास का सम्बल 


तर्क ईद्वर तक नही पहुँचता किन्तु आज मनुष्य तक॑ से ईइवर को पाना चाहता 
है, जिसके अभाव में वह ईइवर के प्रति अश्रद्धा करना शुरू करता है | इस तरह ईश्वर 
में अर्थात्‌ अपनी ही आत्मशक्ति में वह विश्वास खोकर चंचल गति से सत्ता और 
सम्पत्ति के पीछे पडा हुआ है। जितनी सत्ता और सम्पत्ति को वह केन्द्रित करता है, 
उसकी तृष्णा और अधिक बढती जाती है। सत्ता और सम्पत्ति को वास्तव में अपने 
सुख के लिये नही, दूसरों के सुख के लिये काम मे ली जानी चाहिये । किन्तु यह कब 
सभव हो सकता हैं जबकि आत्म-विश्वास का सम्बल मनुष्य ने पकड रखा हो | इसके 
विपरीत जब वह श्रद्धाहीन और विश्वासहीन हो तो उसकी विपरीत गतिविधियों को 
पनपने से कौन रोक सकता है? इस प्रकार की विकारपूर्ण परिस्थितियों मे किसी प्रकार 
का क्रान्तिकारी कदम उठाना भी आसानी से सभव नही होता है । 


आध्पात्मिक्ष क्रान्ति की आवश्यकता 


आज देखा जाय तो आध्यात्मिक दृष्टि से व्यापक एवं प्रभावपूर्ण क्रान्ति की 
आवश्यकता है। भगवान्‌ महावीर ने जिन आदर्श तत्त्वो का प्रतिपादन किया, उनके 
वल पर यह आध्यात्मिक क्रान्ति सभव है, बशतें कि तक सम्मत श्रद्धा के आधार पर 
अपने अन्तर में गहरा विश्वास पैदा किया जाय । यह आत्म विश्वास अन्दर की शक्ति 
को न सिर्फ प्रकट करेगा, वल्कि उसे विकसित कर परम स्थिति तक भी पहुंचाएगा। 
यह भौतिक सत्ता और सम्पत्ति मनुष्य का कल्याण करने वाली चीजें नही है। में नही 
, ) कहता कि सभी इन्हे छोडकर साधु बन जाएँ तो श्रेयस्कर ही है। फिर भी 
' भेरा कहना है कि इनको सिर पर बिठाकर चलने की स्थिति मत्त पैदा कीजिये। 
सत्ता और सम्पत्ति मे भरोसा करने का मतलब है कि आपको अपनी क्षात्मा मे 
विश्वास नही है । जब आत्मा मे विश्वास नही होता तो ये सत्ता और सम्पत्ति सिर 
पर ही बैठतों है और ऐसी स्थिति वास्तव मे हास्यास्पद ही होती है । 
इसके सम्वन्ध मे आपको एक हृ्टान्त दूँ कि एक व्यक्ति ने नई खूबसू रत साई- 
किल खरीदी । उसने सोचा कि रास्ते पर चलाने से तो साईकिल घुल से खराब हो 
जायगी इसलिये वह अपनी साईकिल को सिर पर उठाकर चलने लगा । ऐसे व्यक्ति को 
यदि आप देखें तो क्या कहेंगे ? सटाक से पागल कह देंगे, किन्तु इसी स्वरूप का अपने 
भे आप देखने की कोशिश नहीं करते और देखकर भी सावधान नहीं होते। सत्ता आर 
सम्पत्ति पर-हित करने के साधन है---साईकिल की तरह उन पर वठकर वल क्न्ति 
जब सत्ता और सम्पत्ति को सिर पर चढाकर स्वय के आत्म-विश्वास को उनके तले 
पर आप रौदते है तव भी क्या आप अपने आपको पागल कहते हू 


)>क. 


 भे मैं सन्‍त विनोबा भावे के उन शब्दो को दुहराता हूँ जो उन्होने पृज्य 
: ।जी महाराज साहब के समक्ष कहे थे कि जैनियो की संख्या भले ही कम हो किन्तु उनके 


पावस-श्रवचन 


विश्वास का संकट दूर करें 


विश्वास का सकट तभी मिटेगा, जब कोई कभी भी आत्म-द्रोह नहीं करना 
चाहेगा । जब भरपूर विश्वास होगा--अपने आप पर और सव पर, तो अनेतिकता 
टिक नही सकेगी । जैसे एक परिवार होता है, उसमे यदि सभी सदस्य ईमानदार ओर 
विश्वस्त है तो न किसी का किसी के प्रति सशय होगा एवं न कोई किसी वात की 
किसी से छिपायगा । विश्वास भरी ऐसी अवस्था मे सबका जीवन भी सुखमय होगा 
तथा सबके बीच शान्ति व सन्‍्तोष भरे सम्बन्ध भी वने रहेगे। अविश्वास और सशय 
मे भटके परिवारो की दु खपूर्ण स्थिति अधिकाशत देखने में आती ही है | समाज, राष्ट्र 
एवं विश्व की स्थिति इसी के व्यापक सदर्भ मे ली जा सकती है। सभी स्तरों पर 
असन्तोष का जो अघड चल रहा है उसके मूल मे यही अविश्वास है जो किसी को दूसरे 
के प्रति कत्त॑व्यनिष्ठ होने से रोकता है और सकट को सर्वत्र फैलाता रहता है । 


मैं सोचता है, यह मूल में बुराई है, जड मे ही बीमारी है। तभी तो सारा 
स्वरूप बिगड रहा है और जब ऐसी विक्ृति फैलती है, तब ऋरान्ति ही उसका तिदान 
होती है । आज भी ऐसी क्रान्ति का मूलाघार समता दर्शन पर स्थापित किया जा 
सकता है। प्रत्येक विचार और आचरण मे सत्य ही समता दर्शन का भाण होता है 
जिसके द्वारा विकारों को नष्ट किया जा सकता है। भगवान महावीर ने ऐसा ही 
किया था तथा महात्मा बुद्ध ने भी इन्ही विचारों को भशस्त किया । इनसे ३०० व 
प्‌व॑ एक झरनिया नामक व्यक्ति का नाम भी इतिहास में आता है, जिसने व्यक्ति और 


समूह के जीवन में परिवर्तन लाने के लिये शान्त क्रान्ति का मरते दिया । इसी संदर्भ 
श्री गणंशीलाल 


अहिंसा, सत्य, सापेक्षवगाद और अपरिय्रह के सिद्धान्त अवद्य ही दूध में मिश्री की तरह 
विचारो मे घुलते जा रहें हैं। विनोवा जी ने यह भी कहा था कि अगर इन सिद्धान्ता 
का पालन जैनी लोग निष्ठा से करने लगें तो उच्का चरित्र आज के विहकृत विश्व मं 


नई चमक से भर उठे । 
प्रखने और चलने का तालमेल 


जब ऐसे क्रान्तिकारी सिद्धान्त हमारे सामने हो, ईद्वरत्व को प्राप्त किये 
महापुरुषों के पदचिन्हों वाला पथ भी हमें दिखाई दे, तब भी सिर्फ तक का नाम पर 
हम तक करते चलें और हृदय की आस्था से उन्हे समझने का प्रयास न क॒ः तो जीवन 
मे क्रान्ति का आविर्भाव कैसे हो सकता है ” तर्क॑ परखने की कसौटी हैं, चलने को 
सम्वल नहीं--वह॒ती श्रद्धा होती है जो चलने की प्रेरणा भी देंती है भीर 84 
होने का पुरुपार्थ भी जगाती है । इसी विधि से अविश्वास ओर सद्य का घना अन्वरा 


0 आत्मा और ठारीर का गति-मेद 





“जे ते जीत्या ते मक जीतिया रे *** $ 


भगवान्‌ श्री अजितनाथ के 'पथडे' याने मार्ग को खोजने की वात चल रही है। 

यह मार्ग कोई द्रव्य मार्ग नही है, आत्म-विकास का सुक्ष्म मार्ग है। मनुष्य दो प्रकार से 
गमन करता है---एक तो बाहर को विधि से तथा दूसरे अन्दर की विधि से | द्रव्य मार्ग 
पर पाँवो से चला जाता है, किन्तु आत्म-विकास के मार्ग पर मन और आत्मा की 
हृष्टि से चलना होता है। पाँवों से चलने के लिए मार्ग का अन्वेषण चरम चक्षुओं की 
सहायता से होता है । जब मनुष्य अपनी नजर फैलाता है तो सामने सडक, कच्चा 
रास्ता या पगडण्डी देखकर उसके सहारे आगे बढता है। इस स्थल मार्ग को खोजना 

६. तथा शरीर को उस पर चलाना तो सहज है किन्तु दिव्य-मा्गं का अन्वेषण करना 
एवं उस पर आत्मा की समस्त गति-विधियो को चलाना कठिन कार्य होता है। इसे 


ही साधना का नाम दिया हुआ है। 


शरीर की गति और आत्मा की गति भिन्न-भिन्न है या एक ? इसी में आत्म- 
विकास का रहस्य छिपा हुआ है । स्वरूप की दृष्टि से शरीर जड है और आत्मा 
चेतन तथा आत्मा के सदभाव से ही शरीर प्राणवान्‌ बनता है या बना रहता है तो 
वस्तुस्थिति यही रहनी चाहिये कि शरीर का नियत्रक आत्मा हो। किन्तु जड़ के 
संसर्ग से आत्मा मे भी जडत्व समाता है और सासारिक व्यामोहों में पडकर यह 
आत्मा भी शरीर-सुख के नियंत्रण मे पड जाता है। सासारिक आत्मा और मुक्तात्मा 
के स्वरूप का यही प्रमुख अन्तर होता है और इस कारण यही प्रमुख समस्या भी होती 
है कि कैसे शरीर अर्थात्‌ जीवन की समस्त गतिविधियाँ आत्मानुभूति से नियत्रित हो 
और कैसे आत्मा अपने सर्वोच्च विकास का अन्वेषण कर ले एवं अपना सत्पुरुपार्थ 
जगा कर उस पर हढता से और अविचल गति से गमन करें ? 


0० 
पावस-प्रवचन 


ह्ठी आत्मगक्ति दुबल होती जाती है । विगति की ओर चलने पर आत्मा अपने सच्चे 
सामश्य को दबाती है तथा शारीरिक सुख के व्यामोह मे प्रलुब्ध बनती है। आत्मा 
की ऐसी दशा उस कैदी की दशा से मेल खाती है जो अपनी दुर्दशा को समझते और 
उससे मुक्त होने की इच्छा रखते हुए भी उसमे मुक्त नही हो पाता है। यद्यपि गक्ति 
आत्मा की ही होती है, किन्तु उसकी वह दक्शा विपय-विकारों की परतत्र दशा होती 
है। जिस अवस्था से परतत्रता हो, आत्मा 'अजित' नहीं बन सकती और ऐसी परतत्र 
अवस्था मानव जीवन के वास्तविक विकास की दृष्टि से हितावह नहीं होती है । 


परतत्रता की इस विगति मे ससार की भात्माएँ चल रही हैं। अधिकतर 
आत्माएँ अपनी विगति से बेभान हैं और इस विगति को ही सुख मानकर भ्रान्तियो 
में लुढकती रहती है तथा जन्म-मरण के चक्र मे डोलती रहती हैं । किन्तु कुछ आत्माएँ 
ऐसी भी होती है जो अपनी इस परतत्रता को महसूस करती है और उससे छुटकारा 
पाने की अपनी अभिलाषा भी बनाती हैं। ऐसी आत्माएं ही तब विश्वास 
ओर पुरुषा्थ जगाती है तथा अपने विकास के मार्ग को खोजने मे प्रयास-रत 


बनती हैं । 
दिव्य सागे पर गति 


इस दृष्टिकोण से आध्यात्मिक मार्य पर भरोसा रखने वाली भव्य आत्माएँ 
प्रभु के चरणों मे प्रार्थना के रूप मे आत्मा-निवेदन प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित 
होती हैं तो वे यही चाहती है कि है भगवन्‌ ! ये बाहर के रास्ते बतलाने वाले तो 
अनेक मिल जायेंगे---बे पढा और पिछडा हुआ आदमी भी अपने उपयोग के रास्तों 
की याहिती रखता ही हैं, और वे रास्ते वह भी दुूसरो को बतला सकता है किन्तु 
आध्यात्मिक हृष्टि से अजेय माग का पता मिल सके तथा उस पर चलते हुए क्षात्मा 
को कोई डिया न सके, आत्मा की अनन्त शक्ति के विकास पर कोई कुठाराधात न 
कर सके, आत्मा के पवित्र स्वरूप को कोई मलिन न बना सके, राह में उसे काम, 
ऋ्रोधादि विकारों के लुटेरे लुट न सर्क--ऐसा निविध्त भाग भगवान्‌ ने दर्शाया है 
और वह मा्ग' उन्हे दीख जाय । भव्य आत्माभो की जब ऐसी अभिलापा बनती 
है तो वही तीव्र बनकर उन्हे त्याग एवं पुरुषार्थ की दिशा में आगे बढाती है । 


इस दिव्य मार्ग पर चलने वाली आत्मा उसे दिव्य नयनो से ही देखती है । 
दिव्य नयन अन्तर शक्ति के नयन होते है जिनकी ज्ञान हृष्टि दिव्य दृष्टि का निर्माण 
करती है । चमं चक्षु इस मार्य को नहीं देख सकते हैं । यह उनकी गति से परे है। 
आध्यात्मिक मार्ग को देखने के लिये अन्तर की आँखे खुलनी चाहिये | ये दिव्य नेत्र 
ही आत्म-स्वरूप को दशाते है एवं उसके विकास का मार्ग खोजते है। किन्तु जब 
ऐसे दिव्य नेत्रधारियों को कोई खोजने निकले तो उसका हृदय कई वार हतोत्साहित 


3 
पावस-प्रवचन 


समता दर्शन की इस पृष्ठ भूमिका मे सिद्धान्त और व्यवहार के तालमेल को 
समझना होगा और उस ज्ञान के साथ यदि जीवन में समता दर्शन का यक्तिवित 
स्वरूप उतरे तो जीवन की समग्र परिभाषा आगे के लिए ठीक तौर से व्यवस्थित 
बन जायेगी । इसी स्वरूप को व्यवस्थित करने के लिये लाक्षणिक हृष्टि से श्रावक 
को व्याख्या की गई है | आत्म-विकास के मार्ग को खोजने वाले व्यक्ति भे आ त्मा 
ओर शरीर का गति-भेद दूर करने के निमित्त से कौन-सी भूमिका होनी चाहिये, 
कसी कर व गुणवत्ता होनी चाहिए---इसका क्रमिक निरूपण श्रावक धर्म मे किया 
गया है । 


शरीर की गति को नियंत्रित करके आत्मा की शक्ति को प्रस्फुटित करने 
को दिशा का पहला कदम ब्रत और त्याग से प्रारम्भ होता चाहिये। अगर ग्रतत ग्रहण 
करने ओर त्याग घारण करने का स्वभाव नही है तो वह समता जीवन दर्शन का 
साकार रूप नहीं पकड सकेगा और न ही आत्मा की गति को सुव्यवस्थित बना सकेगा । 
भले ही उसका दृष्टिकोण सम बन जाय किन्तु ब्रत के विना आचरण का चरण आगे 
नही वढ सकेगा । किसी को दिल्‍ली जाने का मार्ग मालुम हो जाय और विश्वास भी 
पंदा हो जाय कि उस मार्ग से अवश्य ही दिल्‍ली पहुंचा जा सकेगा, फिर भी अगर 
कोई उस दिशा में चलने का पुरुपार्थ ही नहीं करे तो क्या वह दिल्‍ली पहुँच गकेगा ? 


न्रत ग्रहण का महत्त्व 


व्रत ग्रहण इस दृष्टि से आत्मा-विकास के लिये किये जाने वाले सत्युय्पाथ् 


, का प्रथम चरण होता है | समता का अ्थ॑-सम्बन्ध लेना एक बाल है, लेकित रूपक 


* चम्म-श्रत धारण करने के लिये निरन्तर रूप से आना चाहिये । यदि वह नहीं आता 


कण 


है तो मानव अपने जीवन क्षेत्र मे अधूरा ही रह जाता है। मगध देश के सम्माट 
श्रेणिक का शास्त्री में प्रसंग आता है कि उन्होंने समता का प्रयास तो पूरा गिया 
किन्तु ब्रत ग्रहण करने का स्वभाव वे नही वना पाग्रे । इस स्थिति में एक बार उन्हा ने 
महावीर प्रभु से निवेदन किया कि यदि इस समय मेरी मृत्यु हो जाब तो मेरी गति 
क्या होगी ? प्रभु ने बेशिश्क कहा ऊ़ि तुम्हारी आत्मा नरक गामिती बनेगी । श्रेथिर 
को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारे मे ब्रत ग्रहण की क्षमता का अमर 
होने से आचरण भिथिल रहता है, कोई पुरुषार्थ नहीं बनता है तथा बिना आवारण 
एवं पुरुषार्थ के लक्ष्य तक कंसे पहुँचा जा सकता है ? 

पुस्पायं का श्रीगणेश ब्रत ग्रहण से होता चाहिये । यदि ऐसा स्वभाव नहीं 
है तो उसे बनाने की क्षमता मनुष्य को पैदा करनी चाहिये । मानव य दि पुरुष यं 
करे तो इस विश्व में इसके लिये अथयव बुछ भी नहीं है । पर्याय करने पर ४४ 
सगर उपलब्धि नहीं हो तो उसके लिये दसका आलम्बन लिया जा सरगा है हि मद 


४ पावस्त-प्रवचन 


लेने की आपकी इच्छा नही है किन्तु ऐसा कपट व्यवहार आपने क्यों किया ? वकील 
साहव बोले तो क्या बोलें ? किन्तु यह अन्दर-बाहर का भेद समार में खूब चलता हैं 
और उसे होशियार कहा जाता है | 


यह अन्दर-वाहर का भेद ही मनुष्य के सम्पूर्ण व्यवहार में छाया रहता है, 
सरल व्यवहार की जगह कपट व्यवहार किया जाता है, तव उतना ही भेद शरीर और 
आत्मा की गति में भी बढता जाता है। सरल व्यवहार को समतादर्शी की चौथी 
आवश्यकता इसी कारण वत्ताया गया है । जन-मानस में अगर सरल व्यवहार की 
केमता बनने लगे तो कई प्रकार के दोप तो स्वत: ही नष्ट होने लगेंगे। आज का 
चारो ओर का व्यवहार इतना कपटपूर्ण बना हुआ है कि कोई यदि सरल व्यवहारी 
वनने का प्रयास करता है तो दुनिया उसे बुद्धू कहने लगती है| किन्तु जिसने समता 
दरशान की साधना की है, वह न तो ऐसे किसी अन्य को बुद्ध. कहेगा और न स्वय ऐशी 
कठु बात कहने वाले से विक्षब्ध ही होगा । 


| महात्मा गाँधी के सरल व्यवहा र का और वह भी राजनंतिक क्षेत्र का उदाहरण 
तो सबके सामने है । किसी बात को न वे छिपाते थे और न सत्य कहने से डरते थे । 
यह उनका सरल व्यवहार ही उनकी प्रतिष्ठा का मूल कारण था । अंग्रेजी सरकार के 
कपष्टपूर्ण व्यवहार के बावजूद भी उन्होने अपने सरल व्यवहार मे कभी परिवर्तन नहीं 
किया । आज मनुष्य भले ही अपने मन से इसको होशियारी समझे कि मैं कैसी चतुराई 
ओर चालाकी से उत्तर देता हूँ, लेकिन घूतेता का पर्दा कभी भी फटे बिना नही रहता 
है । इस कारण सरल व्यवहार का अपना अति विशिष्ट महत्व होता है । 


सरल व्यवहार ही समता दर्शन का प्रवल वाहक बनता है और यही शरीर तथा 
आत्मा के गति-भैंद को न्यूनतम बना सकता है । भाववा और आचरण की सरलता 
उनको एकरूपता को स्थापित करती है। वह जैसा सोचता है, वैसा कहता है और जैसा 
कहता है, वैसा करता है--कही भी व्यवघान नही--गोपनीय नही, तब कया आत्मा की 
स्वस्थ गति के विरुद्ध शरीर अनुशासन हीन गति कर सकता है ? यह तो कपट व्यवहार 
ही होता है जो दुरंगापत पैदा करता है । इसलिए समता जीवन को बनाने तथा बढाने 
के लिए यह गुण जरूरी है कि वह सरल व्यवहारी हो तथा सेवा-मावी भी। इसके 
साथ-साथ वह प्रवचन कुशल हो और प्रभावक प्रवचन वाला हो । ऐसी स्थिति मे उसकी 
प्रतिष्ठा एवं प्रामाणिकता मे अतिशय वृद्धि होती जायगी । 


फास के वशीभृत श्रीकेतु राजा 


सदगुणो को ग्रहण करके जो अपने जीवन भे उतारता जाता है, उसके जीवन में 
श पवित्रता का विस्तार होता रहता है और उसी मात्रा मे समता दर्शन का स्वरूप भी 
प्रकाशमान होता चला जाता है। कथा भाग मे आप सुन रहे हैं कि ऐसा ही समतामय, 


"0-३ ०३-०० माइ ५-9 ५+पा+ 5 प्रानकाकागाए कमाना ५६ टक०००००-०9००००५ ०.५... 


आत्मा और घरीर का गतिन्भेद प्भ्र्‌ 


सदगुणी एवं एकरूपता वाला जीवन था विनयघर सेठ का। किन्तु महाराजा श्रीकेतु 
विकार के वशीभूृत होकर सेठ-पत्नियो को अपनी शय्या-शायित्री बनाने के कुचक्तो मे 
चलने लगे। ऐसा ही दलाल उन्हे मिल गया जिसने प्रपच करके सेठ के हस्ताक्षरों से 
लिखा एक इलोक राजा फो लाकर दिया और उसे प्रमुख तागरिको की सभा मे राजा 
मे व्याख्या के लिए इस कारण प्रस्तुत किया जिससे विनयवर सेठ के चरित्र पर लाछत 
लगे । वह इलोक विकारों भावना से सम्बन्धित था । उसमें एक विक्ृत चरित्र वाला 
व्यक्ति पर-स्त्री में प्रति वियोग सन्‍्ताप को व्यक्त करते हुए वर्णित किया गया था। 
पढितो द्वारा श्लोक का ऐसा अर्थ सुनकर राजा मे नकली क्रोध दिखाते हुए नाग्ररिको 
से कहा कि जिसे आप अब तक सदा चरित्र भूषण कहते आये हैं, असल मे उसका ऐसा 
दृष्चरित्र है तो उसे क्यों नहीं दण्डित किया जाय ? | 


श्रीकेतु के इस प्रस्ताव के विरुद्ध कई नागरिकों ने मामले की पूरी जचि 
करने का निवेदन किया कि क्‍या सेठ ने इसे वास्तव मे ही किसी परस्त्री के लिए लिख 
वाया है अथवा इसके पीछे कोई प्रपच है। किन्तु राजा ने अपने प्रमाव से काम 
लिया जिससे विषय पर विवाद बढ गया । श्रीकेतु किसी भी प्रकार विवाद पर निर्णय 
लिखवाने का प्रयास करते है किन्तु मूल बात यह है कि जो कपटपूर्ण व्यवहार करता है 
याने कि अन्दर कुछ और है तथा वाहर कुछ और--उसका भाडा आखिर मे तो 
फूठता ही है, किन्तु बीच में उसकी घूत॑ता अ्ान्ति त्ती पैदा कर ही देती है । यही भ्रान्ति 
घर्त की पूँजी होती है । 

आत्मा की गति और शरीर की गति मे भेद जितना अधिक होता है, वहाँ 
उतना ही अधिक दम्भ, कपट एवं घूर्तता भरा व्यवहार भी दिखाई देगा। सरल 
व्यवहार ही इस गतिभेद को दूर करता है और इस गति भेद के घटते जाने में ही 
आत्म विकास का मार्ग निष्केण्टक एवं निविष्न वनता जाता है। शरीर की गति जब 
आत्मा की गति का अनुसरण करेगी तव बान्तरिक शक्ति का उद्भव होगा, वह 
निरन्तर अभिवृद्ध होती हुई मूल स्वरूप को प्रदीप्त करने लगेगी | 


समता दर्शन--एक सम्तूची जीवन-पद्धति 


समता दर्शन जीवन के प्रवाह को इसी प्रदीप्त दिशा मे मोडना चाहता है। 
समता दर्शन--एक समूची जीवन-पद्धति है जो मनुष्य के सामाजिक एवं आन्तरिक 
विकास के स्वरूप को स्पष्ट वनाती है । शरीर और जात्मा की गति मे एकरूपता का 
बर्थ है--वाह्य और जन्तर की गति मे एकस्पता, विचार, वाणी और कर्म की एक 
झपता एव ज्ञान, श्रद्धा तथा चरित्र की एकरूपता । वास्तव मे यही एकरूपता मात्म- 
विकास की सच्चा मार्ग है। सरल व्यवहार से पनपती हुई यह एकरूपता जब अपनी 
उत्कृष्ट श्रेणी में पहुँचती है तो वह आत्मा और परमात्मा की एकर्पता को स्थापित 
कर देती है । समता दर्शन का यही चरम लक्ष्य है! 


८९ पावस-शअ्वचत 


भगवान्‌ श्री अजितनाथ का आदर्श 'पथडा' यदि खोजना और निहारना 
है तो उसके लिये शरीर की कंद से--अर्थात्‌ भौतिकता की कंद से आत्मा को 
मुक्त कराना ही होगा, क्योंकि जब भोतिकता का नियन्त्रण होता है तो विकार 
फंलते हैं और जब आत्मा या बाध्यात्मिकता का नियन्त्रण होता है तो भौतिकता 
भी परहित का कारण बन जाती है। इस कारण आत्म-नियन्त्रण की स्थिति 
को बढाने की आवश्यकता है, वयोकि इसी से सम्यक्‌ निर्णय लेने की क्षमता वढेगी 
ओर समतामय वातावरण की रचना होगी । भगवान्‌ का मार्ग इसी दिव्य दृष्टि से 
दिखाई देता है । 


लाल भवन 
श८-८-७२ 


हे 


७9 ग्रात्म-शक्ति का मूल 


क््श््््करल्डसलख छडसच्स्सि व्टश्ध््म्सह्थ््सड्छ्स्डध्स+छ शश्स्म सूषससक स्व्फफलज कछ््दपटड लऊलप्फ 


77 


“काल लब्धि लई पंथ निहालशू रे ' 


भगवान्‌ श्री अजितनाथ की प्रार्थना के माध्यम से आत्म-विकास के मार्ग के 
अन्वेषण की दिशा मे विचार चल रहा है । इस मार्ग को सही तरीके से देखने के लिए 
विभिन्न तरीको का इसमे उल्लेख आया है जिनमे अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों 
का सामना करना पडता है। उनसे सघर्ष करते हुए अग्रसर होने का सकेत के रूप 
में कहा गया है कि तन्द्रा की तारतम्यता और वीतरागदेव की वाणी के अवलम्बन के 
वाद भी यदि सम्यक्‌ छप से आत्मशक्ति भ्रस्फुटित नहीं होती है, तब भी हतोत्साहित 
होने की स्थिति नही आनी चाहिए । 


आत्मा अनन्त शक्ति की घनी होती है और वह शक्ति कही वाहर से मिलने 
वाली नही है । वह तो अपने अन्दर ही है । जो अप्रकट शक्ति है--उसे प्रकट करने, 
विकसित करने एवं पूर्णंत प्रकाशित करने का प्रदन है। इस हैतु कई साधनों का 
अवलम्बन लिया जा सकता है। दिव्य महात्माओे का सयोग मिलता है, किन्ही को 
तीर्थड्डर का निमित्ति भी मिल जाता है, फिर भी जब उस शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं 
होती है तव कई आत्माओ मे एक निराशा सी छा जाती है, किन्तु ऐसी वृत्ति उचित 
नही है । निराशा के साथ ये आत्माए' ऐसी घारणा भी बना लेती हैं कि महात्माओ 
एव तीर्थड्डर का निमित्त मिल जाने पर भी अन्तर्द्धक्ति प्रकट नही हुई तो फिर निमित्त 
का कोई महत्व नही है। यह धारणा भी भ्रान्तिमूलक है ! 


कार्य, कारण, उपादान और निमित्त 


किसी भी कार्य को सम्पन्न करने के लिए कारण रूप उपादान भी होता है 
ओर निर्मित भी सहायक बनत्ता है। जो हताशा मे निमित्त को निरुपयोगी मानकर 
उपादान को ही सव कुछ मान लेते हैँ तो वह भी उचित नही हैं। उपादान ही सव 
कुछ हो तो उपादान रूप आत्मा की शक्ति तो आत्मा में अनादि काल से विद्यमान 
थी, है व रहेगी, फिर उसकी अभिव्यक्ति क्यो नहीं होती है ? ऐसा क्यो बना रहता है 


पथ पावस-्ग्रवचन 


कि वह शक्ति दबी रहती है और आत्मा संसार के झंझावातो में इधर-उघर लुढ़कती 
रहती है ? 
वास्तव में एकान्त दृष्टिकोण किसी भी तत्त्व को समझने में ओर सम्यक्‌ रूप 
से समझने मे सहायता नही देता । एकान्त दृष्टिकोण जब आता है तो वह मनुष्य को 
एकागी बना देता है । जब मनुष्य दोनो नेत्रों की वजाय एक ही नेत्र से देखना शुरू 
करे तो दूसरे की उपेक्षा स्वस्थ दृष्टि प्रदान नही करेगी । इस कारण सिफ उपादान 
को महत्वपूर्ण कहना और निमित्त की उपेक्षा करना समीचीन नहीं है । उपादान और 
निमित्त दोनों का अपने-अपने स्थान पर अपना-अपना महत्व है | निमित्त कितना 
ही श्रेष्ठ हो, किन्तु उपादान की योग्यता न हो तो निमित्त क्या कर सकता है ? कारी- 
गर कितना ही कुशल और चतुर हो, पर साधन-सामग्री उपयुक्त नहीं हो तो वह कोई 
रचना नही कर सकेगा । इसी प्रकार साधन-सामग्री श्रेष्ठतम हो और कारीगर मूर्ख 
हो तो उससे भी कुछ बनने वाला नही है । 
सही स्थिति यह है कि केवल उपादान और निर्मित्त---दोनो का समन्वय हो 
जाना भी पर्याप्त नही है । उपादान और निमित्त के साथ-साथ अन्य भी कुछ कारणों 
की अपेक्षा होती है और उस अन्य साधन-सामग्री को भी सामने रखकर ही इन्सान 
भगवान्‌ के मार्ग पर चले तो कार्य को सम्पन्न कर सकता है। इसीलिये प्रार्थना मे 
कहा गया है कि-- 
काल लब्धि लही पथ निहाल शू' रे 
ए आशा अवलम्ब | 
ए जन जीवे रे जिनजी जाणजो रे 
आनन्दघन मत अम्ब। 
जहाँ तीर्थ कर सरीखा प्रवल निमित्त मिलने पर भी और उपादान रूप आत्म- 
शक्ति के अन्दर विद्यमान होने पर भी यदि आत्मिक ज्योति प्रज्वलित नही हुई है तब 
भी तिराशा का प्रश्न नही है क्योकि काल (समय) के पके बिता भी लब्धि नही होती है 
और इस कारण समय की प्रतीक्षा करने का भी इसमे निर्देश दिया गया है। ज्ञानीजनो 
का सम्पर्क एवं त्यागियो की उपस्थिति जीवन मे एक आन्तरिक उल्लास को व्यक्त 
करने के सबल कारण होते है और वह उल्लास उपादान की शक्ति है। लेकिन अवरोध 
के रूप में जो मिथ्यात्व मोह-कर्म के पिंड अवस्थित रहते हैं, वे उपादान की अभिव्यक्ति 
में बाघक बन जाते है। तब बाघा को क्षय किए बिना उपादान के साथ निमित्त को 
सफलता सभव नही बनती है । 


फर्मे-पिण्डों को क्षय करें 


इन बाघक तत्त्वों याने कि कर्म-पिडो को क्षय करने का प्रयास प्रथम आव- 
इयक होता है और जितने अधिक ये कम॑ जोरावर और मजबूत होते है, उत्तना ही 


आत्म-शक्ति का मूल 42 


प्रयास कठिन और कमेठ करना पढ़ता है। भव्य प्राणी जब यह कठिन पुरुषार्थ करते 
हैं तो काल घर पकने पर ये बाधक तत्त्व भी नष्ठ हो जाते हैं, तब निमित्त की सफ- 
लता भी दीखती है और आत्म-शक्ति की अभिव्यक्ति भी होने लगती है । यह काल- 
अवधि कर्मों की अवधि होठी है और इसी कारण कवि ने हतोत्साहित नहीं होने का 
निर्देश किया है । जिस रोज इन कर्मो क्री अवधि पकेगी उस रोज ये अवहप ही हिलेंगे 
गौर नष्ट होगे, इसलिए पुरुषार्थ का क्रम बरावर जारी रखना चाहिए। इस पुरुषार्थ 
में वाधक तत्त्वों को दूर करना भी शामिल है तथा निमित्त का सदुपयोग करना भी 
शामिल है । पुरुषाथ' मे रत रहते हुए घैय से प्रतीक्षा की जायगी तो एक दिन आत्म- 
शक्ति की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति सुनिश्चित है। कभी कोई भाग्य के भरोसे बैठे रहे 
की कोशिश करते हैं तो उनके लिए ज्ञानी जन कहते हैं कि तू प्रमाद मत कर और 
समय मात्र के लिए भी प्रमाद मत कर तथा काल-लब्वि का सहारा लेकर भी अपने 
सत्पुषाथ में जुटा रह | तब जीवन-ज्योतति का दर्शन अवश्य ही मिलेगा । 


मैं सोचता हूँ कि सवके लिए यह पुरुषार्थ ही सच्चा मार्ग-दर्शक बन सकता 
है, किन्तु कई वार निरन्तर प्रयास भी विषमता मे परिणित हो जाते हैं, तव उस 
विपमता की स्थिति को समतामय उपलब्धि के साथ जोडना पडता है, जिससे आत्म- 
शक्ति को अभिव्यक्त होने का प्रवल अवलम्बन मिल जाता है। यदि जीवन मे समता 
को हृढ अनुपात में लेकर चला जाय तो काल-लब्धि की दृष्टि से विलम्बर लग सकता 
है किन्तु अभिव्यक्ति निद्िचत हो जायगी । समता सिद्धान्त दर्शन जहाँ विचार-समता 
की प्रेरणा देता है तो वह समग्र रूप से जीवन को समतामय बनाने का भी निर्देश देता 
है। ज्यो ही वैचारिक साम्य की स्थिति वनती है तो मस्तिष्क की सुघडता का अन्य 
अग-उपागो पर भी सुप्रभाव पडता है। विचारों के समतामय होने के साथ ही 
जीवन का सारा ढाचा एक नए परिवर्तन की करवट लेता है । 


समतामय का जो यह विशेषण लगाया गया है, उसका विशेष महत्व है | 
समता की तरलता जीवन के अणु-अणु के साथ समरस होनी चाहिए, तभी इस 'मय' 
का अर्थ साथक बनता है। समता का क्रम विचार / उपचार और आचार के अनुसार 
चलना चाहिए। विचारो मे समानता, वाणी मे समानता और फिर आचरण में 
समानता यदि पूर्णाओो मे आ जाय तो फिर जीवन की ज्योति को प्रकाशित होने से 
कौन सी वाघा रोक सकती है ? विचार ही वाणी मे फूटते हैं और वे ही जीवन के 
अन्दर उतरते हैं, और जब यह कार्य सम्यक्‌ रूप से सम्पन्न होता है तव समतामय 
स्थिति उत्पन्न होती है। यही स्थिति आत्मशक्ति को पूरे तौर पर उजागर बनाती है। 


लात्म-शक्ति का मल कहाँ ? 


आत्म शक्ति की अभिव्यक्ति के इस प्रकार कई अग और रूप हो सकते हैं, 


किन्तु उसका मूल कहाँ रहा हुमा है--इसे स्पष्टत समझने की आवश्यकता है। 


है 


६७० पावस-प्रवचन 


जहिसा समता का प्रधान अग है और इसी तरह आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति का मृत, 
बयास्तकारों ने अहिंसा का रूपक इस प्रकार दर्शाया है कि इस ससार रूपी समुद्र मे 
चारो गतियां में आत्माएं भठक़ती हैं और उन्हे कोई सहारा नही दीखता। कल्पना 
करें कि बीच समुद्र में एक तेराक गिर जाता है और वह इवबने की स्थिति मे आ 
जाता है, तब यदि उसे एक टापू दिखाई दे तो उसे बचने की आज्ञा से कितनी शान्ति 
मिल जाती है ? तब बह उत्साहपूर्वक टापू की ओर तैरने लगता है। उसी प्रकार इस 
संसार समुद्र का टापू अहिसा को माना गया है। ससार में गोता खाने वाले प्राणियों 
की अहिया से ही आश्रय मिल सकता है । यह शरण रूप अहिंसा भव्य प्राणियों को 
प्रभु के मार्ग की ओर मोडने वाली होती है | इसे दापू कहे, ज्योतिरतंम्भ या जहाज 
 अह--अभिप्राय एक ही है। 


अहिसा के शास्त्रीय नाम 


घास्त्रकारों ने अहिंसा के विभिन्न पक्षो को स्पष्ट करने की दृष्टि से इसे 

विद्िव नामो एवं विश्येपणों से सन्बोधित किया है। अहिंसा को ““निव्वाण” याने 
निर्वाण भी कहा है। निर्वाण का मर्थ होता है--मोक्ष अर्थात्‌ जीवन की चरम मीमा 
ओर परम थझान्ति का स्थल । आप सोचेगे कि अहिंसा मोक्ष कैसे है ? मैं कहूँगा कि 
बह मोक्ष का एक प्रमुस कारण है । इसके लिए मोक्ष के तात्पर्य को समझना होगा। 
जगा आत्मा का चरम सीमा तक विकास हो और समता का पूर्ण रूप प्रकाशित ही-- 
बह मोक्ष है । यह स्थिति अन्तर के कारण से बनती है | इसलिए कारण से कार्य 
वा विचार किया गया है । कारण से कार्य का विचार करने का अथे है कि जब कभी 
प्रभग थाता हे तो ऊहा जाता है कि जल मनुष्य के लिए प्राण है--जीवन है । 
अन्नवाही प्राणा ” या वेदों में उत्लेख है और 'घोवही प्राणा का भी उल्लेस है तो 
क्या अम्त और घी प्राग 2 ? यहाँ प्राणों से तात्वय है कि जो इच्द्रियों को शक्ति देते 
2 उन्हें भी प्राण रूप कह दिया गया है। इसी रपक से अद्िसा को निर्वाण कहा गया 
है फयोति अटिया के कारण से आत्मथक्ति का प्रकटीकरण नप कार सम्पन्न होता है । 


यह धास्त्र का बचने और ज्ानियो का अनुभव है कि जितनै-जितने अभ् मे 
टम सहिसा मी झर्ण में जाने है उसने-उतने अंग में हमारा मोक्ष भी होता गाता 
»। था संसार ये अन्दर मोक्ष की स्थिति का कोर्ड कारण है नो वह अदिया ही 
मानसित, याचिक वे कामिझ दिसा से दूर होकर जब कोई सिद्धारा भोर 
पियटार में पररतिया अश्सा का आरायर बनता है तो ऐसा साल लिया जाना लाहिये 
“ आगय्ा हीयन पर्नतिया रमवामय हो गया #। अहिसा बढ़ प्रवल सावन हे जिसकी 
गहापा में ममंतामपर छीपउन ते खाध्य को निश्लित सप से प्राप्त कया जा 
सता ८ । 


आयानकाकी 


तर 


श्र 
7 


खिननज्थक, 


पटगा या "निययटिओ यानत्रे विदूनि भी कटा है। जहाँ हिया है, वाट व 


आत्म-शक्ति का मूल ६१ 


किसी भी प्रकार की हो--उससे निवृत्त होने पर ही अहिसा की आराधना कौ जा 
सकती है और जोवन-रक्षण की स्थिति में पहुँचा जा सकता है। अत. हिंसा से 
निवृत्ति के कारण अहिंसा का यह्‌ नामकरण भी किया गया है । 


अहिंसा का अन्य नाम 'समाही' अर्थात्‌ समाधि भी शास्त्रकारों ने बताया है। 
समाधि किसे कहते हैं ? आपने सुना होगा कि कई प्राणायाम करके वायु को कपाल 
में चढ़ा निष्चेष्ट होकर समाधि लेते हैं । वे यह समझते हैं कि श्वास का निरोध करके 
वे समाधि ग्रहण कर रहे हैं किन्तु वस्तुत* वह समाधि नहीं है। समाधि कहते हैं 
शान्ति को--निज की शान्ति और पर की शान्ति । यह समाधि अहिसा से ही प्राप्त 
हो सकती है | हिंसा नही होगी तो शान्ति फैलेगी ही--यह प्राकृतिक तथ्य है। हिंसा 
नही करने से स्वय मे रौद्र भाव पैदा नही होगा एव दूसरो के प्रति रक्षा को प्रवृत्ति 
पनपेगी । इसलिए परस्पर समता का भाव बढ़ेगा और समाधि का वातावरण विस्तारित 
होगा । अतः अहिसा से बढ़कर शान्तिकारक और कौनसा विचार तथा आचार हो 
सकता है ? जो अहिसक है उसको उसकी समाधि से कौन डिग्रा सकता है? 
इसलिए सच्ची समाधि श्वास-निरोध को नहीं, हिसा-निवारण को कहा जाना 
चाहिए । एक अहिंसक सच्चा समताघारी होता है और समता-समाधि की 
जननि है । 


अहिसा--शक्ति ओर कीति भी 


अहिसा को फिर कहा है--सत्ती याने द्क्ति। नानाविध वाह्य शक्तियां 
दिखाई देती हैं ओर मनुष्य सोचता है कि मुझे शस्त्र की शक्ति प्राप्त हो जाय, यत्र 
को शक्ति मिल जाय, सत्ता या सम्पत्ति की शक्ति मिल जाय अयवा शरीर की शक्ति 
मिल जाय--किन्तु इन सारी बाहरी शक्तियों के पीछे वह भटकता रहता है और अन्तर 
की सच्ची ज्ञक्ति पाने की ओर अपना घ्यान नही लगाता है। इस दशाक्ति के सामने 
अन्य सभी बाहरी शक्तियाँ गौण होती हैं। आत्म-शक्ति जो प्राप्त कर ले तो ये सारी 
धक्तियाँ निरर्थऱ् हो जाती हैं । यह आत्म-शक्ति प्राप्त होती है अहिसा से--इसी 
कारण अहिसा का नामोल्लेख शक्ति रूप मे भी किया गया है। एक अहिसक की 
कैसी शक्ति होती है, इसकी समसामयिक झलक £तो महात्मा गाँधी के जीवन से 


मिलती ही है । महिसक की शक्ति आत्मा पर आधारित होती है, अत अडिग और 
अजेय भी होतो है। 


' कित्ती” अथवि 'कीति' शब्द से भी शास्त्रकारों ने अहिंसा को सम्बोधित 


किया है। मनुष्य कीति के पोछे भूठे-कूठे साधनो को अपनाकर भटकता है और 
उसकी प्राप्ति के लिए तरह-तरह की कोशिशें करता है । किन्तु यदि किसी को सच्ची 
एवं अमिट कीति प्राप्त करनी है तो उसे अहिला को अपना लेना चाहिये । यदि कोई 


8२ पावस-प्रवचन 


एक दु खी मनुष्य की भी सहायता करके उसका दु ख दूर कर देता है तो क्‍या वह 
उस उपकार को भूल सकता है ? वह जहाँ जायगा--वात करेगा, अपने रक्षक और 
सहायक की अवश्य प्रश्यसा करेगा । एक अहिसक तो अपने सामर्थ्य के अनुसार संकड़ो- 
हजारो और उस तरह का कार्य व अवसर हो तो लाखो का दुख दूर करने की 
क्षमता रखता है । कया प्रभु के आदर्श जीवन से असस्य प्राणियों का दुःख दूर नहीं 
होता ? यदि इतने लोग एक अहिंसक की सर्वत्र प्रश्शा करने लगे तो सोचिये कि 
उसकी कीति कितनी व्यापक हो जायगी ? कीति की कामना नहीं होनी चाहिये, 
किन्तु अहिसा और समतामय जीवन बनाकर जो चलता है, उसकी कीति स्वतः ही 
विस्तृत होती चली जाती है। आपकी आँखो देखी वात का ही दृष्टात्त दूं कि परम 
हिंसामय वातावरण में जब गाधीजी नोआखली (वगाल) गये तो एक अहिसक का 
कैसा सुप्रभाव पडा और उससे उनकी भी प्रतिष्ठा कितनी अभिवृद्ध हुई ? अहिसा 
अवश्य ही कीति प्रदात भी है । 


अहिंसा को कान्ति भी कहा है । चमक होती है तो शरीर भी प्रभावशाली 
लगता है, फिर जहाँ आत्मशक्ति की दमक मिल जाय तो वहाँ तेजस्विता की कमी 
कैसे रहेगी ? ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर तू अपने स्वरूप को चमकाना चाहता है तो 
बाह्य एवं कृत्रिम साधनों के पीछे मत भाग, वल्कि अपने जीवन मे अहिंसा को प्रमुख 
स्थान दे और फिर देख कि वास्तविक कान्ति से कैसा तेज टपकता है ? 


आंप आइचर्य करेंगे कि अहिसा को रति भी कहा है और विरति भी । रति 
का अर्थ काम ही, नही अनुरक्ति भी होता है, और वह॒अनुरक्ति अगर किसी एक 
व्यक्ति मे न होकर उदारचरित्र के अनुसार सम्पूर्ण वसुधा के प्राणियो मे हो तो क्या 
उस अनुरक्ति को हम अहिंसा का श्रेष्ठ स्वरूप नहीं कह सकेंगे ? इस तरह अहिसा 
रति है तो विरति इसलिए कि हिंसा से विलग होने पर ही अहिसा की स्थिति आती 
है तो हिसा से विरति अहिसा का रूप हुआ । 


अहिसा शीष॑-स्थान पर 


विविघ नामो की अपेक्षा से यह अहिंसा का विविध विवेचन नही, बल्कि 
विविध रूप में उसका स्वरूप दर्शन है । जीवन निर्माण के विविध अगो मे अहिंसा की 
प्रतिष्ठा शीष॑स्थान पर है! मानव दारीर का रूपक लें तो अहिंसा मस्तिष्क के समाव 
है । जिसका मस्तिष्क ठीक नही तो उसका विचार और आचार--दोनो ही विक्ेत 
रहेगा । आप देखते हैं कि सन्तुलित मस्तिष्क वाले की ही सर्वाधिक प्रतिष्ठा रहती है 
चाहे उसके अन्य अंगोपागो मे कोई दोष भी हो | ज्वी्ष ठीक तो सब ठीक, क्योकि 
शीषं बिगड जाय तो कहा नहीं जा सकता कि किस-किस अंग को कितनी-कितनी 
हानि उठानी पडे ? जिसके मस्तिष्क मे पागलपन आ जाय और वह अपना नियंत्रण 
खो बैठे तो फिर उसकी क्‍या दशा हो जायगी ? 


आत्म-शक्ति का मूल ६३ 


यही शीप॑स्थान अहिसा को प्राप्त है। जो आत्म-विकास के मार्ग पर कुछ 
अन्य सद्गुण तो अपना ले किन्तु हिंसा का त्याग न करे ती क्‍या वह उस मार्ग पर 
आगे वढ सकेगा और क्या वह उन प्राप्त सदयुणो को भी अपने साथ टिकाये रख 
सकेगा ? मस्तिष्क ठीक है तो हाय-पैरो से भी ठीक काम लेगा तथा दूसरे अगो से भी 
अपना-अपना काम करायगा, किन्तु यदि हाथ-पेर और दूसरे भग तो सव ठोक है 
मगर केवल मस्तिष्क ही ठीक नही है तो क्या अन्य सभी अगो का ठोक होना ठीक 
त्तरह से उपयोगी वन सकेगा ? 


इसके विपरीत यदि मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ और सन्‍्तुलित है और दूसरे 
अगो में वाद्धित क्षमता या शक्ति नही भी है तव भी मस्तिष्क अपनी क्षमता से कुछ 
न कुछ ऐसे उपाय निकाल लेगा कि जिनके द्वारा काम चलाया जा सके । इसी प्रकार 
एक व्यक्ति जिसने केवल हिंसा छोडी है और दूसरे विकारों को नही छोड सका है तो 
वह ज्यो-ज्यो अधिकाधिक अहिसक बनता जायगा, अपनी आात्मशक्ति को वह बढ़ाता 
जायगा और उसकी सहायत्ता से अन्य विकारों से भी मुक्ति पाता जायगा । 


अहिसा आत्मश्षक्ति को प्राप्त करने की वह पहली सीढी है, जिस पर पाँव रख 
कर ही ऊपर की ओर बढ़ा जा सकता है । अहिसा की आराघना से शक्ति का सचय 
करती हुई आत्मा उष्वंगामी वन सकती है । यह कहा जा सकता है कि आत्मशक्ति 
का मूल अहिसा मे ही है और जिसने मूल को पकड लिया, मूल को पुष्ट और हृढ 
चना दिया उसे कौन हिला सकता है ? सुहृद मूल वाले वृक्ष की शाखाएं और उप- 
शाखाएँ' फर्लेंगी तो उस पर पत्ते, फूल और फल भी लगेंगे। जिसकी जड हरी है, 
उसकी हर चीज हरी रहती है । 


अहिसा का आराबक विनयधर 


कया विनयवर सेठ की हरी-भरी आत्म-शक्ति को श्रीकेतु राजा उजाड़ 
सकेगा ? विकारो मे रंगे मनुष्य का विकृत प्रयास सभी ओर से चलता है किन्तु समता 
एवं अहिसामय व्यक्तित्व को डिगा पाना भी ऋसाध्य ही होता है। श्रीकेतु हिसा का 
प्रतीक बनकर अहिसक सेठ को दवोचने की कोशिश करता है ) उसने साम, दाम, दंड, 
भेद से नागरिको को अपने पक्ष में करने के प्रयत्न आरम्म कर दिए। स्वार्थ या 
प्रभाववश कई नागरिको के राजा के पक्ष मे हो जाने के वावजूद भी एक नागरिक ने 
स्पष्ट स्प से सभा मे कहा--राजन्‌ | आप कुछ भी पद्यत्र करें--असली हस तो 
मोती ही चुगता है और मोती न मिले तो लघन कर लेता है, किन्तु मेले मे या 
अन्यन कभी अपनी चोच नही डालता है | विनयवर सेठ सच्चरित्रता की प्रतिमृत्ति है 
ओर रहेगा । वह कभी पर-स्त्री लम्पट नहीं वन सकता है। 


श्रीकेतु राजा का मस्तिष्क तो विकृत था--वेकाबू था। वे कुपित हो उठे 


ध्डं पावस-श्रवचन 


और गरज कर बोले--मैं राजा हूँ, शक्ति सम्पन्न हँ---चाहे जो मैं कर सकता हूँ और 
करू गा । इस कोप ने साधारण रूप से सभा पर असर डाला । आप तो जानते हैं कि 
जो संसार मे बंठे हुए हैं और सम्पत्ति के णीछे भागते है, उन पर सत्ता का कितना 
ओर कंसा आतक रहता है ? यह तो अहिसक की ही आत्मशक्ति होती है कि वह 
किसी भी अन्याय को सहता नहीं और किसी से भी भय खाता नहीं। संसार के 
स्वार्थों मे पडे हुए लोगो का साहस ही कितना होता है ? या तो स्वार्थ छोड या उन्हे 
दवना ही पडता है । 


उसी समय राजा ने सेनाध्यक्ष को बुलाकर आज्ञा दी कि वह पर्याप्त सैनिक 
शक्ति अपने साथ ले जाकर तुरन्त विनयधर सेठ की हवेली को घेर ले तथा सेठ और 
उनकी चारो सेठानियो को बन्दी बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करे । दुष्ट व्यक्ति जब 
कोई वात कहता है या करता है तब उसमे उसका दुरंगायन बराबर बना रहता है । 
श्रीकेतु महाराज का मस्तिष्क भी विकार भावना से ग्रस्त एवं राजकीय मद से मत्त 
बना हुआ था । बाहर से तो वह विनयधर सेठ को पर-स्त्री लम्पट सिद्ध करके अपनी 
सच्चरित्रता की छाप लगा रहा था, किन्तु कितनी लज्जाजनक स्थिति थी कि असल 
में वह स्वय पर-स्त्री लम्पट बनने के लिए कितना मायावी पड़यत्र रचकर कामयाबी 
पाना चाह रहा था । 

राजाज्ञा लेकर जब सेनाध्यक्ष विनयधर सेठ की हवेली पर पहुँचा तो वर्हाँ 
अहिसा और समता का विशुद्ध वायुमण्डल छाया हुआ था। परम पवित्रता अतिदय 
अपवित्र को भी पवित्रता की ओर प्रभावित करती है और उस विशुद्ध वातावरण का 
असर उस सेनाध्यक्ष पर भी पडा। यह असर अहृश्य' होते हुए भी उसे' ऐसा प्रतीत 
हुआ ज॑से उसे शीतल छाया की तरह शान्ति का अनुभव हो रहा हो । उस सेनाध्यक्ष 
को महसूस हुआ कि वायुमडल पर स्वयं सेठ एवं सेठानियो के पवित्र जीवन का ही 
प्रभाव परिलक्षित हो रहा है । 


सेनाध्यक्ष सोचता है कि यह शान्तिप्रदायक प्रभाव ऐसा ही है जैसा जल-प्रवाह 
के समीप शीतलता ओर पुष्पित उद्यान के समीप सुगनन्‍्ध का प्रभाव होता है | इसी के 
सन्दर्भ में उसने सोचा कि ऐसे पवित्र व्यक्ति पर राजा ने ऐसा जघन्य आरोप क्‍यों 
लगाया है तथा ऐसी कठोर आज्ञा उसे क्यो दी है ? उसके मन में तरह-तरह की 
उऊहापोह चलने लगी । फिर भी वह तो राज्य सेवक था और उसे राजाज्ञा का पालन 
करना था, वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुँचा और वहाँ के एक भृत्य से पूछा कि 
सेठ भीतर क्या कर रहे हैं ? उत्तर मिला कि वे अपने धर्म क्रियरा-कक्ष में सावनारत 
है । सेनाव्यक्ष को अधिक आइचय हुआ कि इतने बडे राजकीय कोप के बावजूद यह 
व्यक्ति गान्त मति से बर्म-नाथना में लगा हुआ है । 


सेनाव्यक्ष ने फिर भी हवेली में प्रवेश करके विनयव्रर सेठ से मिलने का 


आत्म-घक्ति का मृल ध्श्‌ 


उपक्रम किया तो उनके परिवार जनो ने उसको रोका कि धर्म-साघना के समय वे कुछ 
भी वोलेंगे वही और उसमे किसी भी प्रकार से विष्न डालना भी उचित नही होगा । 
वह स्वयं सेठ के तथा उनके परिवार वालो के घेय्ये से प्रभावित होता है, फिर भी 
उसके मन में यह भी शका उठती है कि कही बहाना तो नही बनाया हुआ है। उसने 
परीक्षा करने का निर्णय क्या । सेनाध्यक्ष साधनाग्ृह के वाहर खडा हो गया । उसने 
देखा कि भीतर विल्कुल सादगी का वातावरण है और सेठ ध्यान मे लल्‍्लीन हैं । 
उनके मुख पर किसी तरह की चिन्ता का चिन्ह तक नहीं था। चारो पत्नियाँ भी 
वही वेठी हुई थी और वे भी सत्प्रवृत्ति मे लगी हुई थी। सेनाष्यक्ष बाहर-खडा खडा 
सावधानी से उनकी चौकसी करने लगा । 


हिसा ओर अहिसा के दो दृश्य 


हिसा और अहिंसा के दोनो ओर दो दृश्य देखिये । हिसक प्रवृत्ति पर उतार 
श्रीकेतु आते और रौद्र ध्यान के निक्रष्ट विचारो मे हुव रहा है। उसके चेहरे पर 
कोप और आतक के निद्यान हैं तो भय की रेखाएं भी खिंची हुई हैं। हिसक मे न 
समता होती है, न आत्मर्यक्ति | वह तो बाहरी शक्ति पर इतराता है जो अन्त में 
धोखा दे देती है । इससे कतई दूसरा ही दृश्य होता है एक अहिंसक के अन्तर्मंन का । 
वहाँ न क्रोध होता है, न भय । उस आक्रति पर तो पूर्ण शान्ति का अनुभाव बना 
रहता है। यही दृश्य दिखाई दे रहा था सेठ विनयघर की आऊक्ृत्ति पर, क्योकि उसके 
पास भहिसा की साधना और उस पर आधारित आत्मशक्ति थी | 


कितना अन्तर होता है दोनो प्रकार को णक्तियो के बीच । श्रीकेतु के पास 
सत्ता और सम्पत्ति की अपार शक्ति थी, फिर भी वह भयभीत था क्योकि विकारों से 
भय ही फूठता है। अपार बाह्य शक्तियों के समक्ष अकेली आत्मशक्ति भी वुलना में 
कई गुना सशक्त होती है । यही कारण है कि अहिसा का आराधक एकदम निर्भीक 
होता है। अन्तर का उसे ऐसा सम्वल होता है कि वह जैसे भुकाये नहीं भूकता। 
वह किसी को मारता नहीं और आवश्यकता हो तो स्वयं मरने से कभी पीछे हटता 
नही । ऐसा होता है भहिसा का वल, जो आत्मा की अनन्त शक्ति को जगाता है और 
उसे गतिमान बनाता है । 

एक वार अहिंसा एवं समता की सम्यक्‌ साधना से जिसने अपनी आत्मशक्ति 
को जगा दिया, वह फिर अश्वक्त नही रहता । वह अपनी उस शक्ति को विकसित 
करता हुआ परम-शक्ति तक पहुँच ही जाता है। भगवान्‌ की तरह वह भी अनन्त 
शक्ति सम्पन्न बन ही जाता है। 
लाल भवन 
२६-८-७२ 


व्श्प्द्छ ८ 


9 अहिसा की ग्राराधना 
न््श्च्श्धष््््च्य्य्श्भ्च्च्ध्य्श्भ्ग्च्य्य््ध्य्ध्य्य्श्ध्य्ध्य्व्श्य्व्य्य्श्श्व्य्ख्य्ल्य्थ्ध्य्य्ण्ज्ध्य्श्य्श्स्छ ध्ट्छःडड 


“संभव देव ते घुर सेवो सवेरे “* अल 2234 


यह भगवान्‌ श्री सभवनाथ को प्रार्थना है। भगवान्‌ एक प्रकार से सत्य के 
प्रतीत होते हैं । उनका जो आदर्श जीवन है, वह सत्य का प्रतिरूप होता है। हम 
कहा करते है कि सत्य ही भगवान्‌ है और उसका कारण यही है कि जिस सत्य मार्ग 
पर आगे बढ कर जो वे साधना करते हैं, उससे वे जब पूर्ण सत्य के दर्शन कर लेते 
है तब वही आत्मा परमात्मा का परम श्रेष्ठ स्वरूप धारण कर लेती है । इस तरह 
हम कह सकते हैं कि सभो भव्य प्राणियो का अन्तिम साम्य भी सत्य ही होता है, 
क्योकि सत्य है वही कल्याणकारी है और जो कल्याणकारी है, वही सुन्दर है। जो 
सुन्दर है, वही दिव्य और भव्य है। यह सुन्दरता आत्मा की सुन्दरता होती है। 
आत्म-सौन्दर्य ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य होता है, जो अन्तर की शक्ति मे प्रस्फुटन से 
विकसित होता है! 

सत्य के साध्य को प्राप्त करना सरल नही होता । इस मार्ग मे जिस प्रकार 
की कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे कई बार मनुष्य के मन पर हताशा की लहरें दौड 
जाती है और उसका उत्साह शिथिल होने लगता है । वह सोचता है कि यह मार्ग तो 
असाध्य है---इस पर वह कभी भी चल नहीं सकेगा। आमसन्तरिक कर्म श्र जब 
उसकी गति पर बार-बार आधात करते हैं तो वह अत्यन्त ही निराश हो उठता है 
और उस साध्य को ओर बढने से रुक जाता है क्योकि उसे वह असंभव मानने लग 
जाता है। 


मन ओर मस्तिष्क को दुर्बेलताएं 


मन और मस्तिष्क की इस प्रकार की मंयकर दुबंलता के क्षणो मे जब वह 
भगवान्‌ श्री सभवनताथ की प्रार्थना पर अपना ध्यान केद्वित करता है तो उसके 
शिथिल अन्तर मे उत्साह का एक नया ज्वार प्रकट होने लगता है। प्रभु के आदर्श 
जीवन-दर्शन मे उमग की लहरे फिर दौडने लगती हैं और तब वह पुन. उत्साहित 


अहिसा को आराधना ६७ 
होता है कि उसकी गति उस मार्ग पर अग्रसर वने । इस उत्साह जागरण के साथ 
ही उसके मन में यह सकल्प सुहृठ बनने लगता है कि भविष्य मे वह कदापि अपने 
निश्चय से डिगेगा नहीं । समवनाथ को स्मरण करके जैसे उसका उत्साह ह्विग्रुणित हो 
जाता है। 


हृढ सकलप के निर्माण के वाद जव साध्य को पाने की ललक तीन हो उठती 
है तव वह मनुष्य उस साध्य को पाने के लिये उपयुक्त साधन की खोज करने लगता 
है । अब जव सत्य को पाना है याने कि भगवान्‌ को पाना है तो जेसा कि कल स्पष्ट 
किया जा चुका है कि अहिंसा ही उसके लिये श्रेष्ठतम साधन है। साध्य तभी मिलेगा 
जव साथन समर्थ होगा, वरना साध्य सदंव साध्य ही वना रहेगा, कभी भी उपलब्धि 
के रुप में प्रकट नही हो सकेगा । 


अहिंसा से ही सत्य की सिद्धि समव है। जिसे सभवनाथ प्रभु ने सभव कर 
दिखाया है और जिनके आदशं जीवन-सूत्रों से ही हमे भी सभव कर दिखाने की 
प्रेरणा प्राप्त हो सकती है । 'सभव' शब्द से ही सकेत उस मानसिक भूमिका पर 
पहुँचता है, जहाँ से एक हताश व्यक्ति की उमग एक नये दौर मे पदा होती है । 
असभव की कल्पना करते ही जिस तरह निराशा का अवेरा सन और मस्तिष्क पर 
छाने लगता है, उसके ठीक विपरीत सभव की स्थिति गहरे अन्घकार मे भी आशा 
की प्रकाश किरण को चमकाने वाली है | इसीलिये कहा गया है कि समवनाथ की 
सेवा करो, उनका स्मरण करो--अर्थात्‌ उनके सामथ्यं, उनकी शक्ति और उनकी 
सतत सभावना को अपने अन्तमन में समाहित करते रहने का प्रयास करते 


रहो । 


सभव को धूमिल सी आद्या भी जब नवोत्साह का संचार करती है तो 
भगवान्‌ श्री समवनाथ का नाम-स्मरण तो प्रेरणा का महदुस्त्रोत है। उनकी प्रार्थना 
फे साथ ही--यदि सच्चे हृदय से की जाय तो ऐसी प्रतीति होने लगेगी कि इस विश्व 
में असभव नाम की कोई स्थिति नही होती । असभव का अर्थ है--असामथ्ये, अकर्म॑- 
प्यता एवं कापुरुषता। अशक्ति है, वहाँ असभव है वरना वास्तव में असभव कुछ भी 
नही है । असभव को भी सभव कर दिखाने की दश्क्ति इस आत्मा मे विद्यमान है। 
किन्तु जब सभवनाथ का स्मरण किया जायगा तो वह शक्ति उदघाटित होगी तथा 
अन्तर की सारी सुपुष्न शक्तियाँ जाग्रत हो उठेंगी । हृढ़ सकल्प पुरुषा्थं को उदवोधित 
करेगा कि शीघातिशीघ्र आत्मा की अनन्त शक्ति को पूर्णत प्रकट किया जाय और 
प्रेरणा देगा कि सभवनाथ के मार्ग पर चाहे कितनी ही वाघाएँ डियाने को आए फिर 
भी कठिन साधनों के वल पर परम उत्साह से साध्य को प्राप्त करके संभवनाथ के 
सच्चे अनुगामी दने । 


६८ पावस-प्रवचन 


पुरुषार्थ नियोजन को दिशा 


इस पुरुषार्थ को नियोजित करना है---सही साधन रूप अहिसा को अपना कर 
तथा अहिसक शक्ति को अडिंग और अजेय वनाकर | अहिसा की उपासना झोर्य्य- 
पूर्वक ही की जा सकती है, क्योकि अहिसा सदा ही वीरो का घर्मं रहा है, कायरों का 
कभी नहीं। जो सच्चा वीर है वह तो अहिंसा को अपनाता ही है, किन्तु जो अहिसक 
है उसके जीवन मे तो कमी कमजोरी के क्षण आते ही नही । वह वीरतापूवंक ही जीता 


है, कठिनाइयो से सघरं करता है तथा एक वीर तरह अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त 
करके रहता है । 


मैं वरावर बतलाता आ रहा हूँ कि जो अहिंसा को विचार, वाणी और कम से 
अपनाते है, वे ही अपने जीवन में सच्ची समता का भी सचार कर पाते हैं। 'सम' शब्द 
सहनशीलता, सयम, सौम्यता और समानता का एक साथ द्योतक माना गया है ) सम 
की स्थिति का,अथे है कि उसके जीवन मे समरसता आ गई है । यह समरसता सिर्फ 
अहिसा की निरन्तर उपासना से ही संभव हो सकती है। अहिसा से समता भोर 
समता से सर्वोच्चता-यह आत्म-विकास का स्वाभाविक क्रम होता है। 


समता की रस-धारा और परख चुद्धि 


अहिसा और समता की रस-धारा से जिसने अपने जीवन को समरस वना 
लिया है, उसकी पहिचान एक साधारण सा पारखी होगा, वह भी कर लेगा ! आप 
देखें कि सामने मिट्टी के दस कोरे धड़े पडे हुए हैं। अब क्या आप जान सकंगे कि 
कोन सा घडा जल से पूरा भरा है, कौन सा आधा अथवा कौन सा पूरा खाली होकर 
कोरा का कोरा है ? शायद आप थोडी-सी दृष्टि को पैनी बनायेंगे तो आसानी से 
जान लेंगे। सजलता घडे के अन्दर तक ही मर्यादित होकर नही रहती है किन्तु वह 
बाहर तक प्रकट होकर दिखाई देती है। उसी सजलता के स्पष्ट चिह्न आपको घडे 
के बाहर भी दिखाई देंगे और उससे घडे मे जल की स्थिति का आपको ज्ञान हो 
जायगा । 


घडे की सजलता की तरह ही अहिंसा और समता की सजलता भी थोड़े से 
विवेक के साथ ही स्पष्ट समझ में आने वाली स्थिति होती है। जब यह रस-धारा 
मनुष्य के मन और मस्तिष्क मे प्रवाहित होने लगती है, और उससे विचार तथा 
आचार मे एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आता है तो उसकी सजलता बाहर भी फूठती 
है। तब बाहर की दुनिया भी उस घारा को आसानी से समझ लेती है । अहिसा 
एवं समतामय जीवन का प्रेरणादायी प्रभाव बाहर भी उसके अगर-्अग से अभिव्यक्त 
होने लगता है। 


जीवन भे आदर्श का प्रवेश हो रहा है--इसका ज्ञान इसी स्थिति से हो सकता 


अहिंसा की आराघना ६६ 
3 कि उसके जीवन की इस रस-धारा के प्रवाह की क्या स्थिति है? जिसके जीवन 
में समता का एक अश भी प्रविष्ठ हो जाए तो उसमे तेजस्विता प्रकट हुए बिना 
रहेगी नही । हर क्षेत्र मे उसकी झलक आएगी और वह जल के घडे की तरह स्पष्ट 
परिलक्षित हीने लगेगी । 

अहिसा के स्वरूप पर उसके विविध नामो की हृष्टि से कल प्रकाश डाला गया 
था, किन्तु उस नामावली में कुछ और विशेषणात्मक शास्त्रीय नाम बच रहे हैं, जिन्हें 
भी व्याख्यात्मक रूप से समझेंगे तो उससे अहिसा का स्वरूप और अधिक सुवोध 
हो सकेगा तथा उसकी सक्रिय उपासना की तरफ हढ सकलप भी आगे बढेगा और 
वह कठिन पुरुपार्थ को भी जगाएगा । 

अहिंसा का अगला नाम 'खन्ति' बताया गया है। खन्‍्ति याने क्षान्ति। 
क्षान्ति कहते हैं--क्रोध के निग्रह को । क्रोध का प्रसग सामने हो और भडकाने वाली 
स्थितियों के बावजूद वह व्यक्ति ही क्रोध का निग्नह कर सकता है जिसने अपने आप 
को अहिंसा का कट्टर उपासक बना लिया है । सम्यक्त्व की आरावना को भी समता 
ही कहा है और समता से क्षान्ति का सदगृण जीवन में उतरता है तो कारणभूत 
होने से अहिसा शान्ति भी है । 

महती विशेषण भी अहिंसा के लिये प्रयुक्त हुआ है । महती का अर्थ है कि 
सभी धामिक अनुष्ठानों मे उसका समावेश होने लगे और सभी तरह की घर्म- 
कियाओ में उसका अतीव उत्साह बना रहे । ऐसा वही कर सकता है जिनके जीवन 
भे महिसा का अश समा गया है । जो विचार और आचार---दोनो विधियो से अहिसा 
के सूक्ष्म रूप को भी भली-भाँंति समझ कर उसे क्रियान्वित करने का यत्न करता है, 
उस जीवन में शर्ने -शर्न ही सही, महानता का प्रकट होते जाना सुनिदचित होता है । 


अहिसा--बोधि, धृति और समद्धि है 


'बोहि' शब्द से भी अहिंसा को पुकारा गया है । बोहि याने वोधि--जिसका 
अर्थ होता है कि सद्रधं की प्राप्ति । हिंसा से दूर हटते रहने पर इस सत्य का बोध 
होने लगता है कि आत्मा क्या है, उसकी अनुभूति क्‍या है और शक्ति क्या है, क्योकि 
आत्मिक सदुभाव ही अहिसा के श्रोगणेश से समझ में आने लगता है। इसलिये 
मानना चाहिये कि अहिसा की उपासना से ज्ञानार्जन का प्रयास भी पूर्ण मफल बनता 
है। किसी की बुद्धि कितनी ही ठीज्र हो, किन्तु यदि उसमे महिला मौर समता की 
प्ललक न हो तो वह बुद्धि न तो स्थिर हो सकेगी और न उसके प्रभाव से थान्ति 
लाभ ही हो सकेगा । ज्ञान को जगाने वाली भी बअहिसा ही होती है । 


अहिसा का नाम 'घृत्ति' भी कहा है | घृति उस शक्ति का नाम है जो चित्त 
बी चचलता को रोक कर उसे गभीर, स्थिर भौर स्वस्व बनाती हैं । घति को कारण- 


(०० पावस-प्रवचन 


मत भी अहिसा है और इसी तरह सच्ची आत्मिक समृद्धि की कारणभूत भी अहिसा 
की ही माना गया है । 

अहिसा--सम्‌द्धि क्यो है ? समृद्धि का अथे है--प्म्यक प्रकार से ऋद्धि | यह 
ऋदच्धि केवल भौतिक ही नही होती है, वल्कि आत्मिक भी होती है । भीतिक ऋद्धि 
भी किसी के पास है और उसका वर्तमान जीवन असयमित भौर असन्तुलित है तो 
पमझतना चाहिये कि यह ऋद्धि उसके पूर्व जन्म की आराबना का प्रतिफल है, क्योकि 
ऋंद्धि की उपलब्धि अहिंसा की सफल साधना पर ही निर्भर करतो है। आत्तमिक्र 
ऋद्धि की तो मूलाधार ही अहिसा है। अहिसा के अनुपालन से सदगुणों का समावेश 
आत्मिक अनुभावो में होने लगेगा और उससे मि इचय ही भात्मा की श्री अभिवृद्ध 
होगी । यह श्री वृद्धि ही तो समृद्धि बन जाती है। अहिंसा का नाम इस कारण समृद्धि 
के साथ सिद्धि भी है, क्योंकि समद्धि का सीधा परिणाम सिद्धि के रूप में ही तो प्रकट 
होता है । 

अहिसा--बृद्धि, स्थिति और पुष्टि भी 


अहिसा का नाम वृद्धि भी है। मानव की वृद्धि किस कारण से संभव होती 
है । अगर वह अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्य मे बढ रहा है तो उस वृद्धि का मूल 
कारण भी अहिसा की उपासना में ही समाया हुआ है । उस कारण के अन्दर कार्य 
का उपचार करके ही अहिंसा को वृद्धि भी कहा है । 


अहिसा को “ठीति”' याने स्थिति भी कहा है। अनादि और अनन्त जो मोक्ष 
को स्थिति है, वह अनन्त काल तक रहेगी । ऐसे मोक्ष मे अजर-अमर रुप से स्थायी 
स्थापना का कारण भी उसी अहिंसा मे निहित है । 


अहिसा 'पुद्ठी' भी है। पुदठी का नाम पुष्टि है। जितना भी पुण्य-प्रकृति 
के पुष्ट होने का प्रसग आता है, वह अहिसा की वदौलत ही आता है और उसकी 
मात्रा चाहे जीवन मे न्यूनाशो मे हो क्यो न उतरी हो--वह भी उसकी भावी प्रगति 
की पुष्टि देने वाली होती है। यों कहा जा सकता है कि जज्ञानी से अज्ञानी तया ऋर 
ते ऋर प्राणी के मन मे भी कुछ न कुछ अहिसा का अनुभाव तो रहता ही है | यह हो 
सकता हैं कि उसमे अहिसा का स्वरूप विद्यमान न होकर उसका विक्ृत स्वरूप ही 
दिखाई दे रहा हो । बीज रूप मे अहिंसा की पुष्टि सब मे होती है, जो यात्किचित 
सहानुभूति के रूप मे यदा-कदा ही सही, प्रकट अवश्य ही होती है । 


इसे समझने के लिए एक दृष्टान्त दे रहा है। बिल्ली छोटा सा प्राणी है, किन्तु 
स्वभाव से परम हिंसक होता है। उसमे अहिंसा का कोई भी अंश तो ऐसा दिखाई 
नही देता है। किन्तु मोह दशा से उस रूप को विक्ृत मानकर ही देखे तो आप जात 
सकेंगे कि बिल्ली भी अपने कोमल से नवजात बच्चे को बडी कोमलता से अपने दौँतों 
से पकंड कर घर-घर घूमाती है। मजाल है कि कही एक दाँत भी उसके गड जाय । 


महिसा की आराधना १०१ 


दो प्रत्येक प्राणी मे अहिसा का वीज होता है किन्तु आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों की 
होती है कि वह वीज अन्य साधनों से पुष्टि पाता हुआ उस प्राणी को अबहिसा की 
श्रेष्ठ उपासना की ओर गतिणील बना सके । 


अहिंसा को आगे चलकर “नन्दा' याने आनन्ददायिनी और “भद्दा' याने कल्याण- 
कारिणी भी वताया गया है । अहिंसा की आराघना करने वाला अपने आप को आनन्द 
और कल्याण के रस से आप्नावित न कर सके--यह॒ कैसे सम्भव है, वल्कि वह तो 
उससे अपने पाश्वेवर्ती अन्य प्राणियों और एवं वातावरण को भी आनन्द से मर देता है 
तथा उन्हें कल्याण की दिश्ञा में मोड देता है । 

आत्म-शुद्धि की प्रतिमृर्ति 

अहिसा को विशुद्धि की प्रतिमूर्ति भी शास्त्कारो ने कहा है । आत्म-विशुद्धि 
का प्रारम्भ जहिसा की आराधना से होता है तो उसकी सर्वेश्रेष्ठा भी इसी माराघना 
की उत्कृष्टता से प्राप्त होती है । आप अहिसा के सम्बन्ध में स्यूल रूप इतना ही 
सोच कर नही रह जाएं कि किसी प्राणी को नही मारने का नाम ही अहिंसा है । 
णास्त्रीय दृष्टि से अहिसा की व्याख्या अति यूक्ष्मता से की गई है, जिससे स्पष्ट होता 
है कि अहिसा न सिर्फ शारीरिक क्रियाओं को नियन्त्रित करती है, वल्कि वाणी और 
मन की गहराइयों में प्रवेश करके समग्र जीवन में पविन्नता का विस्तार करती है । 
आत्मा-विशुद्धि का मेल भी अहिसा की आराघना मे समझा जाना चाहिए । 


आत्म-शुद्धि का अहिसा के साथ अभिन्न सम्बन्ध माना गया है । अहिंसा 
अगर मूल मे रहतो है तो आात्मशुद्धि होती है। अगर मूल मे नही है किन्तु 
उसका वाहरो दम्भ मात्र दिखाया जाता है तो उसका आत्म-विशुद्धि के 
सम्बन्ध में कोई भी असर नहीं पडेगा | कमी-करी यह प्रसंग भी आता है 
विः समतामय अहिसा के जभाव में असमवी आत्मा अहिंसा का दम्भ दिखाकर 
साधु-धर्मं भी ग्रहण कर लेती है, उच्च क्रिया भी कर लेती है तथा प्रृष्य सचय से उच्च 
गति मे भी पहुँच सकती है । किन्तु वह आत्म-विशुद्धि की मोर अपने चरण नहीं बढ़ा 
सकती है वयोकि उसमे जहिसा की क्षमता नही होती है । 

ससारी भात्माओो में भवी और जनभवो का प्रसग चालू है । इसमे भवी थात्मा 
वह वहलाती है जिसमे मोक्ष-गमन को क्षमता हो, और बभवी आत्मा में वह क्षमत्ता 
नहीं होती । इस कारण मोक्ष गमन की क्षमता भी बअहिसा की आराचना से सक्षम 
टरोतो है । विशुद्धि वही आत्मा कर पायेगी जो अपने सारे आाचरण में अहिसा और 
समता का जग वनकर चल रही हो । 

यह परमोष्धर्म है 


दस समस्त विश्वेषण से यह सत्य हृदयगम किया जाना चाहिए कि ईव्दस्त्व 
प्राप्त करने पेट सदल साधन के रूप में अहिसा ही है । अहिसा वी महिमा इस विस्तृत 


१०२ पावस-प्रवचन 
वर्णन से स्पष्ट होती है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह केवल अहिसा के प्रथम 
साधन से ही प्राप्त किया जा सकता है। 'अहिसा परमोधमं ” इसी सत्य का सूचक 
है। जहाँ अहिंसा है--वहाँ घम्मं है और धर्म ही सत्य को एवं भगवान्‌ को धारण 
करता है । 

ऐसे परम धर्म रूपी अहिसा की यदि आप सच्चे एवं निष्ठावान्‌ मन से आरा- 
धना करना चाहते है तो उनका श्र प्ठ समय चातुर्मास को ही वताया गया है। साधु- 
मुनि चातुर्मास काल मे एक ही स्थान पर ठहरते है तथा वे वीतराग वाणी को जो नित 
प्रति श्रवण कराते है उससे इस दिशा में गहरी आस्था की जागरणा होनी चाहिए। 
इस चातुर्मास काल में पयु पण पर्व एक आध्यात्मिक दीपावली के समान है कि आत्मा 
के सारे कलुप को घोकर अहिंसा एवं समत्ता की आराबना से आत्मस्वरूप को 


चमकाए । 


अहिसा से लोकप्रियता 


अहिसा अपने आराधघक को लोकप्रियता भी भरपुर देती है। आपने देखा है 
कि राजनीति मे भी अहिसा का सफल प्रयोग करने वाले महात्मा गाधी कितने अधिक 
लोकप्रिय रहे, वल्कि उन्हे तो श्रद्धा से राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऐसी ही लोकप्रियता 
अहिसा एवं समता के आचरण से विनयधघर सेठ को भी प्राप्त थी। समता और 
विषमता के जीवन मे ज॑ंसी विपरीतता होती है, वह सेठ विनयधर और राजा श्रीकेतु 
के चरित्रो से झलकती है । 


सेनाध्यक्ष राजाज्ञा की पालना की प्रतीक्षा करता है कि सेठ अपनी घर्म-साधना 
से निठृत्त हो तो वह उन्हे बन्दी बनाएं। यथासमय साधना से निवृत्त होकर सेठ ने 
अपनी पोशाक बदली और देखा तो विचार किया कि उनकी हवेली मे सेनाध्यक्ष और 
सेना क्यो ? उन्होने सेनाध्यक्ष से कारण पूछा तो वह कुछ भी बताने मे असमर्थ था । 
उसने तो सिर्फ सारे परिवार को बन्दी बनाकर ले चलने का आग्रह किया । 


विनयधर सेठ ने कहा कि बिना अपराध का ज्ञान हुए और उसके स्पष्टीकरण 
का अवसर दिये ऐसा किया जाना तो उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा, अतः उन्होंने 
कुछ समय की माँग की। सेवाध्यक्ष ने प्रतीक्षा करने का आश्वासन दिया । कई 
मुखिया लोग तो राजा श्रीकेतु की सभा मे बठे हुए थे, सेठ ने अवशिष्ट प्रमुख लोगो 
को अपने यहाँ बुलाया तथा उन्हे सारी स्थिति से अवगत किया। विचार के 
बाद उन्होने निर्णय लिया कि यह राजा का अन्याय है और इसे उसको जताना 
चाहिए । 

मुखियाओ ने तुरन्त जनता को तैयार किया कि चरित्रशील की रक्षा मे उसे 
सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए । सामान्य जन भी उस समय में विवेकशील थे व 


| 


अहिसा की आराधना १०३ 


सत्य की रक्षा में सन्नद्ध रहते थे। वे विश्ञाल प्रदर्शन लेकर राज-"प्रासाद पहुँचे और 
अपनी पुकार राजा को सुनाने लगे कि विनयवर सेठ पर अकारण ऐसा अन्याय क्यो 
ढाया जा रहा है ? यह सेठ की लोकप्रियता ही थी कि नगर का एक-एक नागरिक 
उसके पक्ष में निकल पडा था और उनकी रक्षा के लिए स्वय कैसा भी कष्ठ भुगतने 
के लिए उद्यत हो गया था । 


राजा ने वाहर आकर जनता से मिलने की वजाय उसके एक प्रतिनिधि को 
ही अन्दर बुलाया । उसने सेठ के अपराध के विपय में जानकारी चाही। वास्तविकता 
को समझते हुए भी विकारग्रस्त राजा ने उसे कटु उत्तर दिया--निर्णय करने वाला 
मैं स्वय हूँ ओर जो मैंने किया है, ठीक किया है । उनके अपराध का उचित दण्ड दिया 
है । मुखिया ने विद्रोह की वात कही कि राजा उन्होने मनमाना काम करने के लिए 
नही वनाया है | ऐसा साहस भी एक अहिसक के समर्थक का ही हो सकता है । 


वीरो का भुषण--अहिसा 


“अहिसा वीरस्य भूषणम्‌” जो कहा गया है, वह एक वास्तविकता है। अहिसा 
से मनुष्य वीर वनता है और वीरो की अहिसा ही ससार के भ्रष्ट वातावरण में त्याग 
ओर विराग का एक नया उत्साह फनला सकती है। जो यह समझते है कि अहिसा ने 
सिर्फ फायरता पैदा की है, वे अहिंसा के सच्चे स्वरूप को समझते ही नहीं। अहिसा 
वग सच्चा आराधक ऐसा श्रेष्ठ वीर होता है जो टूसरो की तो रक्षा करता है किन्तु 
अपनी मृत्यु की हथेली पर लिए घूमता है । 

यदि श्री सम्भवनाथ की सच्ची भक्ति करनी है और सत्य को नर्वादग्त. प्राप्त 
करना है तो अहिसा जौर समतामय जीवन की सच्ची आराधना कीजिये और अपनी 
अन्तरथक्ति को प्रकट कीजिये, तव देखिये कि क्या दुष्कर से दुष्कर कार्य भी आपके 
लिए असम्भव रह गया है? असम्भव को भी सम्भव कर दिखाने वाले अहिसक 
वीर ही होते है । 
लाल भवन 
३०-८-७२े 


86:32 4-२ 


+ 


6 सेवा त.्लौर उसकी गहनता 


ध्ध्य्श्य्ज्ध्य्य्ध्श््ध्य्ल्ध्श्ग्य्य्य्ध्म्ब्ध्ध्य्श्न्लज्ध्श्य्ख्न्न्ध्य्य्ख््स्न्य्श्य्ख्न्ब्ध्य्श्य्य्न्ण्य्ध्य्प्ध्य्य्ख्व्क्घ्य्छ 


“आज म्हारा संभव जिन वर हितचित सू गुण गास्यां 


भगवान्‌ श्री सभवताथ की प्रार्थना की प्रथम पक्ति हमे सेवा का सन्देश 
देती है । सेवा, सेवक और सेव्य का तत्त्व समझने योग्य तो है ही, किन्तु आचरने योग्य 
अधिक है। सेवा कैसे और कसी की जाय, किसकी की जाय तथा करने वाले की 
योग्यता व क्षमता कैसी हो--इस पर पहले चिन्तन किया जाना चाहिये | साधारण 
सेवा का विषय भी गहन होता है । इसीलिए तो कहा गया है कि “सेवा धर्म: परम गहन: 
योगिनामप्यगम्य.” अर्थात्‌ सेवा करना इतना गहरा और कठिन काम है कि जो बड़े- 
बडे योगियो तक के लिये अगम्य होता है। फिर जब प्रभु की सेवा का प्रसग हो, तब 
तो उसकी गहनता का कहना ही क्‍या ? 


प्रभु की सेवा के रूप मे एक की सेवा से सवकी--याने समस्त ससार की सेवा 
संभव बनती है | आत्मा अनादि काल से इस विराट विश्व में परिभ्रमण कर रही 
है। अनेक प्रकार की सेवाओं का कार्य इससे बन पडा होगा तथा उसका यथोचित 
फल भी उसे प्राप्त हुआ होगा, परन्तु परमात्मा की वास्तविक सेवा का प्रसंग उससे 
नही बना है, वरता वह आत्मा भी परमात्मा का रूप ही धारण करके इस परिभ्रमण 
से मुक्त हो गई होती । 


प्रभु-सेवा का अन्तरंहस्य 


सेवा का सर्वोच्च स्वरूप परमात्मा की सेवा मे ही प्रकट होता है । यह सेवा 
ससार मे सबसे बढकर सेवा है । प्रार्थवा की पक्तियो मे कहा गया है कि यदि परमात्मा 
की सेवा करनी है तो इस सेवा के अन्तरंहस्य को हृदय मे गहरे उतार कर उसमे 
नियोजित होना होगा । सेवा के भेद जाने बगैर अगर उनकी सेवा की गई तो सेवा 
का स्वरूप विक्वतत्त हो जायगा तथा वह निष्फल जायगी । साधारण सेवा भऔर प्रभु-सेवा 
के भेद को आकना पडेगा । 


मभेवा और उसकी गहनता १०४५ 


किसी सामान्य मनुष्य की सेवा करनी है तो उसके अमाव दूर करके, उसके 
हाथ-पर दवा कर तथा उसकी आवध्यकताओ की पूर्ति करके सेवा धर्म को साथक 
बनाया जा सकता है। किन्तु प्रभु तो समार से दूर निराकार-निरजन ज्योति मे ज्योति 
रूप विराजमान है फिर उनकी गेवा कैसे की जाय ? कैसे सासारिक सेवा में शरीर के 
सिवाय अन्य सभी प्राप्त शक्तियों का भी उपयोग किया जाता है । एक पुरुष मानसिक 
सेवा या वोद्धिक सेवा कर सकता है। समाज के किसी भी क्षेत्र का वायुमडल शुद्ध 
बनाने की हृष्टि से भी कीई अपनी सेवा देता है। सेवा की अग्रणित विधियाँ हो 
सकती है किन्तु परमात्मा की सेवा की विधि तो इन सबसे निराली ही होती है । 


मैवा के विभिन्न क्षेत्र और भिन्न रूप हैं। सेवा के पीछे कही स्वार्थ भी होता 
है और अधिकाशत समारी सेवा के पीछे स्वार्थ होता ही है। स्वार्थ से ऊपर उठकर 
शुद्ध मानवीय और आत्मीय भावना से जब कोई नि स्वार्थ भावपूर्वेक सेवा कार्य मे 
जुटता है तव उसकी सेवा का वह रूप ही परमात्मा की सेवा के साहश्य में आता है । 
ऐसी सेवा ही और सेवक जब ऐसी नि स्वार्य भावना से सत्सेव्य की सेवा करें---तत्र 
समझना चाहिये कि वह सेवा परमात्मा की सेवा की कोटि में पहुँच रही है । परमात्मा 
की सेवा का सच्चा अभिप्राय स्वयं परमात्मा, उनकी किसी मूर्ति या अन्य प्रतीक को 
सेवा-यूजा से नही, वल्कि परमात्म स्वरूप फी सेवा से है, और वह भी इस रूप में कि 
आप उस सहज सेवा हारा अपनी ही आत्मा में ऐसी त्याग ओर विशुद्धता की स्थिति 
जा रहे है जिससे वह परमात्म स्वरूप के निकट ही नही पहुँचे, वल्कि स्वय भी उस 
दिव्य अजरामर स्वस्प भें सनातन रूप से प्रतिष्ठित हो जाय । 


सेवा फा स्वभाव मृल मे है 


विष्व के विशाल प्रागण मे जितने भी प्राणी हैं, किसी न किसी प्रकार के 
यर्गों अथवा समृहों मे विभाजित है। वे सेवा का स्वरूप समझ कर सेवा करते हो या 
सही, बिन्‍्तु ज्ञात या बअनात रूप से कुछ न फुछ सेवा फा कार्य करते रहते है । आप 
जिन क्षेत्र के अन्दर जिन तप भे कार्य कर रहे हैं, उनके अन्दर भी अगर सेवा का 
निसालिस रूप आ जाय तो सबके सव सच्चे सेवक कहला सकते हैं । एक कृपक खेती 
फरता ऐ, और यह सही है कि उसके द्वारा उत्तादित अश्न से सारे समार का पालन 
होता है तो यह फम सेवा नही है ? किन्तु सेवा के साथ भावना का घनिष्ठ सम्बन्ध 
झोता है । यह अपना झृपि-कार्य करते हुए यदि भावना में नि स्वार्थ वृत्ति ले आता है 
तो बह विध्व थी सेया ही हैं। औौर जो नि सवा जोर लोफ-सत्यापकारी सेवा है 
उसी में परमात्मा वी सेदा के स्वरूप वा दर्शन किया जा सकता है। 

इसी प्रकार एक शिक्षझ विद्याध्ययन कराता है। शपक तो घोर का पावन 
परता हैं विन्‍्तु विया सिसाझर शिक्षक मनुष्य के सन और मस्विष्क को टालता है । 
यह उनसे नी वश्फर सेवा है । विनन्‍्तु एक शिक्षक यदि यही समस्त कर अपना वार्य 


१०६ पावस-प्रवचन 


करे कि महीना बीतने पर जो वेतन उसे मिलेगा, वही उसकी समूची उपलब्धि है तो 
उसका नितान्त आर्थिक दृष्टिकोण उसे सेवक की श्रेणी मे नही पहुँचाता । शुद्ध कत्तंव्य- 
निष्ठा एवं पर-कल्याण का भाव जब प्रमुख होगा और उसमे व्यक्त या अव्यक्त रूप 
से अपना कोई स्वार्थ मिला हुआ नही होगा, तभी सेवा का स्वरूप प्रकट हो सकेगा । 

प्रत्यक्ष स्वार्थ नही हो किन्तु पद-प्रतिष्ठा या कीति तक का लोभ भी अगर किसी सेवा- 
कार्य मे मिला हुआ हो तो भी उससे सेवा की झलक नही फूटेगी | इसी प्रकार एक 
चिकित्सक, अधिकारी, व्यापारी एवं अन्य किसी भी वर्ग के नागरिक की वृत्ति सही 
दिशा में चले तो उससे सेवा का स्वरूप झलकने लगेगा । 


कोई यह सोचे कि अमुक वर्ग का नागरिक अमुक कार्य करके उससे वेतन 
लेता है या अन्य लाभ उठाता है तो उसका वह कार्य सेवा कंसे कहलायगा ? सैवा- 
भावना प्रधान होती है और जब कोई भी कार्य करते हुए प्रमुख भावना यह है कि 
उससे सामूहिक या सार्वजनिक कल्याण का मार्ग खुले और उससे भावनात्मक श्रेष्ठता 
का वातावरण निर्मित हो तो उसका वह प्रयास सेवा के अन्तर्गत ही आयेगा । चाहे गोण 
रूप से उस कार्य से उसको निजी लाभ भी हो रहा हो किन्तु उसके प्रति उसका न तो 
ममत्त्व ही और न आसक्ति | 


अनासक्त सेवा 


अनासक्ति सेवा का प्रमुख गुण माना गया है। आसक्ति जहाँ मोह और स्वार्थ 
का मूल है, वहाँ अनासक्ति नि'स्वाथ वृत्ति की प्रेरिका । इस अनासक्ति योग का गीता 
मे प्रधान रूप से वर्णन किया गया है और आज तो जन्माष्टमी है, अत. गीता के 
प्रणेता एव सेवा के मत्रदाता श्रीकृष्ण के आदर्श जीवन पर भी हम विचार करेगे । 
अनासक्ति जितनी उज्जवल होती जाती है उतनी सेवा की चमक भी बढ़ती जाती है। 
उस सेवा की स्थिति मे एक प्रकार का आत्म-विसजंन का भाव प्रबल हो उठता है। 


यह आत्म-विसर्जन ही परमात्मा की सच्ची सेवा का पहला पाया है । व्यक्ति 
निजत्त्व को विसर्जित कर दे और अपने आपको समष्टि की सेवा मे विलीन कर दे-- 
वह उसके हृदय की श्रेष्ठतम अवस्था बन जाती है । आत्म स्वरूप को सर्वत्र विस्तारित 
कर देने का दूसरा नाम ही हम सेवा” कह सकते है। “आत्मवत्‌ स्वंभूतेषु' की वृत्ति 
बनने पर निजत्त्व कहाँ रह जाता है ? यो कह दें कि निजत्त्व अपने ही सकुचित दायरे 
मे घिरा न रहकर समस्त विश्व की परिधि तक फैल जाता है। सेवा को इस गहनता 
को जब सुक्ष्म हृष्टि से समझा जाय तब सेवा, सेव्य एवं सेवक के परस्पर सम्बन्धो की 
गति भी भली प्रकार हृदयगम की जा सकती है । 


प्राथंना मे कहा गया है कि “सेवन कारण पहली भूमिका रे ४ ४ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि जैसे कृषक बीज बोने के पहले भूमि को तैयार करता है-- 


सेवा और उसकी गहनता १०७ 


उसे उर्वर एवं कृषि योग्य वनाता है, तव वह उसमे यथासमय वीज वोता है । उसी 
प्रकार एक सेवक का भी यह धर्म है कि वह सेवा की आराधना प्रारभ करने से पूर्व 
यह अन्तरावलोकन करे कि सेवा योग्य उसकी आत्तमिक पृष्ठभूमि सही तौर पर निर्मित 
हो चक्की है या नहीं । परमात्मा की सेवा करना चाहते हो तो पहले उस सेवा के 
योग्य अपने आप का स्वभाव, चरित्र एवं नियम बनाओ । अयोग्य विधि से प्रमु की 
सेवा सभव नहीं होती 2ै। इसी प्रार्यता में इस यीग्यता के निर्धारण के रुप में तीन 
धब्दा का उल्लेय आया है। वे तीन शब्द है--अभय, अद्वेप और अखेद | ये तीनो 
दाव्द मस्तिप्पा की तीन अवस्थाओं के प्रतीक हैं। मस्तिष्क की ये अवस्थाएँ जब 
अन्त करण को छूती हैं तो उनके साथ कर्म की जो घारा बहती है, वही सच्ची सेवा 
का रूप ग्रहण करती है । 
सेवा की तोन अदस्यथाएँ 

सेवा की पृष्ठभूमि इन तीन अवस्थाभों मे आवार पर निर्मित होती है। प्रभु 
की सेवा फे लिये अभय बनना आवश्यक है । प्रभु की सेवा करना, चाहे और फिर भी 
डर घना रहे तो वहाँ उस सेवा की भूमिका नहीं चनती है। अभय का क्षर्थ है--भय 
फा नितान्त अभाव--न भय देना, न भय खाना ओर मृत्यु मुख में जाते हुए प्राणियों 
को अभयदान देना। अहिंसा की आराधना का सीधा प्रभाव अभय वृत्ति के विकास रुप 
मे फलित होता है । जब अभय वृत्ति का विकास होता है तो मगल और कल्पाण का 
प्रसग भाता है| सेवा प्रत्येक का मगल और कल्याण चाहती है, वल्कि इसी उद्देश्य के 
लिप वह नियोजित होती है । 

अभय चृत्ति विष्चहरण भी होती है । एक निर्भीक व्यक्ति विघ्न को विध्न ही 
कव मानता है ? वह तो विध्नो के समूह क्रो काटता हुआ मगलमय लक्ष्य तक पहुच 
जाता है । जो जभय है, वह निश्चय ही निविध्न है। इस कारण अभय व्ृत्ति के साथ 
फी जाने वाली सेवा मगलवाहिनी वनती ही है । ससार में जाप भी कई मागलिक 
कायो वो करते हुए नारियल, कु कुम आदि पदार्पों का प्रयोग करते है | किन्तु समझने 
पी दात हे कि नाशवान पदार्थों से विध्नों का निवारण कैसे हो सकता है ? इस हेतु 
तो अरप्नक्ति का ही प्रभाव फैलना चाहिये जो विध्नों को दूर से ही भगा दे | अभय- 
वृत्ति एसी आन्‍न्तरिक शक्ति की प्रतीक रुप होती है । आत्मिक शक्ति से सम्पन्न होने के 
कारण अनय वृत्ति अविनागी भी बन जाती है। ऐसी अषमय वृत्ति से विघ्न दूर से ही 
भाग जाते है जौर यदि टवराते नी है तो बविनाशी के जागे नादशवान वी क्‍या स्विति 
कि व दिए सके । विष्न पल भर मे घूर-घूर हो जाते हैं और चारो तरफ मंगनमय 
बाताण्य्ण छा जाता है । 

अभय वृत्ति से विश्वास और निष्ठा 
जनय ज्त्ति के विकास छे लिये आवश्यफता है--अपार विश्वास जौर हड 


है नृष् ऐछोटो ७... छान _< हि 
थ को । भाज या मानव मस्तिष्क छोटो-छोटी बातो से घवराता है छोटे-छोटे कार्यों 


१०६ पावस-प्रवचन 


करे कि महीना बीतने पर जो वेतन उसे मिलेगा, वही उसकी समूची उपलब्धि है तो 
उसका नितान्त आथ्थिक दृष्टिकोण उसे सेवक की श्रेणी मे नही पहुँचाता । शुद्ध कत्तेंग्य- 
निष्ठा एवं पर-कल्याण का भाव जब प्रमुख होगा और उसमे व्यक्त या अव्यक्त रूप 
से अपना कोई स्वार्थ मिला हुआ नही होगा, तभी सेवा का स्वरूप प्रकट हो सकेगा । 
प्रत्यक्ष स्वार्थ नही हो किन्तु पद-प्रतिष्ठा या कीति तक का लोभ भी अगर किसी सेवा- 
कार्य मे मिला हुआ हो तो भी उससे सेवा की झलक नही फूटेगी । इसी प्रकार एक 
चिकित्सक, अधिकारी, व्यापारी एवं अन्य किसी भी वर्ग के नागरिक की वृत्ति सही 
दिशा मे चले तो उससे सेवा का स्वरूप झलकने लगेगा । 


कोई यह सोचे कि अमुक् वर्ग का नागरिक अमुक कार्य करके उससे वेतन 
लेता है या अन्य लाभ उठाता है तो उसका वह कायें सेवा कैसे कहलायगा ? सेवा- 
भावना प्रधान होती है और जब कोई भी कार्य करते हुए प्रमुख भावना यह है कि 
उससे सामूहिक या सावंजनिक कल्याण का मार्ग खुले और उससे भावनात्मक श्रेष्ठता 
का वातावरण निर्मित हो तो उसका वह प्रयास सेवा के अन्तगंत ही आयेगा | चाहे गोण 
रूप से उस काय॑ से उसको निजी लाभ भी हो रहा हो किन्तु उसके प्रति उसका न तो 
ममत्त्व ही और न आसक्ति ! 


अनासक्त सेवा 


अनासक्ति सेवा का प्रमुख गुण माना गया है। आसक्ति जहाँ मोह और स्वार्थ 
का मूल है, वहाँ अनासक्ति नि स्वार्थ वृत्ति की प्रेरिका । इस अनासक्ति योग का गीता 
मे प्रधान रूप से वर्णत किया गया है और आज तो जन्माष्टमी है, अतः गीता के 
प्रणेता एव सेवा के मत्रदाता श्रीकृष्ण के आदर्श जीवन पर भी हम विचार करेंगे। 
अनासक्ति जितनी उज्जवल होती जाती है उतनी सेवा की चमक भी बढती जाती है। 
उस सेवा की स्थिति मे एक प्रकार का आत्म-विसर्जन का भाव प्रबल हो उठता है। 


यह आत्म-विसजंन ही परमात्मा की सच्ची सेवा का पहला पाया है । व्यक्ति 
निजत्त्व को विसर्जित कर दे और अपने आपको समष्टि की सेवा मे विलीन कर दे-- 
वह उसके हृदय की श्रेष्ठतम अवस्था बन जाती है | आत्म स्वरूप को सत्र विस्तारित 
कर देने का दूसरा नाम ही हम 'सेवा' कह सकते हैं। “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' की वृत्ति 
बनने पर निजत्त्व कहाँ रह जाता है ? यो कह दें कि निजत्त्व अपने ही संकुचित दायरे 
मे घिरा न रहकर समस्त विश्व की परिधि तक फैल जाता है। सेवा की इस गहनता 
को जब सूक्ष्म दृष्टि से समझा जाय तब सेवा, सेव्य एवं सेवक के परस्पर सम्बन्धो की 
गति भी भली प्रकार हृदयगम की जा सकती है। 


प्राथना मे कहा गया हि कि 'सेवन कारण पहली भूमिका रे *१** री! 
इसका अभिप्राय यह है कि जैसे कृषक बीज बोने के पहले भूमि को तैयार करता है-- 


सेवा और उसको गहनता १०७ 


उसे उर्वर एवं कृषि योग्य बनाता है, तव वह उसमें यथासमय वीज बवोता है । उसी 
प्रकार एक सेवक का भी यह घर्म है कि वह सेवा की आराधना प्रारभ करने से पूर्व 
यह अन्तरावलोकन करे कि सेवा योग्य उसकी आत्पमिक पृष्ठभूमि सही तौर पर निर्मित 
हो चक्की है या नही | परमात्मा की सेवा करना चाहते हो तो पहले उस सेवा के 
योग्य अपने आप का स्वभाव, चरित्र एव नियम बनाओ । अयोग्य विधि से प्रमु की 
सेवा सभव नहीं होती है । इसी प्रार्थना मे उस योग्यता के निर्धारण के रूप में तीन 
धब्दों का उल्लेगय आया है । वे तीन णब्द है--अनय, अद्दय और अखेद । ये तीनो 
दाव्द मस्तिप्फ की तीन अवस्थाओं के प्रतीक हैं। मस्तिष्फ की ये अवस्थाएँ जब 
अन्त करण को छूती हैं तो उनके साथ कर्म की जो घारा वहती है, वही सच्ची सेवा 
का रुप ग्रहण करती है । 
सेवा की तीन अवस्याएँ 

सेवा की पृष्ठभूमि इन तीन अवस्थाओआ में आधार पर निर्मित होती है। प्रभु 
की सेवा के लिये अभय बनना आवश्यक है । प्रभु की सेवा करना, चाहे और फिर भी 
डर घना रहे तो वहाँ उस सेवा की भूमिका नहीं बनती है। अभय का अर्थ है--भय 
का नितान्त अभाव--न भय देना, न भय खाना और मृत्यु मुख में जाते हुए प्राणियों 
फो अभयदान देना । अहिंसा की आराधना का सोधा प्रभाव अभय वृत्ति के विकास रूप 
में फलित होता है । जब अभय वृत्ति का विकास होता है तो मगल ओर कल्याण का 
प्रसंग आता है । सेवा प्रत्येक का मगल और कल्याण चाहती है, वल्कि इसी उद्देश्य के 
लिय वष्ट नियोजित होती है । 

जमय वृत्ति विष्चहरण भी होती है। एक निर्भीक व्यक्ति विध्न को विध्न ही 
काव मानता है ? वह तो विध्नो के समूह फो काटता हुआ मगलमय लक्ष्य तक पहुच 
जाता है । जो अभय ह, वह निश्चय ही निविध्न है। इस कारण अभय वृत्ति के साथ 
यती जाने थाली सेवा मगलवाहिनी बनती ही है। संसार में जाप भी कई मांगलिक 
पार्या को करते हुए नारियल, कु कुम आदि पदार्पों दा प्रयोग करते है । किन्तु समझने 
पी दात है हि नाशवान पदार्पों से विध्नों का निवारण फंसे हो सकता है ? इस हेत 
तो शनन्‍्तप्तत्ति का ही प्रभाव फैलना चाहिये जो विघ्नो वो दूर से ही भगा दे | क्षमय 
वृत्ति सो आन्तरिक शक्ति वी प्रतीक रुप होती है । आत्तमिक शक्ति से सम्पन्न होने के 
फारण अभय दूत्ति अविनागी भी वन जाती है। ऐसी अभय द्वत्ति से विध्न दर से ही 
भाग जाते है जौर यदि टकराते भी है तो अविनाशी के बाग नाशवान वी दया स्पिति 
वि पर टिका सफ़े । विध्य पल भर में चू“-चूर हो जाते हैं और चारो तरफ मंगवमय 
बातावरण ए जाता है । 

अनय वत्ति से विश्वास और निष्ठा 


जनप दत्ति के वियास के लिये जावश्परता है--अपार विश्वास और हट 
निष्य थी । शार या मानव मस्तिष्ण छोटो-छोटो दातों से पवराता है, छोटे-छोटे बायों 


२०८ पावस-प्रवचन 


में भी सशकित बन जाता है एव छोटी-छोटी परिस्थितियों मे भी आत्म-विश्वास को खो 
देता है। वह ठोस एवं महत्त्वपूर्ण कार्य कलापो के स्वरूप को समझ ही नहीं पाता 
है । उसकी सकल्प शक्ति अशक्त एव असहाय सी बनी हुई है तो उसका मन बुजदिल 
और कमजोर हो गया है । वह हर छोटी हरकत को खतरा समझकर डरने लग जाता 
है । उसका साहस हर छोटे मौके पर जवाब दे देता है । आज जो मानव-मन की यह 
स्थिति है वह एक तरह से हर समय भयाक्रान्त बनी रहती है । भयपूर्ण ऐसी परिस्थिति 
में वह परापेक्षी और परावलम्बी ही तो बन सकता है। ऐसी दयनीय स्थिति में सेवा- 
धर्म के पालन और उसकी गहनता को समझने का सवाल ही नही उठता है । 


अहिंसा के अनुपालन से अभय वृत्ति का विकास होता है, और अभय वृत्ति से 
सेवा वन पडती है जिसके फलस्वरूप समतामय जीवन का आविर्भाव होता है । ज्ञानी 
जनो का कथन है कि तू साहसी वन, भय को कही भो स्थान मत दे तथा स्वावलम्बन 
का ही आश्रय ग्रहण कर । स्वयं की क्षमता और आस्था होगी तो चारो ओर से 
सहयोग भी मिल सकेगा। कहा है कि कायर और अशक्त की सहायता तो भगवान्‌ 
भी नही करता | अगर अपनी पूँजी सुरक्षित है तो दूसरों की सहायता भी मिल 
सकती है और मूल की पूंजी नही है तो दूसरे भी उपेक्षा ही करेंगे। स्वय के जीवन मे 
अभय और कल्याण का प्रसग है तो वह दूसरों को भी उस मार्ग पर अपने साथ ले जा 
सकता है। यह सोचे कि मैं स्वय अभय के रूप मे रहूँ और अपने आप को दुनिया को 
अभयदान देने के लिये भी तत्पर रख । 


सेवा की भूमिका के रूप मे अभय के साथ अद्व ५ और अखेद अवस्थाओ का 
भी उल्लेख है | किन्तु आज पहले जन्माष्टमी के प्रसंग पर अनासक्त सेवा की व्याख्या 
करने वाले गीताकार श्रीकृष्ण के आदर्श जीवन पर विचार करना आवश्यक है | यह 
जन्माप्टमी उस महापुरुष की स्मृति-तिथि है, जिन्होंने महाभारत और गीता की 
साथ-साथ रचना की--शौर्य्य और योग को साथ-साथ विठाया। साधारणतया सभी 
स्थानों पर उनका जन्म-महोत्मव मनाया जाता है तथा उनके जीवन के प्रसगो पर 
प्रकाश डाला जाता है । 


हरि के गुण गाऊ में 


श्री कृष्ण-जन्म साधारण जन्म नहीं था। एक महापुरुष का जन्म सुखकर 
दय्पा पर नहीं, कारागार की कटिनाइयो के बीच हुआ था । कंस के भीषण अत्याचारों 
से पीडित देवकी व वसुदेव की यह सातवी सनन्‍्तान थी जिसके भी कस द्वारा मारे जाने 
का सतरा था। किन कष्टो के बीच वसुदेव अपने नवजात शिशु को गोकुल ले गये 
और उसकी जीवन रक्षा में सफत हों सके---ठसकी कष्ट-कथा सभी जानते हैं। बह 
उच्च अभय वृत्ति ही थी जिसकी सहायता से वसुदेव श्रीकृष्ण को सुरक्षित कर पाये, 
पीर चूंकि लीज्राण स्वर्य अमयावतार थे--अ्भय वृत्ति का प्रभाव फैला ही । 


सेवा जौर उसकी गहनता २१०९. 


एक भक्त जन जब गात्ता है कि-- 
हरि के गुण गाऊंँ मैं, हरि के गुण गाऊू रे। 
हरि लीला कहिये सुनाऊँ, हरि के गण गा रे ॥ 


यहां हरि के गुण गाने की बात क्यो कही गई हैं ? ग्रुणघारी के ही तो गुण 
गाये जाते £, ताकि उनके गुणा को ग्रहण करने की प्रेरणा वन सके। यहाँ हरि का 

जो द सी का हरण करते हो । जनता को सुख और शान्ति का वोध दे--वे 
हरि । श्रीकृष्ण का समग्र जीवन जन-दु स-हरण का ही तो घीवन है, चाहे वह गौओ 
का चराना हाँ, गोवर्धन को उठाना हो या महाभारत में गीता को सुवाना हो । गीता 
उनकी जमर कृति इसलिये है कि उसमें एक सम्पूर्ण दर्शन को व्यास्या है । कर्मण्यता 
पृ शस फूवने वाला यह ग्रथ अनासक्त कर्म को अपूर्व पेरणा प्रदान करता है। 


गीता का अमर स्वर--निष्कास सेवा 


गीता का मूल दर्शन महाभारत्त से प्रस्फृटित हुआ । महाभारत का मूल कारण 
अन्याय था ) अन्याय के समक्ष कोई नपुसकता घारण करे--यह श्रीक्षप्ण को सह्य 
नहीं था जौर अन्याय का प्रतिरोध करने के लिये जिम नप मे श्रीकृष्ण ने बजु न को 
ललवकारा--बह रप ही गीता का रूप है। निष्फाम कर्मे--गीता का अमर स्वर हैं । 
यह नवर अभय का स्वर १--यह स्वर मात्मणक्ति का ल्वर है। गीता की प्रेरणा एक 
तरर भिर्फ जजु न को हो नहीं थी--यह उन सके लिये प्रेरणा का स्वर है जो अन्याय 
फे विग्द अपना सिर भुऊा लेते है और खून का घट पीकर उस अन्याय को सहते 
रहते है, मगर न्याय का रक्षा में अपने सर्वस्व का बलिदान करने के लिए तंयार नहीं 
एु। पाते €। अन्याय करने और सहने बाले--दोनो को एक ही अपराध कोटि में लिया 
गया है। इस कारण गीता न्याय-रक्षा और नीति-रक्षा का अमोप स्वर £ | 

परोगृष्ण को गोपाल भी वहा है, क्योंकि वे गायी की सेवा करते थे। थरे, 
एतने बड़े महापुरप और यायो की सेवा में अपना समय लगाते थे )” आज के समय 
प्रप यो तो मनुष्यों तक की सेवा करने था न प्रयास है, ने समय । तो घ्रीहृष्प बे 
पेया जाप बड़े है ? जरा गनीरता से विचारने का विपय है कि व्यक्ति दढा नहीं 
होता &, संच्चों लेदा उसे बड़ा बनाती है । गायों वी सेवा वरके भी श्रीकृष्ण महा- 
पुरप वहएलाए गये जौर आपकी वृत्ति दु सी-दर्दी मनृप्यों वो सेदा करने की कर भी 
नएं। भातो--पर बसी वस्तुस्पिति है ? 

एग्माप्ट्मी पे दिन लोग दाहर के आयोशद रख “ते है। डिस्त इसका क्षसरी 
प्रयोरप था है वह ऐ जनन्‍्तरादइलोगन । हम अपने हत्तर में सवि और झारोचना 
शरे हि कया श्रीएप्प शे विविध इणों में से एफाघ भी गण इसने छियात्मद' हप से 
छपनाया है * महापुरर के शुघ ध्लाइम्पर के निमित हो नहीं गाना चाहिये, उन्हे तो 


अं पायसत-प्रयायन 


धाहए । एस जआयनां में कि उन गुणों को उनके भक्त भी अपने व्यावहारिक णीवन मे 


“एण महाप्रा के जोपन गा परम आउंदा गुण था सेया और नि:स्यार्थ गेवा-- 
पर वो शत करने के सर बियार से सेवा । शदासा की रष्ण से गेया सी सो गया 
एक था जाई स्थासे था 2? सह उनायी प्रतीतात्मफ सेवा थी हि आप गिनी 
णएएमे जल रिया पर भी पदच जाओं और उस स्थिति में नीसा से नीया भी 
पापा हार था मय आ जाय तो जाप इसनी विनम्नतापुर्वक उसझी सेवा करो, भाहे 
पे गया डिपे उेपना साझा ही वयो ने बटा दो । 


सेवक ओर सेव्य फी गुण-गरिमा 


गया ती जितनी महिमा बताई जाय, बढ़ कमर की होगी। उसी गहनता भे 

(पु शोर प्रो विया झाप--उसकफी गदहनता अथाए सनसेती जायगी। सेया ऐसा 

४ शामा गाए है शिसमे सके और सेश्य-पानों की ग्रण-गरिगा होती 7४ । 

हट ये शत रिसा गया हे वि जम भव कार्यों वी भी राग कर दिगानते की क्षमता 
हापुता ररसे | लिये जाग भगवान श्वी समवनाव की सेत्रा करे । 


4 .. 
7 


४गयाद ही मेंया क्या करनी है, बस्तु॥त एस रूप में स्वयं अपनी जात्मा की 
८४ शंया करती ” कि यह कर्मनमी से मुझ टाफझर अपने स्वाभाविक स्यूरूष सो प्राप्त 
पर ट विश सर्यथा वी प्राए्ा वर ले । आतस्मनक्ति का मूत्र जरिया भें ट->गठह आप 
“ तो ७ । एश भे जाना यो शिति शाता है और जो अभय टो, व्टी गरया रोबाई 
६ [३ जा आजा सवार है था विधंशतों थी गोरी शाजर शा परे 
एणा है दे मे हिप उपाशो, यीक खाद प्रीत भी बसे जाता है। रामता मानय जीयन 
कह लक गज 


इक. किम “न कुम्- अही 


कमान बुआ 


20 जो गअ्रमय तो धर्म की जय! 


ऊऋश्यप्रऊत-उख्यएफअश्शख प्टल्प्सप प्प्श्स्भ्म्म्ध्य्ख्य्ण्च्य्य्न्च्ज्य्य्य्क््छ प््कज सूपडजस हडसलज 


"सेवन कारण पहलो भूमिका रे * * 


थ्री सम्भवनाथ भगवान्‌ के चरणों मे प्रार्यना को पक्तियों का उच्चारण प्रति- 
दिन की तरह हमने आज भी किया । परमात्मा को किसी न किसी रूप में याद कर 
ही लेना चाहिये क्योकि यदि सर्वेश्ने प्ठ कोई मागलिक तत्त्व है ती वह परमात्म स्वरूप 
ही | किसी भी कार्य के प्रारम्भ मे मगलाचरण का तात्पर्य ही यह है कि अविनापी 
तत्व के नाम-स्मरण से ही निविध्नता की स्थिति सर्वन्न उपस्थित हो जाती है तया 
उस यार्य की समाप्ति तक भी फोई विध्न उत्पन्न नहीं होता । 


प्रार्थना फी एन पक्तियों के उच्चारण में भी यही अर्थ निहित है। मगलाचरण 
एम एरें तो यह ज्ञान भी हमे होना चाहिए कि हम क्सि कार्य को प्रारम्भ कर रहे 
है? बया हम किसी सासारिक लालमसा की पूर्ति के लिए प्रभु का नाम-स्मरण करना 
पारते ४ जयवा विपय-वासनाओं वे कामना वा उद्देष्य लेकर परमात्मा की सेवा के 
दएएफ है ? 


हृदय को टटोलें ! 


पास्तव में मानय जीवन के सदुपयोग रुप कौनसा श्रेष्ठ काय करणीय हे--- 

यौतसा लदय ग्राए्ट है ? इस हेतु अन्‍्तहू दय को ठटोलने की आवध्ययता होगी। यह 

“भी! झिसे एम अपने क्षाप को मानते हैं--वौोन है, वौसी स्थिति में है जौर विस मजिल 

पर उसे पहुंचना है? एन प्रश्नों के उत्तरो वी जब सोने की जायगी तो यह स्पष्ट 

ऐपता जायगा शि यह “मैं! जो बाहर दोस रहा है, वह नहीं है । दह तो असल मे 

पर मसमाया हुआ है जो बन्तर-अनुभूति के एव-एक स्पन्दन में परिवक्षित होता ह# । 
उसे टी घझात्मनत्द वी सता दी गई है । 

एप एप्टि से हृदय को टटोलने का बर्ष होगा शि हम झपने ही अन्दर साँ्झे 

आर परखे दि यह “में” ब् दवा पथ्ा है, शितर लालसाओों और पदा्ों ने उसे ददा 


रखा ऐै क्लौर कप विस साधना से उसे उपर उठावर उमसण वास्तविल स्थान उसे दिया 


११० पावस-प्रवचन 


गाना है इस भावना से कि उन गुणो को उनके भक्त भी अपने व्यावहारिक जीवन मे 
उतारे । 

उन महापुरुष के जीवन का परम आदंद गुण था सेवा और निःस्वार्थ सेवा-- 
प्रत्येक का मगल करने के सद्‌ बिचार से सेवा । सुदामा की कृष्ण ने सेवा की तो क्‍या 
उसमे उनका कोई स्वार्थ था ? यह उनकी प्रतीकात्मक सेवा थी कि आप कितनी ही 
ऊची से ऊंची स्थिति पर भी पहुँच जाओ और उस स्थिति में नीचा से नीचा भी 
आपका कोई आत्मीय आ जाय तो आप इतनी विनम्रतापृ्वंक उसकी सेवा करो, चाहे 
आप उसके लिये अपना सर्वस्व ही क्यो न व॒टा दो । 


सेवक ओर सेव्य की गुण-गरिमा 


सेवा की जितनी महिमा बताई जाय, वह कम ही होगी । उत्तको गहनता मे 
जितना भीतर प्रवेश किया जाय---उसकी गहनता अथाह बनती जायगी । सेवा ऐसा 
विशिष्ट आत्मिक गुण है जिससे सेवक और सेव्य--दोनो की ग्रुण-गरिमा होती है। 
इसीलिये संकेत किया गया है कि असभव कार्यो की भी सभव कर दिखाने को क्षमता 
उत्पन्न करने के लिये आप भगवान्‌ श्री सभवनाथ क्रो सेवा करें। 


भगवान्‌ की सेवा क्या करनी है, वस्तुत इस रूप में स्वयं अपनी आत्मा को 
ही सेवा करनी है कि वह कर्म-मल से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त 
करके विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले । आत्मशक्ति का मूल अहिंसा में है--यह आप 
जानते है । अहिंसा से अभय की स्थिति आती है और जो अभय है, वही सच्चा सेवक 
भी वन सकता है । जो सच्चा सेवक है, वही विषमता की सारी जजीर काट कर 
समता का न सिर्फ उपासक, बलिक श्रेष्ठ प्रतीक भी बन जाता है। समता मानव जीवन 
की उन्नायक भावना है। 


लाल भवन 
३१-८-७२ 


कै दा897२ 


फर्म 


जग 


शँ 


७ जो अमय तो धर्म की जय ! 


“सेवन फारण पहलो भूमिका रे ** *“” 


श्री सम्मवनाथ भगवान के चरणो मे प्रार्थना को पक्तियों का उच्चारण प्रति- 
दिन की तरह हमने आज भी किया । परमात्मा को किसी न किसी रूप मे याद कर 
ही लेना चाहिये क्योंकि यदि सर्वश्रेष्ठ कोई मागलिक तत्त्व है ती वह परमात्म स्वरूप 
ही । किसी भी कार्य के प्रारम्भ मे मगलाचरण का तात्पर्य ही यह है कि जविनाशी 
तत्व के नाम-स्मरण से ही निविध्नतः की स्थिति सर्वत्र उपस्थित हो जाती है तथा 
उस कार्य की समाप्ति तक भी कोई विध्न उत्पन्न नहीं होता । 


प्रार्थना की इन पक्तियों के उच्चारण में भी यही अर्थ निहित है। मगलाचरण 
हम फरें तो यह ज्ञान भी हमे होना चाहिए कि हम किस कार्य को प्रारम्भ कर रहे 
४? बया हम किसी सासारिक लालसा की पूर्ति के लिए प्रभु का नाम-स्मरण करना 
पाहते है अयवा विपय-वासनाओो की कामना का उदेश्य लेकर परमात्मा की सेवा के 
शपपुक ४7? 
हृदय को ट्ठोलें ! 


यास्तय भें मानव जीवन के सदुपयोग रुप कौनसा श्रेष्ठ कार्य करणीय है--- 
भोनसा नष्य ग्राष्ठा है ? इस हेतु अन्तहं दय को टटोलने की आवश्यकता होगी । यह 
“मैं! जिसे हम अपने आप फो मानते हैं--फौन है, कैसी स्थिति मे है और किस मजिल 
पर उसे पहुँचना है? इन प्रश्नो के उत्तरो की जब खोज की जायगी तो यह स्पष्ट 
होता जायगा कि यह “में” जो बाहर दीख रहा है, वह नही है । वह तो असल में 


बह नमाण हुआ हैं जो जनन्‍्तर-अनुभूति के एक-एक स्पन्दन में परिलक्षित होता है। 
स्ते ही आात्मसत्त्व की महा दी गई है । 


रन र्ट् ए्टय्व 7 > 

.... ईम हृप्ट से एटय को टटोलने का अर्य होगा कि हम अपने ही अन्दर साँके 
जीर की नि यह “मैं” कहां दवा पडा है, कि लालसाओं भौर पदाथों ने उसे दवा 
रखा है छोर शअद शिस साधना से उसे उपर उद्धकर उसका वास्तविक स्थान उसे दिया 


११२ पावस-प्रवचन 


जा सकता है ? इसी चिन्तन में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का अन्तर तथा उन्हे 
एकरूप बनाने का रहस्य प्रकट हो सकता है । इन दोनो स्वरूपो का जो वर्तमान 
अन्तर है--उसके समक्ष ही निजात्मा की मलिनता स्पष्ट होती है| इसी उद्देश्य से 
परमात्मा के विमल स्वरूप की ओर हदृष्टिपात करने का निर्देश किया जाता है, ताकि 
उसे देखकर और उसकी निर्मलता मे निजात्मा की मलिनता का माप तौल करके यह 
निर्णय किया जा सके कि कितने मेल को कंसे धोने से वह अजरामर निर्मलता हमे भी 
प्राप्त हो सकेगी ? यही प्रत्येक भव्य आत्मा का साध्य है और इसी साध्य को प्राप्त 
करने के श्रेष्ठ कार्य का जब प्रारम्भ किया जाता है तो मंगलाचरण आवद्यक है बल्कि 
साध्य की ओर निरन्तर गति करते हुए भी प्रभु का नामस्मरण और उनका स्वरूप- 
दर्शन अनिवा है । इसी हेतु प्रभु-सेवा को सर्वोत्कृष्ट साधन बताया गया है ओर उसके 
आचरण पर बल दिया गया है। 


सेवा का सामान्य महत्त्व 


प्रभु की सेवा के विशिष्ट महत्व को हृदयंगस किया जाय, उसके पुर्वे सेवा के 
सामान्य महत्व को समझ लेना चाहिये । यदि सेवा के महत्व को साधारण रूप से भी 
समझने की चेष्टा नहीं की जाय तो यह सम्भव है कि सेवा के बदले कुसेवा का ही 
आचरण हो जाय । एक वृद्ध पुरुष है, उसका स्वास्थ्य दुर्बेल है--धरीर का प्रत्येक 
अग्रोपाग अशक्त है, उस समय में यदि कोई उसकी सेवा करने की इच्छा करता है, 
किन्तु यह नही समझना चाहता कि किस प्रकार की सेवा की जानी चाहिए और 
अपनी मनमानी करता है तो वह उस वृद्ध पुरुष को अपनी सेवा के बावजूद भी शान्ति 
नही पहुँचा सकेगा । इसे ही सेवां का भेद जानना कहा जाता है । सेव्य कसा है, उसे 
किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है--इसका भेद-रहस्य जानकर ही जब सेवक 
सेवा मे निमग्न होता है, तभी उसकी सेवा सफल बन सकती है । 


संव्य के योग्य और अनुरूप सेवा की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ग्रहस्थाश्रम 
मे रहने वाले इन्सान की सेवा गृहस्थ व्यक्ति किन तौर-तरीको से करे और सांधु 
अवस्था मे रहने वाले महानुभाव की सेवा साधु जन किस प्रकार से करें--इसमे भी 
अन्तर है। सन्‍तो की सेवा सन्‍त ही कर सकते है। सन्‍तो की सेवा है--गोचरी, पानी, 
ओऔपधि आदि लाकर देना तथा कदाचित्‌ आवश्यकता महसूर हो तो हाथ-पैर दबाना 
अथवा अन्य प्रकार से सेवा-सुश्र्‌ सा करना। ये सेवा कार्य ग्रहस्थ न करे--ऐसा प्रावधान 
है । सन्‍्तो के ये कार्य अन्य सन्‍त ही कर सकते हैं--ग्रहस्थ की स्थिति के अन्दर के ये 
कार्य नही है । यदि ग्रहस्थ सन्‍्तो की सेवा के भेद को न समझकर सन्‍्तो के हाथ-पर 
दवाने लग जाय, उनका सामान उठाए या गोचरी वगैरा लाकर दे तो वह सन्त के 
लिये दोप का कारण वन जायगा । ऐसी सेवा कुसेवा का रूपक बन जाती है । कुसेवा 
से सन्‍त का जीवन ऊपर उठने के वजाय पतित होने लग जायगा । 


जो क्षमय तो घर्म की जय | ११३२ 


सन्‍्तों के योग्य कोई सेवा यदि ग्रहस्य कर सकता है तो वह है गोचारी की दलाली 
याने प्रामुख कल्पनीय वस्तु के लिए उनको ले जाकर यथा स्थान वतला देना | ग्रृहस्थ 
के लिए यह सन्त-मेवा वन सकती है । सनन्‍्तों की मर्यादा को झ्याल में रखते हुए और 
गृहर्थ अपनी भी मर्यादा में रहते हुए जब सन्‍्तो की सेवा करता है तो यह माना 
जायगा कि बह सेवा के सही प्रकार को समझता है। सन्त जोकि प्रभु के मार्ग की ओर 
अग्रटर होने वाले है--उनके निमलताभिमुखी जीवन की सेवा के प्रकार को समझे 
बिना यदि सन्‍्तो की सेवा की जाती है तो वह कुसेवा के रूप में परिणत होकर सन्त 
एबं गृकथ--दोनों प्रकार के जीवनो के लिये घातक वन जाती है । 


प्रभु की सेवा का भेद 


सन्‍त के बाद ही ईश्वर का क्रम आता है । ईश्वर की सेवा, उनकी सेवा के 
भेद जौर उनके स्वरूप को समझकर ही प्रभु की सच्ची सेवा सम्पादित की जा सकती 
ऐ । एंदवर की सेवा, सन्‍त की सेवा की तरह सम्भव नही होती है! कारण कि सन्त कौ 
नरह ईघ्वर के लिये सिक्षा-पानी का प्रसंग नहीं है या गोचरी की दलाली का सवाल 
नही है अथवा किसी प्रकार की निजी वस्तु की आवद्यक्रता भी ईश्वर को नहीं होती 
है । एपलिए गृहस्थ किसी प्रकार शारीरिक हृष्टि से परमात्मा की सेवा नहीं कर 
साता है । 
सेवा के भेद फो इस हष्टि से सम्यक्‌ प्रकार से समझा जाय तो विदित होगा कि 
गानसिक, बौद्धिक, वाचिक, आत्मिक आदि कई आन्तरिक क्षेत्र हैं जिनकी सहायता से 
प्रभु को सवा करके अन्दर ही अन्दर सुख्-सन्तोप का अनुभव किया जा सकता है । यह 
गाराई से समप्तने की बात है कि प्रभु की सेवा प्रभु के लिये नहीं, वरन्‌ अपनी ही 
भाग्तरित अनुभूति एवं आात्मिक उनति के लिए होती है । भगवान का स्तुति-गान 
पद प्रिया गया तो उससे भगवान्‌ को लाभ मिलेगा--यह कतई कल्पना या वस्तुस्थिति 
नी / | यदि बोई ऐसी वल्पना करता है तो यह मानना चाहिये कि वह सेवा के मर्म 
गये है यही समसता है जौ” न ही प्रनु के स्वरूप को ही सही तौर पर हृदय में जकित 
एग्ता । 
प्र का स्तृति-गान अथवा स्वरूप-रशन वह माध्यम है, जिसके द्वारा सेवक 
पपती ही ज्ञात्मा पर चिपके यमं-मल को घाने की जाकाक्षा रपता ह जिससे छि उसका 
एडिसप्प हा तथा शर्ने नाने यमठ सापना ये बल पर वह घुद्धितरण परमात्मा की 
परम तिमेदता वी उच्चता के समकक्ष बन जाय । तो अव सोचिये कि यह सेवा क्िसिक्क 
[77 हग्भप्रद € ? सेब्य के दिए अपवा सेव के लिये ? निश्चय ही बह सेदक के जिए 
हानप्रर है। इसी पृष्दश्मि पा सेया के भेद को भो-भाति समसना घाहिये। 
ध दे नेत्र णे भेद थे समसो ही हष्टि से दृद्धि में दिश5 विचारों पा प्रसा: 
कब के मी 


कर 2३ _ 62 ्ल्स्क ४» ह-५ - >रँ 3 आकर > ८ 
५ पर भी। एसशे नि्भित्त सप प्रजनेदा णो मानी जा सग्ती है। प्र सेवा थे 


६१४ > पावस-प्रवचन 


परिणामों के परिणामस्वरूप ही तो सेवक की बुद्धि का परिमार्ज॑न होता है । इस तरह 
प्रभु सेवा सभी प्रकार से सेवक के लिए फलदायी बनती है । 
प्रभु-सेवा की पृष्ठभूमि 

परमात्मा का भजन कौन करता है ? वही तो जिसके मन मे किसी का कोई 
डर नही हो, क्योकि भयाक्रान्त व्यक्ति कभी अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता, 
ओर अस्थिर चित्ती कभी एकाग्रता से परमात्मा का भजन नही कर सकता है । दूसरी 
ओर जो जितना अधिक परमात्मा का भजन करता है, उसका अन्तमंन अधिक से 
अधिक भयरहित भी बनता जाता है--बाहर के जितने भय है उनसे उसे मुक्ति मिलती 
जाती है। तो प्रभु की सेवा के लिए निर्भयता पहला आवश्यक गुण है। मानसिक 
नरातल पर मूलतः यदि कोई अभय वृत्ति ग्रहण कर लेता है तो उसे एक विशिष्ट प्रकार 
की आन्तरिक शक्ति अवश्य ही उपलब्ध होती है । 

भगवान्‌ सम्भवनाथ को प्रार्थना की इन पक्तियों मे इसी सत्य को स्पष्ट किया 
गया है--- 

“सेवन कारण पहली भूमिका रे 
अभय, अद्व प, अखेंद । 

अभय की दशा यदि मनुष्य के मन मे घुर रूप मे समा जाय तो यह सत्य है 
कि प्रभु-सेवा की प्ष्ठ-भूमि का निर्माण उसके अन्तर मे हो रहा है। घुर का अर्थ 
प्रथम है और उसका अथ स्थिरता भी होता है। यदि अपने अन्तर मे सेवा के पहले 
भेद की दृष्टि से कोई अभय की पक्‍की मन स्थिति का निर्माण कर लेता है तो उसके 
अपने सम्पूर्ण आचरण में भी अभय की स्थिति समुत्पन्न हो जाती है?! विचार और 
आचार में इस अभय की स्थिति का जब समावेश हो जाता है तो उसके लिए परमात्मा 
के स्वरूप दर्शन का समय भी निकट आ जाता है । इसके साथ ही वह अपने “मैं” 
के स्वरूप को भी मूलत और विक्वृततः पूरे तौर पर समझ लेता है। 

जीवन में अभय वृत्ति के समावेश नही हो जाने का सीघा-सादा अर्थ यह माना 
जायगा कि वह विभिन्न प्रकार के भयो से पीडित है तथा प्रतिक्षण उसका चित्त भय- 
भीतता से अस्थिर बना रहता है। अभय की विपरीत मनःस्थिति भयपूर्ण ही तो 
होती है। भय के संस्कार जब तक मन और मस्तिष्क मे बने रहते है, वह प्रभु सेवा तो 
क्या कर सकता है, अपने साधारण सासारिक कार्यों को भी कामयावी के साथ पूरे 
नही कर सकेगा। 


भय है तो प्रभु-सेवा नहीं 


आप स्वय अनुभव करिये--किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप बैठे हुए 
हैं और आपके कान पर कुछ ऐसे शब्द आये कि सिंह आ गया है। इन झव्दो को 


आण- >डोन्पॉ १०-मोन्एी+ मन. 


जो जनय नो पर्म की जब ! श्श्ए्‌ 


सुनते शे साथ ही खुते घेर बी गर्जना भी आपने सुन ली, उबर बताइये कि क्‍या उस 
समय जाप घधाम्ति से बही बे सऊगे और अपने महत्वपूण वाय॑ं में जुटे रह 
सवेंगे ” ध्यान और साथना तो दर रही, शाप शायद उस स्थान पर टिके भी नहीं रह 
सऊेगे । खारो ओर एक्रम भगदट मच जायगी। 

इसी तरह कह्यना करें छि जाप प्रनु-सेवा के भेद को समझने के लिए घान्ति 
से प्रीतशग बाणी का श्रवण का रहे ह और उस समय सर-सर सरवता हुआ और 
नापकी और ही बढना हुआ काजा पर्ष दिसाई दे जाय तो क्या आप प्रनु सेवा के 
शाप मो जानने मे अपने मन को ततह्जीन रुसकर वही पर वंठे रह सकेंगे ? व्यास्थान 
कितना ही भण्पपूर्ण व रहा हो, लेकिन उसे छोठकर सुरक्षित स्पान को ओर सभी 
लागे बने लगेंगे । 

दचिये, साधारण सी बात #--व्यासर्यान श्रवण करना वया नसप के की 
छारत कर सता है ? शौफे पर लगसजी सर्प ने भी हो णौर पही उसे जार बज 
रबर था हुझटा ही दिस पटे--तव भी भय व्याप्त हो थायगा । भाप सोचिये, इस 
प्रयाग के भय की वृद्धि मस्तिष्य मे हाने लगे तो क्या जाप व्यास्यान श्षरतण कर 
पायेंगे ? गया दुगान का नासाजेया का परेगे ? जौर कया सामान्य काये भी घान्ति 
से पाने की ध्रमता 'ऐगी ? साधारण का फरना हो तव भी नये दृद्धि तो दर गरना 
एऐोगी फिर प्रन ही नेता तो वहाँ बने ही केसे सकी है >ज्हा मने णौर मम्तिए्क 
नप व्याप्त हा रहा एऐो । 


एस भाव दक्ति को दर हटानी $की सो समयना होगा कि परमात्मा 
पर भेया बरस ही लिये जयान्थां निर्रेध रुसने होगे ? प्रन से्रा के विये 
मंत्र ही भीतरी कींभेजहॉनतो भो भय प्रेण हआा है, उसे स्वत विन्‍्तन 
पु, विनय था निमाण के बल पर वहाँ से योटर नियादा झाय। वस्सु- 
प्यरप णो एपष्टि से जहाँ भाप रा सिल्लते #॥ बह बिस्लन इतना खतरनाण नहीं 
0 वियु नप ती लि णे स्वनाय में एल थाता &ए उससे थार-रर प्रबम्पित होते 
रएदा भय को शिव एो। शायारेत दगा देता है। दवीे सेशा में ज़टने छी स्थिरता 
_। १९ परी देते । 

मातद "वि जरा करण पी एए परने ये छिये शिी भी रदान पा बंदता हैं 
जाट बल शत शा हद वह हे दिए हे हक अर उमर आए उन 
ये । अआाष्या 0 | हज जागरण बात हज आग अर टोल उ देंगी तो दता अंग 


शि एएय शिर पर दिसी थे थिए) प्रापर हा भय या धन सदा है। सटे-उटे अयों 


34 « 


छः ५ आर न्ण ह। शा फू है कं कु ॥। छा है पुर हुँ &+ कर कर दब 5 कप पा पर अलवकैलग-फकान "कल, ए्ट्म्रा ज््छ्दा 
है री अल ा स्त हि प्छा मन दर ४ दर हे हे सो हाएर 7ग डा रस शापूर हर ब भय पर 
पा आज रेप 


११६ पावस-प्रवचन 


साधना में वंठे-बैठ भी चिन्ता चलती रहती है कि अमुक व्यक्ति का कुछ 
देना है, उससे इज्जत कैसे बचेगी ? अमुक वाल-वच्चे का सम्बन्ध जोडना है, वह नही 
जुडा तो समाज मुझे क्या समझेगा ? अमुक जिम्मेदारी ले रखी है, उसका निर्वाह 
कंसे होगा ? निर्वाह नही हुआ तो कितनी अपकीति होगी ? इस प्रकार की कल्पनाएँ 
मस्तिष्क मे उठती रहती है । इन कल्पनाओ से इहलोक का सम्बन्ध है और इस लोक 
का भय जब अन्दर की चिन्तन धाराओ में चलता रहता है तब वह साधना मे स्थिर 
चित्ती कैसे वन सकता है और कंसे उससे प्रभु की सेवा भी बन सकती है ? 


भय का बीज कर्म-पु ज से 


ऐसी भयन-श्ृत्ति का बीज कर्म पुज की जडो मे रहा हुआ होता है। कारण 
कि वैसी अवस्था मे उसे अपने आत्मिक स्वरूप का पूरा भान नही हो पाता है । यदि 
वह आत्मा के स्वरूप को सन्‍्चे अर्थो मे समझ लेता है और मिथ्यात्व-मोह ग्रथि का 
भेदन कर लेता है और वस्तुत: भेदन करके वह अपने आप में निख्वालिस स्थिति 
से चिन्तन करता है, तो फिर इस प्रकार के भयो की चिन्ता सदेव के लिये समाप्त 
हो जाती है । तव वह जिस क्षेत्र मे जायगा, वहाँ मस्ती से कायं करते हुए चल सकता 
है । जब तक भय को जड--मिथ्यात्व मोह की गाठ अज्ञात रूप से मस्तिष्क मे लगी 
रहती है, तव तक आत्मा के सही स्वरूप को अभिव्यक्त होने मे वह गाठ बाधक बनी 
रहती है । इस तरह मनुष्य के सामने न सिर्फ इहलोक के भय ही होते हैं, वल्कि 
परलोक के भय भी उसे सताते रहते हैं । 


सभी प्रकार के इन भयो से निवृत्ति के लिये ज्ञानी जनों का कथन है कि 
समतामय जीवन-दर्शन को अपना कर जो अपने विचार ओर आचार को सन्‍्तुलित 
तथा समरस बना लेता है, वह अपने कर्म-पु ज का क्षय करते हुए परलोक-भय से भी 
मुक्त बनता है तथा इहलोक के भयो के प्रति भी उसकी सुदृढ अभय वृत्ति बन जाती 
है। इसलिये जीवन को परिभाषा को समता के पदों में ढालने और ,सजाने- 
संवारने की आवश्यकता है। इसी समता दर्शन के प्रथम अग रूप मैंने अहिसा को 
बवाया हे | 


अटहिसा और अभय तवृत्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । हिंसा का मूल भय 
में है। भयाक्रान्त पुरुष ही हिसा पर उतान होता है और ज्यो-ज्यों उसका भय कम 
होता है, उसकी गति अहठिसा की ओर अग्रसर होती है तथा इसी प्रकार ज्यो-ज्यों वह 
अधिसा को तन-मन से अपनाने लगता है त्यो-त्यो वह अधिकाथिक निर्भव भी बनता 
जाता है । एक अहिसेत पराशविऊक यक्ति से लेस एक पूरी सेना के समक्ष भी अमित 
आात्म-विश्वास के साथ खड़ा रह सकता है। वह न सिर्फ स्वय निर्भव बनता हैं बल्कि 
अपने आस-्यास के समग्र वातावरण में भी नि्भयता की भावना मन देता है ! 


जो अभय तो धरम की जय ! ११७ 


अहिसा की अभय-शक्ति 


आत्मा अनय ले और अमय दे--हस योग्य उसे अहिसा ही बनाती है । ग्रन्थ- 
फारो ने जहिसा थो उसके सरुण-परिणाम वी दृष्टि से बनेकानेक नामो से सम्बोधित 
किया जिसडा छझुछ विवरण पहले दिया गया है और उसके कुछ नामों का विद्तेपण 
में यहाँ पार रहा हू । 


अहिसा की एक नाम दिया गया है--प्रमोद। 'हास्यात्याद गत्वा' याने हर्ष को 
उत्पश्न करने बाली अधिसा होती है, एस कारण पह प्रमोद है । जहां हृदय में प्रमोद 
का जनुभाव है, बहा भय का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है। महिला का बविभूति 
भी रण गया है जर्पाव्‌ सर्व बैबव । बेसव का वारण होने से वह विभूति है, चाहे वह 
टृहलोक सम्बन्धी थे बेब हो, परनोक़ सम्बन्धी अथवा मुप्यत आत्मिक घक्तिलस्वरूप 
पैनय शो या मोद्ष के दिव्य स्वरप रूप बेभव | ये सभी बेनव अहिसा छी सतत 
आाापपना से प्राप्त हो सफते € । 


भय से सम्पूर्णत मुक्त टोबार जनय बनना है तो घातह्वग़र पद्धते हैँ कि तू 
अहिया मे जायरण में निरत हो जा। एयतिये अहिसा का एक नाम रक्षा भी यताया 
गया ॥ | एक अहिसक राग प से स्वयं यो सुरक्षित रखता है तथा दूसरी को रक्षा 
भी गरया है। स्थय की रक्षा करने में समर्थ की दूसरों री भी रक्षा रर सवता ही। 
भयावीत में स्ययथ थी एसा कर सझता है, ने दूसरों की। जहिसा रक्षा /+रएपया झ्रेष्ड 
एृष्टाग एमारे पर्श राणा भेपरप या आता #, जिहाने जपनी जनय थान्माउन्ति से 
भय से तप्त बाहर शो जमा था रिया भीर उसके जिय थे सर्वोच्च बलियान के 
लिये नी उससे प गये । जाप था वादा जानते है जि दाए से पीटा शिया जानता 
ला शगप्र एव पधरय साया की गांठ में जा गिरा तो उत्ान जायी प्री पर हाथ 
पिया हर भार से पाये उसे मिर्मद दनाथा । रथ दाज ने जाशा पउपना अभद्र मांगा 
शतव चर वह 4 हपे अत को माँग गोटे शेर जोन हे दिये हज चजंगे। 
एड दा जे वा आप कि मे हुती परोहियों यो जीने को समान हजारे 
0 कोर टिसी जे) भी दिया थे द्रापी दा रुप करने णा ऊधिकार नई है, फिर 
था कमा छ ० ली एक कला जो जज अहियंय आओ |? जीने 


रे #०. शक ्क कि के कर. 
हैं। 2 हो कल के हा 2 हल आसन: पक के पा (हक उन जा 


न्‍ 
4 एण्ए 
ब्ब न] प्‌ कक जि, ; धर 
75 + का | ् हज 5 है ॥। ! $ वयून- अच्छा ० पट न्ज्ज णः कस 5 क।- >क का धर अतज-+ पुर »+-+ हु 
६ ८ 3 भा ॥ 4 व्‌ २ब,ज7य 3 हार पार एस 4 उस एशाकरइगाप “न 5ा! 
कक हि] 
पी प्र न्द या ऑअकफुओक <०« *ै, इक कल आ" न नि के हा कर > काया आन पक कीच हट 
घन) 0 5 0 कह बह पल कप "ज व आह टिए। डा टइइर अत का शक: 
के अर कच 7क अल हूं पल के थे | फे बज कक आफ के ल्ज्त्छ ञ्ड थ तक 8७% 8 अ+क्फण्-कर्+ के मुठ | किक 
कु च्ट्ह छ | | 45 है। ५५ जया आई अप फध्छ रा ण़्् | डे ) «न कि बा क्ष्ब्‌ स्प्र एज पर भ७१ ५ क्षः (4 
रध्द 
डे अर जम चल तक ्ती ध् दा क्र 
0 0 5 2232 आ गज 3 30 की 22 आम 08३ 4- आट का अल आल 
। भार 
कक 


११८ पावस-प्रवचन 
जो अभय तो धर्म की जय 


जहाँ अहिसा है, वहाँ अभय है | जहाँ अभय है, वहाँ समता जीवन है, और 
समता जीवन ही धर्म का प्रभावशाली अस्तित्व है। धरम है, वही आत्मशक्ति का 
प्रमाण है और वही प्रभु की सच्ची सेवा है। जहाँ यह सब कुछ है, वहाँ जय ही जय 
है । इसी लिये कहा है--यतः धर्म: तत जयः | प्रभु सेवा की पृष्ठभूमि के प्रथम प्रकार 
को ही जो समझ कर अपने जीवन में उत्तार लेता है, उसके सारे भय समाप्त हो जाते 
है । जब भय नही रहते तो वहाँ शक्ति का रूप ही तो प्रकट होता है और यह शक्ति 
वाहरी नश्वर शक्ति नही, शाइवत आन्तरिक शक्ति होती है। 


आन्तरिक शक्ति से सम्पन्न ऐसा पुरुष कसा भी संकट उसके सामने आए---उसमे 
वह अपनी रक्षा करने मे समर्थ होता है। वह सकट चाहे इहलोक मे झूठे लाछन लग 
कर पड़यंत्रभरा ही क्यो न हो-उसका मन भय या चिन्तायुक्त नही बनता । आप कथा 
भाग मे श्रीकेतु राजा की वासना-लालसा और सेठ विनयधर के उज्जवल चरित्र 
एवं परम निर्भय मन का वर्णन सुन रहे हैं । 


श्रीकेतु राजा ने विनयधर सेठ की सुन्दर सेठानियो को अपने भीग का साधन 
बनाने की बुरी नीयत से जो षड़यत्र रचा और सेठ पर चरित्रहीनता का झूठा लाछन 
लगाने को सामग्री तेयार कराई--उसके लिये उसने प्रमुख नागरिक्रो की बेठक मे 
साम, दाम, दड, भेद से सबको अपने पक्ष मे करने की चेष्टठा की तथा वाद मे जनता 
का प्रतिनिधि मडल जब राजा के पास पईचा और उसने विनयधर जैसे चरित्रशील 
पुरुष के प्रति अन्याय न करने का निवेदन किया तब भी राजा ने सेठ और उनको 
चारो सेठानियो को पकड कर मेँगाने तथा उनकी हवेली पर सील लगाने के अपने 
आदेश का ही समर्थन किया । उसने उस पत्र के आधार पर सेठ की चरित्रहीनता 
को प्रत्यक्ष बताया । 


विधि की विडम्बना देखिये कि जो स्वय चरित्रहीन है, वह एक चरित्रशील 
को चरित्रहीन प्रमाणित करने पर तुला हुआ है, क्योंकि उसकी अन्तरेच्छा पतित वनी 
हुई है। श्रीकेतु की इस छद्म कायंवाही को भयाधारित मानना चाहिये, क्योकि उसे 
अपनी ही कामुक वृत्ति का भय बुरी तरह सता रहा था । धीकेतु ने सज्जनता का 
ढोग करते हुए उन जन-प्रतिनिधियो को समझाया कि वह तो इस बढते हुए पाप पर 
अकुश लगाना चाहता है और परस्त्रीगामी व लम्पट सेठ को दड देना चाहता है, 
उसमे उन्हे बाधा नही डालनी चाहिये । सारी जनता को भी यही वात समझाने का 
उसने उनसे आग्रह किया । उसने धमकी भी दी कि इसके बावजूद भी जो वितयव्रर 
सेठ का पक्ष लेगा, उसे भी कठोरतापूर्वक दण्डित क्रिया जायगा । इस धमकी से जन- 
समूह में भय फेल गया गौर लोग पीछे हटने लगे । 


० 
ईंट 


जी उभय तो पमं यी जय ! ४५ 
दिनयघर अहिसक थे, अभय थे 


प्रीफेस राजा के एप कठोर रख से सारे नगर में हो-हल्ता मच गया थर 
थी विनयधर सेठ के प्रशंसक 3, उन्होने भी सेठ से जावार ऊद्ा कि राजा सत्ता-मद में 
गमाता कश्ीयर अन्याय पर उतार डिनर उसके विसद्ध वे खूब उठ नहीं छझर 
सगे । बिसनयधर ने यह सुनशर सोचना शुरू विया कि वे हस छूठे लाझन और 
प्रर्छ तरपाय यो प्रीझार बसे कारें ? भय का मासूवों क्षण भी उनके विचार * 
पही घॉ+>_निर्भन मन से थे एप विषय पर जोचने लगे । इसी घीच राजा ने दूसरा 
सनतव्योगी सेठ जौ। सेठा तिया को जर्दी पाठ लाने तथा उनी हवेती पर कब्ना 
परने $ लिप भेज थी । 

इएसरी शुनट टाजी बे जोग से सेठ यी हवेली पर पहची लथा सेठ थे सेटा- 
विधा गो गखकटिया ये बेडिया में जरण्पर ले जाने लगी | तय सेट ने निर्भयता- 
पूर्थर माप कि थे बेटियां तो भागने बातो के वियरे” #म समय तो सहर्ष साथ चल 
रो है जूत्र ऐसे लगाये टी गो आयध्यवता नहों है । ने उस याते मी चेतायनी 
भो दे थी कि णोई संजट गिसी प्रधार से उनवी परिनियों से स्पर्ण ने करें । उनके 
विनंध और मपर रयर वा बाएित प्रभाव समटों पर #जा जे उन्हान सेठ जी का 
पहया सोते जिया । 


पेष्ठ उिनषधर ने साथ अपनी पत्नियों मो वहा शि ऐसे प्रसग पर भी शोीवम 
पे उलोरयाह मी जाया चाहिये प्रथा नरी छोडटसा चघाहिपे तथा भय झूछ न्‍्यौटावर 
शरफे भी शीस गो बचाना चाहिये । यह सनर चारा सेदानिया ने अपनी हहया 
प्रण्ट णी ८ एउसे विशिस्य रएने जा बहा। सनठ टोडियाँ इसे परॉँसो स्थरी-परपो 
थे अतहाप गति यो देखर गत माध सी होने उगी ज्ञीग जपनी सोर से उन्टोने मई 
पता तल अं थ ॥ 

गोरट झागगाय चल रहे । कोण पाया सेइशनियाँ दिरक्ंदण ने गाह्यदन 
फेज जात एक २४ है । चचर के पारो हर किया थह लिंक  अंपध्यी- 5 4 
४य शत राजा एगणे नाथ हज स्यंृशार परेया # द द्वार रे पर ए+ बाते 7 
राह छा शामरे शत! विया जाता है । पा! पर एुष्टि पु दाउजर पहो भार 
' उपिप, पर पट से एएर डाउग र घोर पादा है कि ये दानव्य में जीव शाईा है । 


8] हम पक त्ा घटक । 
86 के १४ 80 थे ४ 3002 %4क 0? अंक 6 कर २७ आए हु 


4 के 


लभप शमर हो जाता है ! 
हू 


हि कर हक. का _ 
जे हक ३“ पु ऋकत्क्‌ कु ४६ अू-नण्क-कु ० अ कुझान कक हु या + . आशा“. ्पायुकम्माएक 
श्प दी पु 44 ॥] ह। बा ९१० *१ 
चका 


ह। 


७ परिणामों का परिणमन 


प्पटार5 एड फएाउ फट्सदा 0 नछ्दाएटपापटफा प्र >्कपप्यि्यव्य्स्जल्ज्य्धि जि पसजसय छह 2 


“प्रप घचलता हो जे परिणाम नो रे * 


सगवायरण के प्रसंग से भगवान क्ली समवनाथ की प्रार्थना उच्चरित की जा 
मा है, जत एन पत्तिया में जो अर्थ का स्वरूप रहा हुजा है, उस स्वरूप को भली- 
भाँति पमममा सथा सदनस्तर उसे अर्थ को अपने व्यावहारिक जीवन के साथ लागू 
परफ पजना थी मुरपन, इस प्रायंना के उच्चारण वा प्रयोजन है । प्रभु की सेवा का 
भेद रमापए हा फदि ने प्रथम भूमिका के प्रथम चरण के विपय में अमयवृत्ति का 
झाउस किया शिपत नथ की स्पिति के निवारण का सकेन दिया गया है । इस हृष्टि 
हा समागा आावध्यवा हि कि यह भय वया भरता है और फंलता है तथा चित्त को 
एयष एताव हाइबी है £ 
मनुष्य ए्श थटो वेट भयो से परिचित होता है, वह चालव में उस भय से 
एनलित पे; ॥ एेॉी दे लास्चरिढ शरित्र बे ददाझर छिपा हुआ रहना है। 
धरा! गे एस भ्त वा पवेत देते है वि भय परिणामों की चचलता से जन्म लेता है । 
परियाप हा दाजिय एस प्रार्षना ने वास्मा के स्यनाव-जन वाव से जिया गया है। एसी 
00 पर ५ स्यनाउ-उस॒नाय से जो नाव या विचार प्रस्छुदित होते है, उन्हे ही परिणाम 
6६४ & ही गए है 


ए० पलिछामान-नदारा में रिर्माी भी प्रश्चार खी भपष की स्विनि तथा 

"७ ६व 7४४ ४ * इन परी है, उाडे न लय दारने जा राष्ता भी दन प्राधना 
हुए दरिदास तो जामा वा बनता हवा है । वैसे 'परिषाम 
४ विद एव ह। परिधाम हा जद भादना होता है तो उसका >यं 
है, दोहे | तक हक० 5 0 जे: वा शेर वो आन का फिल्म जता र शत 
एज शष्ट््पप छ््‌ इनसे मनी परिणाम 

शा स्वनाद तो जटनन्चो 
पुर्रा जा विगरद्रश हही हर रहे हैं । यहाँ ता। 


२१२२ पावस-प्रवचन 


परिणामों की धारा 


जितनी भी आत्माए इस विश्व के अन्दर रंगमच पर विद्यमान है, उन सभी 
आत्माओ में परिणामों की धारा बहती रहती है | किसी में तीत्र गति से परिणामों 
का वेग बढता है तो किसी में मन्द गति से परिणामों की धारा चलती है । यह वेग 
विविध रूपो मे परिणत होता रहता है। इस धारा मे न्यूनाधिकता भी आती रहती 
है जो कर्मो के क्षयोपशम के साय सम्बन्धित रहती है । 


ससार के प्रत्येक प्राणी मे परिणामो का अस्तित्त्व पाया जाता है। यहाँ तक 
कि एकेन्द्रिय जीवों मे भी- परिणामों का परिणमन होता रहता है। यह दूसरी वात 
है कि वह परिणामों को मनुष्य के समान बाहर प्रकट नही कर सकता है। मनुष्य के 
मन में परिणामों के परिणमन का जो उम्र रूप देखने को मिलता है, वह पशु योनि 
मे नही दीखता । जब कभी परिणामों के स्वर बाहर अभिव्यक्त होते है तो आत्मा के 
अन्दर की भावताओ की उमियाँ भी तरगित होने लगती हैं। ये ही उमियाँ ज॑से 
कहती हैं कि मेरे परिणाम ऐसे नही थे--मेरे भाव ऐसे नही थे । उन विचारों को ही 
परिणाम की सज्ञा देकर चलते हैं और वे ही विचार मनुष्य की विभिन्‍नता का स्वर 
व्यक्त करते हैं । 

धारा मे अन्य निमित्तों का संयोग 


परिणामों की उस धारा के साथ दूसरे निमित्तो का भी सयोग होता है | तब 
उस घारा का मोड दो तरह से होता है--परिणामस्वरूप और अपरिणामस्वरूप । 
दूसरो के निमित्त से जहाँ परणामों में तब्दिली आती है--परिणाम तब बिगठ़ते हैं 
अथवा सुधरते है तो वह विभाव-धर्मं कहलाता है और जहाँ दूसरो का कोई निमित्त 
नही मिलता एवं आत्मा के साथ सज़ग्त कर्मों का जब उपशम, क्षयोपशम या क्षश्र 
होता है या तीनो अवस्थाओं में से कोई भी एक अवस्था बनती है, उस समय भी 
आत्मा के परिणामो को अभिव्यक्ति होती है । 


जब मोह कर्म का तथा मोह कर्म मे भी दर्शन मोहकर्म का क्षयोपशम होता 
है वो उस वक्‍त आत्मा का परिणाम क्षयोपशम के रूप में प्रकट होता है और 
मिथ्यात्व की सातो प्रकृतियों का उपशम हो जाता है। उसके बाद उपशम आत्मा के 
परिणाम बनने पर उन सातो प्रकृतियों का सर्वया क्षय भी हो जाता है। तब क्षायिक 
भाव के परिणाम व्यक्त होते है। उन परिणामों की तारतम्यता अधिकाश मात्रा मे 
चलती रहती है । जब ये तीन अवस्थाएं नही आती है तो परिणामों में मलिन 
अवस्था रहती है । उसी मलिन अवस्था के कारण आत्मा और परमात्मा के सही 
स्वरूपो का सम्यक्‌ ज्ञान नही हो पाता है । इस अवस्था मे हिताहित का विवेक नहीं 
होता है तो इसका भी भान पैदा नही होता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करने 
के लिये आया हूँ या इस मानव-जीवन का श्रेष्ठ प्रयोजन क्‍या है ? 


है| 
कर 
५ 


परिषामा वा परिणमस 43 


अपद मिमित्ता का संयोग ऊब परियामा की घारा के साथ बनता है त्तो 
गगे प्रिणाभा में नो अपद्धना उत्पन्न जातो है । नत्र ऐमे व्यक्ति को कत्त व्या- 
क्सस्य था जान था जिवेश नही होता है। जधद्र निभित्त के सम्पर्क से मनुष्य के 
बीणाम विएत 7ते है और शुद्ध निमित्त के प्रसंग से उन परिणामों में सुधार भी 
वाहा है। 'पर' के मनिमिल से परिणामों में जो विकृति आई जयवा परिणामों मे जो 
सुधारक परियतय हुआ, बट विनायक परिणाम की सजा पाता है 
विभाव | एस हृष्टि से दो भेद क्रिये जा सकते है--एक घुद्ध विभाव और 
प्ूतरा जगूड़ विभाव । एुद्ध विभाय के परिणाम उत्कृष्ट आत्माओं के निमित्त से वनते 
#। बंगर थाई न्‍्थागी पृरष के सम्पर्क में आता है तो उससे जात्मा में घुद्ध परिणामों 
पी भावना घसती है । पर था निमित्त तो मिला, विन्तु छुद्ध मिला, जिससे उसके 
वषामा भें एद्या जाई जीए यह अपने जीवन विकास फ्री तरफ आगे बढने लगा तो 
हा गिभाय थी परिभाषा दिद्वान्‌ करते है उसमे परिवतन आता है। यह विभाव 
प्रणाम जगर वालावा £ हईि्तु वह पुद्ध है जोर उस घुद्धता से मनुप्य का उद्धार 
सम्नेय बनता #-पहाँ तक कि यह मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है । 


शुद्ध निमित्त से मोक्ष तक फी प्राप्ति 

परिणामों पी पारा में 'पर' का निमित्त मिलि--वह विभाव कहलाता है किन्तु 
पा वियाब ही जब पुद्ध निभित्ता के सयाग से उत्पप्त होता है तो वह विभाव होकर 
४] जातम रफ्तार वी प्रदेश बनाता है । परी प्रवाध जब प्रवले बन जाता है तो उस 

गषाग से जात्मा जप्ी उरचतम :प्नातति झके चिद्ष वरने मे सफब बन जाती है। 
जण ने माली यो छाग एसडा रप्ट उद्ाररण है। पजुन माली के मन में 
पाए परश्यथिष छत रा था | का जाति मे माली था और उस जाति भें भिक्षाके 
प्रणर था ए्सेथे नहीं था । थातीरिया जे रृष्टि से बह एन साधारण परिणाम को 
धर धद रा 0 । लेप ने एसी जजु से भाजों के साथ उसकी परिन वा सहयोग 
हर दॉलि ये विलिल ने छ दुष्ट सक्तियों ण निमिन मिला। अजुन माली के 
सास एा१ एग ए. इणदारी व्यक्तियों वे मारा परियामा या ताडव नृत्य उपस्यित 
ए" ६ को एकता सादारत परश्धिम रस निमिस हे झन्परत प्रद्ध पच्यिनों में परि- 
।"4  पर्णिमर हो छझए मे माली भद्धि। हप्नाय णा पर्प था, वह पर 
४] छाप गाण जोर एच्चा क्र एि प्रतन्शाषिस्वश्प घह प्रतिदिन छू. एप! ही 
एह गेंद के एप गरने लगा। एाजे पर्षामों गी ऐसी शादता ट्सर ४ 


श्र 
2? ६ 


*१॥ 
० दल एमी) एपे यो दार्दर्तद 
*0+ <ह ।१ 5» * 


ई 
४ शक ९, रु 


एरम्यित हल्ला, उगणा दिनाविश भाषण 


7+- 


भाग हु] िशिलु झा हा कार ओ हक उपज म गा त हे उअदप 3४ 6५६ 


हू पं 
प् शक कफ हु कप ५ 
पा कि - ०८ _ के 
+ है न अल अर कि व कट तक 2 मा जम पिन मी 7 
>यकी 


२१२२ पावस-प्रवचन 


परिणारो की धारा 


जितनी भी आत्माएं इस विश्व के अन्दर रगमच पर विद्यमान हैं, उन सभी 
आत्माओ में परिणामों की धारा बहती रहती है | किसी मे तीत्र गति से परिणामों 
का वेग बढता है तो किसी में मन्द गति से परिणामों की घारा चलती है । यह वेग 
विविध रूपो मे परिणत होता रहता है। इस धारा मे न्‍्यूनाधिकता भी आती रहती 
है जो कर्मो के क्षयोपशम के साथ सम्बन्धित रहती है । 


ससार के प्रत्येक प्राणी मे परिणामों का अस्तित्व पाया जाता है! यहाँ तक 
कि एकेन्द्रिय जीवो मे भी परिणामों का परिणमन होता रहता है। यह दूसरी वात 
है कि वह परिणामों को मनुष्य के समान बाहर प्रकट नही कर सकता है ! मनुष्य के 
मन में परिणामों के परिणमन का जो उम्र रूप देखने को मिलता है, वह पशु योनि 
मे नही दीखता । जब कभी परिणामो के स्वर बाहर अभिव्यक्त होते हैं तो आत्मा के 
अन्दर की भावनाओं की उमियाँ भी तरगित होने लगती है। ये ही उमियाँ जेसे 
कहती है कि मेरे परिणाम ऐसे नही थे--मेरे भाव ऐसे नही थे । उन विचारों को ही 
परिणाम की सज्ञा देकर चलते हैं और वे ही विचार मनुष्य की विभिन्‍नता का स्वर 
व्यक्त करते हैं । 

धारा से अन्य निमित्तों का संथोग 


परिणामों की उस धारा के साथ दूसरे निमित्तो का भी संयोग होता है । तब 
उस घारा का मोड दो तरह से होता है--परिणामस्वरूप और अपरिणामस्वरूप । 
दूसरो के निमित्त से जहाँ परणामों में तब्दिली आती है--परिणाम तठंब बिगडते हैं 
अथवा सुधरते है तो वह विभाव-धमं कहलाता है और जहाँ दूसरों का कोई निमित्त 
नही मिलता एवं आत्मा के साथ सलग्न कर्मों का जब उपशम, क्षयोपशम या क्षय 
होता है या तीनो अवस्थाओ मे से कोई भी एक अवस्था बनती है, उस समय भी 
आत्मा के परिणामो की अभिव्यक्ति होती है । 


जब मोह कर्म का तथा मोह कर्म मे भी दर्शन मोहकर्म का क्षयोपशम होता 
है वो उस वक्‍त आत्मा का परिणाम क्षयोपशम के रूप में प्रकट होता है और 
मिथ्यात्व की सातो प्रकृतियो का उपशम हो जाता है। उसके बाद उपशम आत्मा के 
परिणाम वनने पर उत सातो प्रकृतियो का सर्वया क्षय भी हो जाता है । तब क्षायिक 
भाव के परिणाम व्यक्त होते है। उन परिणामों की तारतम्यता अधिकाश मात्रा में 
चलती रहती है । जब ये तीन अवस्थाएँ नही भाती हैं तो परिणामों में मलित 
अवस्था रहती है । उसी मलिन अवस्था के कारण आत्मा और परमात्मा के सही 
स्वरूपो का सम्यक्‌ ज्ञान नही ही पाता है । इस अवस्था में हिताहित का विवेक नही 
होता है तो इसका भी भान पैदा नही होता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्‍या करने 
के लिये आया हूं या इस मानव-जीवन का श्रेष्ठ प्रयोजन क्‍या है ? 


परिणामा का परिणमल १२३ 


अग॒द्व निमित्तो का सयोग जब परिणामों की घारा के मांव बनता हैं तो 

इनमे प्रिणामों में भी अशद्धता उत्पन्न हो जातो है। तब ऐसे व्यक्ति की कत्त व्या- 

प्लट्य का भान या विवेक नही होता है। अशुद्ध निमित्त के सम्पर्क से मनुष्य के 

परिधाम विशृत हांते है और शुद्ध निमित्त के प्रसंग से उन परिणामों में सुधार भी 

धार है । 'पर' के निमित से परिणामों मे जो विक्ृति आई अयवा परिणामों मे जो 
सुधार परिदतन हा, वह विभावक परिणाम की सजा पाता है। 


विभाव के इस हृष्टि से दो भेद किये जा सकते हँ---एक छुद्ध विभाव और 
टूगता जमद्ध विमाव । शुद्ध विभाव के परिणाम उत्कृष्ठ आत्माओ के निमित्त से बनते 
/ | अगर बोई त्यागी पुरुष के सम्पर्क में आता है तो उससे आत्मा में शुद्ध परिणामों 
गे) थायना बनती है। पर का निमित्त तो मिला, किन्तु शुद्ध मिला, जिससे उसके 
परिणामों में छुद्धता आई और वह अपने जीवन विकास की तरफ आगे बढने लगा तो 
था विनाव की परिभाषा विद्वान करते हैं उसमे परिवर्तन आता है। यह विभाव 
एर्पाम जरर कहलाता है किन्तु वह शुद्ध है और उस शुद्धता से मनुष्य का उद्धार 
गग्मय बनता “यहाँ तक कि वह मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है । 


शुद्ध निमित्त से मोक्ष तक को प्राप्ति 


पएन्णिमो की धारा मे 'पर' का निर्मित्त मिलि---वह्‌ विभाव कहलाता है किन्तु 

यह विभाव थी जब शुद्ध निमित्तो के संयोग से उत्पन्न होता है तो वह॒ विभाव होकर 

| धात्म समाव को प्रवुद्ध वनाता है । यही प्रवोव जब प्रवल वन जाता है तो उस 
भगग मे जात्मा अपनी उच्चतम उन्नति तक सिद्ध करने मे सफन बन जाती है । 


'युन माली की कथा इसका स्पष्ट उदाहरण है। अजुन माली के मन में 

“द परियाम बल रहा था । वह जाति से माली था और उस जाति में शिक्षा के 
२5 जा प्रमग नहों था । आजीविका की दृष्टि से वह एक साधारण परिणाम को 
है पेन रा था। लेकिन उसी अजु'न माली के साथ उसकी पत्नि का सहयोग 
/ नंद निमित मे छ दुप्ट व्यक्तियों का निमित्त मिला । अजुन माली के 
“न रह एन छ दुराचारी व्यक्तियों के मलिन परिणामों का ताडव नृत्य उपस्थित 
[7 ल्‍। पक माधारण परिणाम इस निमित्त से अत्यन्त अशुद्ध परिणामों मे परि- 
*प। पन्‍्णामद जो अजु न माली भद्विक स्वभाव का पुरुष था, वह ऋर 
“मी देने गया और इतना ऋर कि प्रतिशोधस्वस्प वह प्रतिदित छ, पुरुषो व 


बन छा (3 «5 


५... पत्र करने लगा। उसके परिणामों की ऐसी अशुद्धता दूसरों के 


| +- हि फ्ंफ कप 


हे “7, । एनससे जो परिवर्तन उपस्थित हुआ, उसका विभाविक भाव 
४ प्‌” का 2५, पा. 

एसी निन्चित का दूसरा पक्ष भी उसी अजु न माली के जीवन मे उत्पन्न 

ऐपाओं में निरस्त जजुन माली को शुद्ध परिणामों वाले सेठ 


ब््ीा 


१२४ पावस-प्रवचन 


सुदर्शन का जब निमित्त मिलता है तो वह उसका अशुद्ध परिवर्तन तब पूर्ण शुद्धता में 
परिणत ही जाता है। शुद्ध परिणामों की धारा में बहने वाला सेठ सुदर्शन प्रभु के 
दशनो के लिये जा रहा था, तब मार्ग मे अजु'न माली का निर्मित्त मिल गया । फल- 
स्वज्प वह ऋर व्यक्ति पूर्णछझूप से अहिसक बन गया । फिर अजुन माली भी शुद्ध 
परिणामों की घारा के साथ महावीर प्रभु के चरणो मे पहुँचा और उन दिव्य महापुरुष 
का निमित्त पाकर उन्नति की ऊँची सोपानो पर वह चढता ही चला गया। उसकी 
उन्नति इतनी अद्वितीय रही कि वह उसी भव के अन्दर स्वय की जीवन साधवा को 
आगे बढाता हुआ महावीर प्रभु से भी पहले मोक्षयामी बन गया । 


यह दूसरो के शुद्ध निमित्त से आत्मा के परिणाम का उन्नति प्रदायक हृश्य 
वना कि उसे मोक्ष तक की प्राप्ति हो गई। एक ही व्यक्ति के साथ इस प्रकार दो 
तरह के दो निमित्त मिले और दोनो निमित्तो से दोनो प्रकार की अशुद्ध एवं शुद्ध 
धाराओ का परिणमत्र हुआ | यह्‌ परिणमन विभाव और स्वभाव के परिणाम की 
स्थिति के साथ जब विशिष्ट व्याख्या का प्रसण बनता है तो वहाँ अलग बुद्ध और 
प्रवद्ध की स्थिति भी बनती है | 


परिणामों के इस स्वरूप को अपने अन्दर देखें ! 


गहराई से देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि परिणामों का यह स्वरूप प्रत्येक 
प्राणी के पास है और इस तरह आपके पास भी है। आप अपने परिणामों को व्यव- 
स्थित रूप मे सचालित करे और उन्हे भाव शुद्धि की तरफ आगे वढाएं । स्वय के 
परिणामों मे अच्छे निमित्त से जो परिवर्तन आता है, उसे लाने के लिये सदेव जाग्रत 
रहे । इसके साथ ही बुरे निमित्तो से इस प्रकार सावधानीपूर्वक वचते रहे कि अशुद्ध 


बा 


परिणामों का सयोग पैदा न हो । 


परिणामों के इस नैमेत्तिक सयोग को आप पहले समझ और फिर विवेकपूर्वक 
उस स्वरुप को--द्वन्द्द को अपने भीतर देखें, परखे और महसूस करें। इस हृप्टि से 
सतकता की स्थिति आपके अन्दर उत्पन्न होगी । सोचिये कि आप एक धर्मस्थान के 
भीतर पहुँचे तव घमंस्थान के अनुरूप आपके परिणामों में परिवर्तत आया । धर्मस्थीन 
के लिये अपने स्थान से आप चलने को हुए होगे तभी उक्त परिवतन का आभास आपको 
होने लगा होगा । किन्तु कल्पना करें कि हवेली से वाहर निकलते ही आपको टपाल 
(डाक) मिलने का सयोग बैठ गया और उसमे व्यापार सम्बन्धी कोई आकस्मिक 
समाचार थे, तव उस समय आपके परिणाम की घारा फिर बदली और वह व्यापार 
के रूप में परिणत हुई । उसको गौण करके आप फिर भी वधर्मस्थान में पहुँच गये 
ओर वहां सन्‍्तो का निम्ित्त पाकर उन परिणामों मे फिर अन्तर आया। यहाँ भी 
परिणाम बीतराग वाणी तथा कथा-भाग सुनने के साथ उतार-चढाव पर चलते रहते 


प्रणाम) पा पर्णिमन १5०४ 


| ह॥ । हा परिणाम ॥। प्रिया प्रतेश धाणी 7 मन मे घाटी और इप्नती 
ञक के है| है 
४0 ५0005 का 26 अं 


| शी । 


कजग गा जा जे आता | 
आह हज थे गए शत को के कल मत को:  शिादएओ 
जग १88 2 कक 532 5४ आह ५ 7४ न्स्ति *&| गा है 8, हे 2 काश क्या 522 
जग जज कक आल हा 7 गे लय कह कल आता ते कक बढ लता 
4000 के 70000 6 । शक 7 0 कल 00 कई । 


गा आधा थे जो 
0॥ 3 5 68 7 कह 027 2 


एस पद्धा व हत जात्म- 


+ 


2002 की जे जग आल गे के 


[६ हक पाजतोी 5, हाह आजाना ३ 5 तय श्िा | 
05 


हे 0 दि दे दाह आजा "कक तो अल 


एप्रनाव 
330 08 023 3 के हज कक कम लि: 6 शक आर 30087 आम 2 आर । 
आय आय कह कानिली वाट का आल जता कं 97735 7 आशय] 
एशए अं या बिक दी उप जी हि घटा श्थिना असाइय खा श 7॥|+ ॥ 
ते यदाप प्रश्च णा प्रोपया में लय फू रगएशप एह़याद कण है दि थे महा -- 

"कण पक हजार? 

«3० 02 के 202, 

& जहा कं हो डक आह 


आम हक ही 


8 4 आल 448 ३ 3 2 50/33 2: आ रे 2008 4670 7737 आड 268 0 का जे 


है गए शो एहएगिंद जो आंत 


ऊ _ हु कर 
पे क्च ४ के कन्‍चच ह॑ का हक और कि ल्‍ >ज्च्क क्र कुक्श 0 कक प० 8 
्् | तर है शो + | हट तर ॥ ् पु । »* £ । 26 हक श़्णा 
जा & «७ हि - फ्ा सु ्- हु 
१ ५१] ॥$ प्‌ कि के. रमयुह पं ॥ जया जै कक ऑक्‍क्क ६ शत टिक औू ता. फुफतचजुका कक | ्त जन्‍न्‍क लक 
। चर 4 ह ल्‍ चू ० 8८ ७६. | 
च् - ५ है] 2१ ७+क पथ यु हक! सा च्ठु कु... ऋ-ऋ हु ह् हा जज च बनम-क. हनय। न कक ३ (कुकी है किल्क 
॥ हा + 4 घ । ६९ । ] 
$ हि १ जी ्ः है, ? जा 3 (. कक चु ऋध्क. के नी नहर सन्त 
हि न जा. शन्का ऋ+ #क की जल 
४ ४ ९ न जज श ०८ ऐ ६ ग्क 
+ ]] ४ है री तह 
मै डर 4 चलन के अजय मर व्यय, ओड। लक 4७%“०५-कु-नननथ पिन । ७एणर्नीण.. 4 ज़्डाच्त छा ५ 
ज्क या का 
प्‌ | दा ई ५४ जे न स्न्क बल जा दे ०5 
चज+ 4 
कई ध उ ह एव + है + रच | रथ फट 
ढ़ ऊ । + फ्ा च् रो कु च्प् तक जन ही उस हज क 
री 
न न ् 
न ट | जी हर ्स फ हा 2 जआक्ा दे _+.. इन डे लत +ई आओ की जन आटा कक न. आल 500 डा 
१ श्र है ग्क क्र 
कर आल बन व 
दे हि 5 को दा सकी लि कक  जक मं, अजिलोर ५० कल 8 
804 न से ज्क 
न कह चर को || ४ 7८ ट औकात के नअ अआ कक पुल क शक के ने बन जे १ हु कई 


१२६ पावस-प्रवचन 


भयभीत स्थिति में परिणामों का परिणमन इतनी शञीप्रता से होता रहता है 
कि उनसे किसी भी एक निश्चय को समझ पाना कठिन होता है, वल्कि यो कहे कि 
एक निश्चय उस चचलता मे बन ही नही सकता है । इन्ही परिणामों को चचलता से 
इन्सान महत्वपूर्ण जीवन को अपने हाथ से व्यर्थ में जाने देता है। इस चचलता रूपी 
भय को यदि इन्सान की आत्मा ठीक तरह से समझने का प्रयास करे तो वह अपने 
परिणाम में स्थिरता लाकर सुदृढ जीवन का निर्माण कर सकता है। हर क्षत्र मे 
परिणामों की स्थिरता से ही वह कामयाबी हासिल कर सकता है । 


एक तरह से सूक्ष्म परिणामों का परिणाम ही यह मानव देह है । अगर सूक्ष्म 
परिणाम शुभ नही वनते तो यह शुभ मानव देह कहां से प्राप्त होती ” जिस आत्मा 
के अशुभ परिणाम रहते है, उसके अशुभ कर्म बेबते है, जिसके फलस्वरूप अशुभ 
अरीर की प्राप्ति होती है। शुभ कर्म उपाज॑न से ही मानव देह, उत्तम कुल, पाँचो 
इन्द्रियों की व्यवस्थित रूपरेखा आदि श्रेष्ठ साधनो की उपलब्धि मिलती है। अपने 
परिणामों की स्थिरता का यह परिणाम जो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, उन्ही परिणामों 
को यदि आप वर्तमान में स्थिर एथं व्यवस्थित बना डाल तो शुभ निमित्त जन्य स्थिरता 
के प्रभाव से परिणामों मे सस्कारो का जो भय समाया हुआ है, वह निकेल जायगा। 
इस भय की समाप्ति के साथ ही प्रभु सभमवनाथ की सेवा भी सरल वन जायगी । 


अहिसा के परिणाम की विशालता 


शास्त्रों का विवरण है कि ऐसा अभय प्रभु सेवक सिद्धस्वरुप सिद्दों के आवास 
को अपने जीवन मे प्राप्त करता है । उस सिद्धावास की अहिंसा के परिणाम से लिया 
है । अहिसा के परिणाम को सिद्धावास भी कहा है । उसी अहिंसा के परिणाम को 
आश्रव निवृत्ति भी बताया गया है) आश्रव का अर्थ होता है--पाप के भाने के द्वार 
जो भिथ्यात्व, आवतं, प्रमाद, कपाय, अशुभ योग आदि के रूप में होते है। आश्रव 
अशुभ परिणामों का प्रकट रुप होता है तो शुभ परिणामा में जो अहिसा होती है 
उसका परिणाम आश्चव के इन द्वारों को रोकने के रुप मे दिखाई देता है। अहिसा 
स्वरूप शुभ परिणाम जब आते हैं तो आश्रव के इन द्वारो पर प्रतिबन्ध लग जाते हैं 
अणुद्ध वृत्तियाँ सर जाती है तथा अहिसा के परिणामों के शुद्धता की पराकाष्ठा तक 
पहुँचने पर यथाख्र्यात चारिश््य की समुज्ज्वलता प्रकट हो जाती है । वह केवल जान 
की प्राप्ति तक भी पहुंच सकती है । 


यह गम्भीरता से लिये जाने योग्य तथ्य है कि जिस अहिसा के परिणाम को 
मनुष्य साधारणतया छोटा और महत्वहीन समझता है, उसी परिणाम की तार- 
तम्यता यदि उन्चस्य कोटि तक पहुँच जाय तो उच्चतम कैवल ज्ञान की प्राप्ति भी 
संभव बन जाती ह | इसलिए अहिसा को सिद्धावास और केवल ज्ञान का स्थान कहा 
है । ये ही परिणाम जब और आगे परिणमन करते है तो शिव रूप बन जाते हैं । 


डॉ 349 हरी 
४ 202 0 8 कि 27 कक अर व; 


7 औो मगतमंेय 
हमे अआरतिला शा पर्णाम 


लिए ?े। ध् (>> कापण) 
0 गे 


बबतप ज्यीप्की 


॥*$ 


भूराय साोजवा । हि अहिंसा या भा हा लो धरार 


ये | खिलह धहल्सो मा परिणाम जितना 


आला 
बगए। थे आय में ठुढाता / । 4 री प्रनूग गया 
घिश फ पे भें कागग 77॥ 
(वि. वा हैजी लिख जप 
धएग उप) ऐशता है घाए। 
व ये परिणाम रहा जा । 
पा हा जा पिषन्‍मद) 
ह। 0 गो जि रा अति 5 दी: 


वा! 


अक +्यक 
5 


|| 
शिव जार 


कुण 6३ हये «हा गा पार 


४9 0 077 


शा पिता 


को 22277 0 हट कं 208 2677६ 
5० पृण ग्प मे 

वी । । लिए 
8 2040: 5 9 4 कि7 20 277 कै मी, 
२१8 मी पट 0०7 पट अ ख य म 0 2660 # 
परम रागप मे गिएशा 


च्य्पि 
>() 
८ 


लेप लगा 
चादता | 


की अॉस्म रुप 7 गिर । 
है ये हटने हा 2 विज हा 
जीवरंए में इआश जर, नियेग्या जाता 

दाता #। एंसशा जअहुरण क्ल-यु- 
लामा शे सम्पताय-रक्षाण की परि- 
हुस ता थाग्मा में 
सटे -ोवा 2 । पर 


पद जास्म-उता रम्प 


कम 
जाए भ जप 
द। ॥ ३९ १2] 


#फा- अं हा 
व या 


अशिव पी त्विति 


75 65 ता आय व लक, आह 2 
हज ही कशरओ की कट आह हे पता: वि ल किक 
7. ऑटो कि यो के हू शा दि के, जद 7, की के वह जाके कई 
के. ७ है जे पल तथा लग का ७ आर्य आर, जे त। हि: कशाला 
४९ हू कै 3 हा] ता] हक कर अर आग 8 दे जा के किम 

न जू “कक छः हक + रत तक .् पक ज्ल्प न 
१५ * “0 थी मी को आर | रे थी ५ $ शा -।| ॥ ॥)॥ ॥ 


फ् क्र 
१ | जा १ ध्छ। हु +४ ् जा ९ (र अकन चनयु" १] 8.5 ्लच्न सा 
कलह, "कर अकाल इक कि जग पते कह जिकक  2 5 अल रे 
जा सन्‍चन 
[6 १4 क ह ॥ च्श ) जप ह. ३३ 4 प्र क्र सु 
पा ह आय £#7१ 7 8१ रे पत है! | ३ ! न श्र एं [१६ ०१३ किक फट २९३ शर्प (६६ ॥ 
$ १ ्क] | #५ ७०3 ७-क कक क पे क च्क बिके कफ; कु शक पक, 52० पक हा की काच फ च्थ अं  अक आज कक 
(ु $ + ९ की १ क्। श ँं कि । ॥ १-० छः जग | के # कं 4 ३ [« 
न $ आय न ए अऋक क्र 
ही )। $ # कि कद | आफ ॥ 4 # ३4४ का 3322033७-.०००७ जा 
0 30, 9 «00% 5 ले २) शक 20 हट 2९) मी कह ० कल 
क ह कक + (४४७. ३5 है काक अत कुंभ के क ष ५ 77१ $ री फ 7 हा + रे ; कक कि कक. कलम *के बज मा] 
४ हैं ] $़ | ग्र।र « [ शव धो ८ यु ४ हे है |! 7; 
(4 ] गे जज छह 45 है कज्क कक कप ६5 हक | है च्ब्ब्ज़्ज या अल * ४ 
न । ६. $ ड़ बे) $ ७ 4 ह कि | ६ कर न 9८] ४ श्र त्च्यू % ५५ ) | + -« | 
है था 5 का क््त #* पर + ्च हा तल मैन न जिया न 
ध *- ध् 30.2 हे ० ओके 7 मे आओ] के 2 हक 
45. 
६. । ऋ ५ कु “का... ऑेम्न अ्का ह4 है] ड़ ख्ण्‌र जन | #>कती || $ हा 7 # 
६7 है... ० है: 6 हा लक | बी की 20203 30 कम कई एन जहर जा कि 
है, बन रु । का हक नया या | कु 02 र कण मु; #कयफृरतया अऑ्य्या २ /२ ३४ बा रात ० म्+ रह ध् कण न्‍ा- 
१ $॥ १ श्र । । हे 2 3 ७ जब 4 | ही है। ्् रे # सक 
जय. 
के ६2 | जप ब्क श्न 
3 3 8 ४ 0 ' जरुर स्का ता यह शीट कु दर हज दो कब शा कक ज सर अप 
हा 
मै | हर खा 20667 रा लि द ९ हि जन हूँ के रत है ४२ हघ क्त्ः +उ-्के >> नि ४2 ५१०७५ ५ आआानकण्का -++ हे के प्री 
आ- . 
दा पट 2 43220 2 आल ा गज ्‌ः हफा  के हक जे दा को ता हु ऊँ भाप १. झा ( # शक हार हा 
रू $- हि । ाछीए 8 ३ ? का डर! पक्का २ 5 अीक अत शा ज रे हक ज्षु्कजऊ का हट, के ४ एन कक 
श्ं जे के ञ्ू | “] 7 जज, कक न डी त्रः रहा | मर 2 ४ 
ज्क् तक 
१ न मिड ९ ला हु पु 
पं हु पड ट् ४: ५ कक है ; पद क्र हल छ़ पक “हु #79 आल ब्क भाक ड्रर हु का न है। क्ष््तत नल कऋषपा 


२२८ पावस-प्रवचन 


से कहा कि यह भूठ है, ऐसा नही हो सकता । मेरा पुत्र तरुण है, वह कभी मर नहीं 
सकता । इस हृढता को देखकर उन्होने उस हढता का कारण पूछा तो वधर्मकुमार 
के पिता मे कहा कि ये सस्कार उसे उसके पृव॑जों से मिले हैं | शुद्ध व शुभ परिणामों 
की वजह से ही उनके वंश में कभी तरुण की मृत्यु नही हुई है । मुख्याव्यापक ने फिर 
सच बात वता दी । 


तो यह रूपक बताता है कि जहाँ परिणाम की अचचलता है, वहाँ परिस्थि- 
तिर्या भी शुभ और अशुभ बन जाती है | यही 'शिव' स्थिति कहलाती है । इस कारण 
जीवन का सारा उत्तरदायित्व--उसकी मूल शक्ति परिणामो के सहारे ही जुडी रहती 
है । अभयवृत्ति जितनी अधिक विकसित होती जायगी, उतनी ही अशिव से शिव को 
ओर आत्मा की गति भी तीत्र वनती जायगी । 


परिणामो की स्थिरता मे विकास को दिशा 


उपरोक्त प्रार्थना की पक्तियो में जो भयपूर्ण परिणामों पर प्रहार है--उनकी 
चचलता पर प्रहार है, उसे हृदयगम करके आचरण मे उतारने की आवश्यकता है। 
भय को सर्वथा हटाकर जो अहिसा के परिणाम की ऊंचाई की ओर जाता है, वह 
शिव बन जाता है। बसी आत्मा भयकर परिस्थितियो मे भी प्रसन्न मुद्रा के साथ अपने 
जीवन को शुभ परिणामो की सुहृढता से चलाती है । 


कमलसेन चरित्र मे विनयधर सेठ का प्रसंग चल रहा है, जो परिणामो की 
स्थिरता को साधने वाला ऐसा ही पुरुष है जिसके जीवन मे अहिसा का परिणाम 
परिपक्व स्थिति मे समुन्नत हो रहा था। दरबार मे उपस्थित करने के बाद जब श्रीकेतु 
राजा चारो सेठानियो की ओर देख रहा है, तब उसके परिणाम अशुद्ध और मलिन 
थे | मलिन परिणाम की चचलता के साथ हो वह उन्हे देखता है। चचल भावो के 
झकोरो मे घूमते हुए श्रीकेतु ने बाहर से गम्भीर वनकर आदेश दिया कि अपराध तो 
सेठ ने किया है--इन सेठानियो का कोई अपराध नही है अत इन्हे अन्तेडर मे सुरक्षा 
साथ रखा जाय। 


इस आदेश से सेठानियाँ समझ जाती हैं कि राजा का आन्तरिक स्वरूप शुभ 
भावों के साथ जुडा हुआ नही है और उससे हमारे परिणामो की स्थिरता पर आघात 
लगता है। किन्तु उन्होने निश्चय किया कि वे स्थिर परिणाम के साथ ही आगे बढेगी ताकि 
उसके द्वारा वे अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें । तब उन्होने सलज्ज नेत्रो से अपने 
'पति की ओर देखा और जैसे पूछना चाहा कि इस सकट की घडी मे उन्हे क्या उपाय 
करना चाहिए ? विनयवर भी धीरजवान्‌ और वृद्धिशाली था। उसने शुभ परिणाम 
के साथ भीतर ही भीतर चिन्तन किया । सेठ ने विचार किया कि राजा सत्ता एवं 
सैन्य बल के साथ अन्धा हो रहा है, अतः किसी प्रकार की उत्तेजना परिस्थिति को 


र्पाः कै 8.) हैं? | बी । पशएम है। पर 


ल्‍१ 
/क 


का फिए शशि हा । वश ही कि लि हल जी 0 जो 7७0 
॥ 0७ + ४ #प् शिए व शत अ/वें दांव) मे +। क्ष न्विति का शारेशार 
सियी थाहि। जोर उसााते ऐसी भाव झा सच सरेत सेडानिण हो कर जिया । 


र्पाः चयन 
“ 


सेशावियों पमठझ गई थी छनुथरों थे साथ जेंडर री साफ बढ़ते सलगी। 
छपएर में 5पय थे पा थी या राभिया ने देखा वि उसे चेहरे पर तो विनय सोम्पता, 
धर्श यो हिप्ठों की लमृन्नाा भारसा थी जगा पी ॥5 शगानियाँ उसने सामन 
व को रात ऐटी मानने लगी । मेदानियों ने प्नयरा से गया गि आप राया 
मे जार बलिया की बे कमरे जिए लग रादन नि/न बरे हाँ एम अपनी पर्मं ठियायें 
दिदो पु 0 थे से दर भा। क्षाओ मे झ्या॥ी शावाओोी पी परेध या तो उपने 
पतन गा ज्प पीचाम ये साथ की पर्स रखतरन रंथान देने री आएगा दे दी। उदा 
सार्य » पे से द। जयी व ज्षरन मे रख दिया गधा । 


प 


"दे धीटयु सी घचजता जोर परिणामा की रिया छा पच भी का प्रयट 
द। यू जाप पी णामा भी घारा मे क्षपतो जायन भौरा को संग्भानने रे प्रति 
05दप ही शगाउयी ससे । जाप थी यदि “ये पीणामों णे साथ भगवाव समवनाथ णा 
॥गिचाच के मे शो सटिन से उडिय सिशितियाँ टी जापान को छायेंगी लगा जीएस 
विविस हे दिशा थी भार गा एशोील एव रायगा । 


वाह तन 


क्ा आय 
के रत. हूं. बाण ९  च 


४ ढ&:म४- 


6 रुचि और अरुचि के क्षत्र 
ल्श््ल््््श््य्श्श्स्ध्य्श्य्य्श्श्ध््प्य्लययश््स्य्य्म्श्य्स्श्य्य्थ्ब्व्य््य्य्य्ध्य्य्य्श्श्ल्य््ध्च्धह्श््प्य्प्ड्ध्ल्ल्डड 


जा । । ॥। 


“दृष---भरोचक भाव' “* “* **' 


सम्भवनाथ भगवान्‌ को प्रार्थना की पक्तियाँ जीवन के मंगलमय प्रसंग को 
उपस्थित कर रही हैं । विश्व के विस्तृत क्षेत्र मे जीवन की भूमिका को शुद्ध बनाने 
की दिशा मे प्रत्येक विवेकशील प्राणी को निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिए। प्रभु 
सभवनाथ का आदर्श जीवन असम्भव को सम्भव कर दिखाने की प्रेरणा दे रहा है तो 
वयो नही, हम अपनी आन्तरिक शक्ति को विकसित करके वैसा ही अपना भी सामथ्य 
प्रकट कर सकें ? 


मानव अपने जीवन के सम्बन्ध मे आज जिस तरीके से सोचता है, उसमे 
आमूलचूल परिवतंन की आवद्यकता है। वतंमान चिन्तन प्रवाह पर नियन्त्रण लगाकर 
उसकी दिशा को बदलनी होगी । आज जिस दिशा में यह प्रवाह चल रहा है, वह 
आत्म-प्रगति की दिशा नही है--जीवन को व्यर्थ की लालसाओ में भटकाने वाली 
दिशा है | इसे जब तक सही दिशा की ओर नही मोड गे तो वाछित सामर्थ्य भी अपने 
भीतर प्रकट नही कर सकेंगे। ज॑से हमे किसो स्थल पर जाना हो और वहाँ की नवीन 
वस्तुओ को प्राप्त करना हो तो उसके अनुरूप रास्ते मे अपने पास रही हुई वस्तुओ 
मे हे राफेरी करनी पडती है, उसी प्रकार हमारे मन-मस्तिष्क रूपी पात्र मे आत्मोन्नति 
की आकाक्षा के साथ कई अनावश्यक अथवा पतनोन्‍्मुखी कामनाएं भी भरी पडी हैं, 
उन्हे विकास मार्ग मे छाँटते-छोडते रहने से ही पात्र की स्थिति भी ठीक रहेगी तथा 
गति का क्रम भी ठीक बना रहेगा। इस विवेक बुद्धि से जब चलेंगे तो असम्भव को 
सम्भवकारी जश्ञक्ति के उत्पादन मे जाकर सफलता मिल सकेगी । मन-मस्तिष्क मे से 
इन अनावश्यक कामनाओ को छोडते रहने के साथ-साथ प्रबुद्धकारक नये-नये सदगुणी 
का समावेश करते रहना पडेगा, जो विकास की दिशा मे अधिक तीकब्र गति से हमे 
अग्रसर बना सकेंगे । 


अं छ 


[४१ 


हैः 


क्डु 


का 
है व 


!)] 


32 “[ 


नल 


रे 6 78 


४ * [) 
[| 7०! 
7 हा की । 


0 00 87 हड। | ११7 3 को | 


ऐप 


इशादार 


हटके । 
जा 


५ | 0 फ्त्‌ / | हर (प्‌ ही 82! बा 


७० हक पे 


नै 


रच 
हु 


ह्ः 
।7 


प्‌ हु 


क्क्ह़ै 


॥ 


एबं खत] उत्य 


जल] 


ह 


दि 


न 


०0, आई ४ 


रच 


कहर 


:0 5 8 9, 8 77% 200 बे कम कु 

अं 7, 7] ७ जात; ्ट्रँ तप र लद्रजच 
जे उकत ा 4 कत ४ ४वल 

मै दम टशम का 5 7 द6 0 बैंक 8 

हक के ते केले शत कक + 5 ता तत है। पृष्पभ्रमि 
हक 35३ न अ 22 5. हम 


१३२ पावस-प्रवचन 


समझ लेना चाहिए। मोटे तौर पर स्थुल बूद्धि से मनुष्य द ष उस वृत्ति को समझता 
है, जब एक-दूसरे का आपस में कोई विवाद हो और उस विवाद मे सन, वचन और 
काया की टक्कर हो, तब वे एक-दूसरे के प्रति प्रतिशोध की विचारणा से जिस प्रकार 
की मनोतवृत्ति बनाते हैं--उसे द्व षपूर्ण मनोवृत्ति कहा जाता है । 

किन्तु द्वघ का स्वरूप जो बाहर दिखाई देता है उतना ही नही है। उसकी 
जड मनोवृत्ति मे ज्यो-ज्यो अन्दर गहरी जाती रहती है, है ष का घनत्व भौर स्थायित्व 
भी विकट रूप से बढ़ता जाता है। अन्दर की जड जमने के बाद ही बाहर की शाखा- 
उपशाखाएं नजर में आने लगती हैं । इसलिए विवेकशील पुरुष किसी भी बुराई को 
जड में उतर कर उसे वही से नष्ट करने का प्रयास करते है। चाहे भय हो अथवा 
दूं प---इनके साथ भी विवेक का प्रयोग इसी रूप में होना चाहिए । 


दे ष---अरोचक भाव है 


द्व ष की सूक्ष्म परिभाषा करते हुए कहा गया है कि अन्तमंन मे समाये हुए जो 
अरोचक भाव होते हैं, वे ही है ष के रूप मे अन्दर बाहर फूटते और फैलते हैं। अब 
समझें कि अरोचक भाव क्‍या हैं ? आत्मा की तरह रुचि नही होना, जीवन की शुद्धि 
और चरम विकास की जिज्ञासा का पैदा नही होना, आत्म स्वरूप को समझने को 
चेष्टा नही करना आदि ये सब अरोचक भाव हैं । आत्माभिमुखी वृत्ति से अरुचि 
रखना तथा आत्मा को पतित बनाने वाली लालसाओ व कामनाओ मे रुचि रखता-- 
यह अरोचक भाव का लक्षण है। इन अरोचक भावों मे रमण करना ही हंष का 
मूल रूप है। 

.. बहुतेरे भाई अपने आप की सफाई देने की दृष्टि से कह देते हैं कि मैं तो इस 
झगडे मे हूँ नही तथा राग-द्व ष से दूर हूँ फिर मुर्के घ्मं-कर्मं करने की क्या आवद्यकता 
है ? उनका कहना होता है कि जब किसी ओर लिप्तता नही है तो साधना क्यो की 
जाय ? ज्ञानियो की दृष्टि मे ऐसा कथन कायरता है और जो कायरता है, वह द ष का 
ही एक रूप है । जीवन की दिशा एवं आत्मा के स्वरूप को समझने में धर्म या साधना 
नही करके जो उदासीनता का भाव दिखाया जाता है, वह एक प्रकार की अरुचि है 
है और जो आत्मोन्नति के मार्ग मे अरुचि है तो उसक्री जडो पर द्वष का वट वृक्ष ही 
फलीभूत होगा । 

यदि आत्मा के स्वरूप दर्शन के प्रति अरुचि है, धर्म के विषय में अरुचि है, 
धारमिक व सामाजिक क्षेत्रो मे कार्य करने के प्रति अरुचि है तो यही समझना चाहिए 
कि उसके मन में द्वप भरा हुआ है। वह अरुचि उसी द्वप की सूचना देने वाली है। 
यह हप मानवता की जडो को ही खोखली वनाता है । इस कारण उपेक्षा और उदा- 
सीनता रूपी दंप को भी गहराई से समझने की जरूरत है क्योकि ऐसी अरुचि जीवन- 
विकास के प्रति आवश्यक उत्साह को उत्पन्न नही होने देती है । 


१३४ पावस-प्रवचन 


के साथ आते होगे कि चलो महाराज आये हुए है तो व्याख्यान में हो आओ, ढीक 
नही लगेगा। यह एक जो उदासीन वृत्ति है और धर्म स्थान पर जाकर भी अगर 
यह नही टूटती है तो आत्म स्वरूप के सम्बन्ध में सह्टी जानकारी भी उन्हे नही हो 
पाती है । 


द थ और राग विपरीत भाव होते है । जिसे हम चाहते हैं, उसकी ओर सहज 
ही आकर्षित हो जाते हैं तो वहाँ राग समझना चाहिए । परन्तु जिससे सीधा विवाद 
तो नही है, फिर भी जिसके प्रति उपेक्षा का भाव है तो उसका अर्थ यह है कि उसे 
नही चाहते एवं नही चाहने से उसके प्रति उदासीन होते हैं तो वह पूरे तौर पर 
व्यक्त न हुआ हो, लेकिन है दि ष का भाव ही । इस भाव से सत्य को जानने के प्रति 
भी जो उपेक्षा होती है, वह मनुष्य को निष्क्रय बना देती है । एक बार निष्क्रियता 
मनुष्य के मन मे घर कर लेती है तो फिर सत्कर्म के लिए पुरुषार्थ को जगा पाना 
भी कठिन हो जाता है। 

इस दृष्टिकोण से यदि धामिक क्षेत्रों मे पहुँचने वाले प्रत्येक भाई-बहिन तीत्र 
रुचि के साथ वाणी श्रवण करें एवं उसके तत्त्व को पकडने की चेष्टा करें तो उसका 
अन्तर-अभिप्राय अवश्य ही उसके ज्ञान मे आने लगेगा तथा उसकी रुचि का विकास 
होता जायगा | रुचि के विकास के साथ परख बुद्धि भी पैनी होती जायगी कि जो कुछ 
वाणी का क्रम चल रहा है, उसका सार क्या है तथा वह किस प्रकार से ग्राह्म 
एवं आचरणीय है ? प्रकाश को ऐसी किरणे उसकी रुचि को अतीव प्रगाढ़ बनाती 
जायेंगी । 


हे ष-वत्ति बनास समतासय जीवन 


आत्मा मे जब तक राग और द्व॑प की वृत्तियो का प्रसार बना रहता है तो 
उस जीवन मे विभेद की दीवारें भी खडी रहती हैं। राग के पात्र अलग होते हैं तो 
द्वेष के पात्र अलग । दृष्टि मे भी यही भेद समाया हुआ रहता है। इस विभेद भरे 
अनुभाव को नष्ट करके सम-हृष्टि बनने का श्रीगणेश समतामय जीवन से किया जा 
सकता है । “मित्ती मे सव्व भूएसु, वर मज्ञ॑ न केणई” का जब सही तौर पर 
चिन्तन करें तो समता की प्रकाश-रेखाए उज्जवल होती चली जाती हैं, क्योकि उस 
अवस्था मे अद्व प वृत्ति का प्रसार होने लगता है । 

इ गलैण्ड का एक प्रसग है कि माईकेल ए जिलो नामक एक कुशल चित्रकार 
अद्वेप वृत्ति का उपासक था । ईर्ष्या, है प आदि की विकृृति से वह सर्देव दर ही रहा । 
चित्रकला की उसकी प्रतिभा इस कारण काफी विख्यात भी होने लगी । इससे एक 
दूसरा चित्रकार उसके प्रति दप रखने लगा तथा उसकी कीति को धूमिल करने की 
चेष्टा करने लगा | वहुत अध्ययन और प्रयास के बाद माईकेल को नीचा दिखाने के 


१३६ पावस-प्रवचन 


होने देती । उसे कायरता इस तरह घेर लेती है कि वह जैसे कभी भी कोई साथ्थंक 
कार्य नही कर सकेगा । इस हीनमन्यता को भी समता दर्शन की आराधना से समाप्त 
किया जा सकता है । समता समान भावना और समान सम्मान ही नहीं देती, बल्कि 
समान शक्ति का बोध भी कराती है। यही कारण है कि समता दर्शन का उपासक 
अभय, अद्वष और अखेद वृत्तियों को ग्रहण करता हुआ पुरुषार्थी एवं पराक्रमी भी 
बन जाता है । राष्ट्रीय एवं घामिक जीवन में यदि समतामय जीवन का विकास होता 
है तो कई समस्याओ का तो स्वाभाविक रूप से ही समाधान निकल आयेगा | समता 
धारण करने से अनेकानेक विक्ृतियाँ सहज ही मे समाप्त हो जायेगी और एक हादिक 
सम-रसता के फैलने से समग्र वातावरण व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर आत्मीय 
बन जायगा । 


अद्द ष---अस भव को सभव बना दे 


अरुचि को मिटाकर यदि आप अपने जीवन को रुचिमय बना लें अर्थात्‌ द्वेष 
के कलुष को घोकर आप अद्व ष वृत्ति के उपासक बन जाए तो जीवन का यह आलोक 
प्रत्येक कार्य को सभव बना देगा । उस उमग्रपुर्ण एवं पराक्रमी जीवन के समक्ष कोई 
कार्य असभव रहेगा ही नही । इस सम्बन्ध मे एक ऐतिहासिक रूपक मैं आपको सुनाता 
हुँ । यह रूपक भी इ गलेण्ड का ही है । 

विलियम प्रथम का जमाना था । तब बिजली या घडियो का आविष्कार 
नहीं हुआ था। लकडी के मकानो मे दीपक जलाए जाते थे । राज-भवन के ऊपर 
एक बडा घटा लटकता था, प्रातःकाल ८ बजे उसकी ध्वन्ति सुनकर नागरिक दीपक 
बुझा देते थे । उस समय मे एक तरुण सैनिक, जिसका विवाह हुए एक ही वष 
हुआ था, कोई अपराध कर बंठा जिसके फलस्वरूप उसे फाँसी की सजा मिली । 
फॉसी लगाने का दिन और समय ८ बजे निश्चित हो गया । 

तेनिक की तरुण पत्नि ने जब यह सुना तो वह स्तंभित रह गई और उसने 
किसी भी प्रकार अपने पति को फाँसी से बचाने का निश्चय किया। प्रारम्भ मे 
अधिकारियो से उसने निवेदन ।किया किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। उसने भी 
द्वंप बुद्धि नही लाते हुए साहस के साथ सकल्प किया कि कैसे भी हो--मैं कार्य को 
अवश्य ही सिद्ध करूंगी | इसके बाद वह उस घदे के पास पहुँची तथा उस घढे को 
बजाने वाले अन्बे और बहरे व्यक्ति को उसने समझाया कि आज जब ८ बजे ती 
वह घटे का रस्सा न खीचे क्योंकि उस दिन ८ बजे उसके पति को फाँसी देने का 
निश्चय हुआ था । नैतिकता में रुचि रखने वाले अन्घे ने उस तरुणी की बात नहीं 
मानी । तव वह स्वय ऊपर की मजिल में चली गई और ज्यो ही ८ बजे, अच्धे ने 
रस्सा खीचना चाहा, तरुणी घटे को पकड कर लटक गई जिससे वह वजा ही नही । 
अन्धे और वहरे को इसका क्‍या पता चलता कि घटा वजा या नही ? 


6) ग्रानन्द के प्रवाह में 
ध्य्य्म्न्न्ध्य्य्य्ध्य्ध्य्य्श्श्व्ध्यथ्य्श्प्च्य्य्खश्न्व्ध्थ्य्श्व्ह्ध्य्श्ल्ध्श््ख्श्् व्थ्ज्ज्य्ध्थ्य्छ्ल छ्थ्ड्डड 


“खेद प्रवृत्ति हो करता थाकिये रे”ण ४ ०! 


प्रभु को मंगलाचरण के रूप मे स्मृति पटल पर लाना आवश्यक है | तदनुसार 
प्रार्थना को पक्तियों के माध्यम से प्रभु का स्मरण हो आया है। प्रभु का नाम समवनाथ 
है और हमे भी उनकी सेवा के भेद को समझ कर उनके आदर्शों का इस प्रकार अचु- 
करण करना है कि हम भी असभव को सम्भव कर दिखाने के योग्य शक्तिपर 
बन सके । 

प्रभु की सेवा आत्मशुद्धि के लिये है | ये जो पयू षण पर्व के दिन है--आत्म- 
शुद्धि के प्रयोजन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सभवनाथ भगवान्‌ की 
प्रेरणा से आत्मा मे एक अपूर्व उल्लास विकसित होता हैं और इसी उल्लास के साथ 
यदि अभय और अद्व प वृत्तियों को अपनाकर अखेदमय बनने का प्रयास किया जाय 
तो प्रभु-सेवा की सुहृढ पृष्ठ-भूमिका का सहज ही निर्माण किया जा सकेगा । 

संभवनाथ भगवान्‌ के नाम के साथ जो एक सकेत जुडा हुआ है, उसमे मानव 
के अन्त स्तल को स्वच्छ बनाने का ही निर्देश प्रतीत होता है। यह जो शरीर दृष्टि- 
गत हो रहा है, इस वाह्य शरीर का वास्तविक स्वरूप तो भीतर में है। मनुष्य की 
बाहरी आकृति का यह जो बाहर से दीखने वाला दृश्य है, वह आन्तरिक हृदय पर ही 
निर्भर करता है | अन्तर का दृश्य यदि स्वच्छ और विशुद्ध है तो उसको आभा बाह्य 
हृश्य पर भी फूटे बिना नही रहती है । उस आन्तरिक चमक की उपस्थिति मे वाह्म 
आकृति कैसी भी हो, उसका महत्व नही रहता किन्तु वह अन्दर की चमक इन्सान के 
व्यक्तित्व को निखार देती है । भीतरी सुन्दरता वाह्य शरीर को भी कमनीय वना 
देती है । ऐसी आत्मिक स्वच्छता और सुन्दरता ही प्रत्येक पुरुष के लिये लक्ष्य बननी 
चाहिये । 

आत्मिक सोन्दर्य के साधन 


अन्तरात्मा की प्ृष्ठ-भूमि को परिमाजित एवं सशोधित करने के लिये उक्त 
प्राथंना मे जो तीन साचन--अभय, अद्वोप और अखेद के रूप में बताये गये है, वे पूरी 


१४० परावस-प्रवचन 


बनती है । प्रभु महावीर ने और उनसे भी पूर्व होने वाले सभी तीर्थंकरों ने चार 
तीर्थों को स्थापना की एवं मुख्य रूप से उन्होने मातव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए 
अभ्यास या साधना पर बल दिया । उन्होने यहाँ तक कह दिया कि चार अग दुलंभ 
है जितमे पहला क्रम 'माणुसत्तो---मानव जीवन को दिया है और इस कारण कि 
इसी जीवन मे सदुवुत्तियो का सफलता पूर्वक अभ्ग्रास सम्पादित किया जा सकता है। 


अभ्यास का ऐसा क्रम बारहों महीने चलना चाहिये, किन्तु उसमे भी पयु पण- 
पर्व के दिवसों में तो यह अभ्यास कठिन निष्ठा के साथ परिपुष्ट होना चाहिये। 
यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से पयू पण पर्व का अन्तिम दिन एक ही है, लेकिन पहले के 
सात दिन प्रधानत* अभ्यास के लिये ही है। अन्दर की पूर्व तैयारी इन दिनो मे 
बन जाए तो सवत्सरी का महापर्व आत्मा के लिये आब्श सिद्ध हो जाय | ये दिन 
इस प्रकार की आत्मालोचना के लिये भी है कि गत वर्ष के पयू'पण पर्व के उपरान्त 
इस पे तक जीवन की घडियो ने कितनी प्रगति की, दैनिक आचरण कितना संग्रोधित 
होकर निर्मेल बना तथा आत्मा ने सद्वृत्तियों का कितना सफल अभ्यास किया? 
कम से कम इन आठ दिनो में भी सासारिक वृत्तियो का उपशम कर दिया जाय तब भी 
अभ्यास के रूप मे जीवन विकास के नये द्वार खुल सकते है। 


आत्मा का खेद कंसे मिटेगा ? 


यह गाया जाता है कि “पर्व पयू पण आया और दुनिया मे आनन्द छाया” 
तो इसका अर्थ क्‍या है ? पयू'षण पव॑ मे आनन्द सारी दुनिया मे फैले---यह तो बहुत 
अच्छी बात है किन्तु यह अच्छी बात भी तभी बनेगी जब यह आनन्द एक-एक आत्मा 
मे फैलेगा । ऐसा ही आनन्द जब घनीभूत होता जायगा तो हकीकत मे सारी दुनिया 
का आनन्द बन जायगा । 


मूल समस्या इसलिये यह है कि आप में से एक-एक भाई और बहिन आदनन्‍दे 
के प्रवाह मे अपनी-अपनी आत्मा की कैसे डुबोएं और वह भी इस महापर्व के अवसर 
पर । इस तरह के अखूट आनन्द का आनन्द उठाने के लिये अपने अन्तर का अव- 
लोकन एवं परिमार्जन करना होगा । जानते या अजानते आप निरन्तर भय ओर 
ढंष का अभ्यास करते चले आ रहे है--अम्यास क्या कहे, इनमे लिप्त होते हुए 
चले आ रहे हैं और इसीलिये आत्मा का खेद कभी मिटता नहीं तथा आत्तमानन्द 
का प्रवाह फूटता नही । पयू षण के दिनो में अन्तगढ सूत्र का वाचन इसी उद्देश्य से 
किया जाता है कि जब आप उसमे वर्णित महापुरुषो का साधना-वृत्त सुनो तो उनको 
स्मरण करके आप मे भी प्रेरणा जागे कि आप अब ही सही, पर इन असद्‌ प्रवृत्तियो 
से अपने आपको मुक्त कर लेने का दृढ संकल्प ले सके और अभी से उसके लिये अपना 


अभ्यास क्रम प्रारम्भ कर सकें । 


१४२ पावस-प्रवचन 


किन्तु आप जानते हैं कि हवा के बाद पानी ही शरीर रक्षा के लिए सर्वाधिक अनि- 
वाय॑ पदार्थ है । 


हवा, पानी और भोजन जिस प्रकार दरीर के लिये अनिवाय पदार्थ है और 
उन्हे रोज प्रयोग मे लेते हुए भी उनसे खेद नहीं पाते उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्य 
आदि गुण आत्म-विकास के लिये अति अनिवाय हैं । अत आत्म-विरोधी दुगुणो पर 
विजय प्राप्त करते हुए आत्म विकासक सद्गुणो की आराधना से चित्त सदेव ह॒र्षित 
होता रहे---इसे अखेद वत्ति कहते है। अखेद का अर्थ है खेद-रज का नही होना, 
ओर जहाँ खेद नही है, वहाँ आनन्द ही तो होगा । अखेद वत्ति से ही आनन्द की 
उपलब्धि होती है । 


प्रकृति के साथ जिस रूप मे आप अपने बाह्य जीवन का उमंग के साथ 
सम्बन्ध जोडते हैं, उसी रूप मे जीवन रूपी सूर्य के साथ अपना नित नवीन सम्बन्ध 
जोडिये । जीवन वही है किन्तु सूर्य की तरह नित्य नया सन्देश उससे प्राप्त कर, 
ताकि नित्य नई कमंठता का विकास हो सके । यह कर्मठता आत्मा की शक्ति को 
नित नये रूप में उभारेगी। इसी अन्तर्शक्ति से नित्य नये-नये आनन्द का प्रवाह 
प्रस्फुटित होता रहेगा । 


पयू षण ओर आतनबन्‍्द की अनुभूति 


पयू षण पर्व का प्रसंग अपने मे और सारे ससार मे सच्चा आनन्द और 
उल्लास उत्पन्न करने के लिये है। पयू षण पर्व के सम्बन्ध में स्वर्गीय आचार्य श्री 
के अन्तर्नाद की जो कड़ियाँ हैं, उनका उच्चारण मैं कर रहा हूँ, और आप 
भी करे--- 


यह पव पयू षण आया, 

दुनिया मे आनन्द छाया जी। 
क्रोधादिक द्वष मिठाओ 

आतम शुद्धि प्रकटाओ ' 'जी। 


आप इन कडियो के साथ अपनी आत्मा का सम्बन्ध जोडिग्रे । बोलने की 
दृष्टि से आप उच्चारण करने मे संकोच कर गये कि गाने का काम तो महाराज की 
है, हमको नही गाना है । मैं आपसे पूछ कि आनन्द लेने का काम महाराज का है या 
आपका भी है ? इन आनन्द की कडियो को आप भी गायेगे तो अपकी जिह्दा पवित्र 
होगी, आपका मन पवित्र होगा और ऐसी अवस्था मे क्या आपका मन आनन्द की 
हिलोरें नही लेने लगेगा ? पयु'पण पव॑ के अवसर पर तो आपको ऐसे आनन्द के लिए 
अतीव लालायित रहना चाहिए। 


श्कक 


१४२ पावस-प्रवचन 


किन्तु आप जानते हैं कि हवा के बाद पानी ही शरीर रक्षा के लिए सर्वाधिक अनि- 
वायं पदाय् है । 


हवा, पानी और भोजन जिस प्रकार शरीर के लिये अनिवाय पदार्थ है और 
उन्हे रोज प्रयोग मे लेते हुए भी उनसे खेद नही पाते उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्य 
आदि गुण आत्म-विकास के लिये अति अनिवाये है । अत आत्म-विरोधी दुगुणो पर 
विजय प्राप्त करते हुए आत्म विकासक सदुगुणो की आराधना से चित्त सर्देव हपित 
होता रहे--इसे अखेद वत्ति कहते है। अखेद का अर्थ हैं खेद-रज का नही होना, 
ओर जहाँ सेद नही है, वहाँ आनन्द ही तो होगा | अखेद वत्ति से ही आनन्द को 
उपलब्धि होती है । 


प्रकृति के साथ जिस रूप में आप अपने वाह्य जीवन का उमंग के साथ 
सम्बन्ध जोडते है, उसी रूप मे जीवन रूपी सूर्य के साथ अपना नित नवीन सम्बन्ध 
जोडिये । जीवन वही है किन्तु सूर्य की तरह नित्य नया सन्देश उससे प्राप्त कर, 
ताकि नित्य नई कमंठता का विकास हो सके । यह करममठता आत्मा की शक्ति को 
नित नये रूप में उभारेगी। इसी अन्तर्शक्ति से नित्य नये-नये आनन्द का प्रवाह 
प्रसफु टित होता रहेगा । 


पयू पषण और आनन्द की अनुभूति 


पयू 'पण पर्ब का प्रसंग अपने मे और सारे ससार में सच्चा आनन्द और 
उल्लास उत्पन्न करने के लिये है। पयू'पण पर्व के सम्बन्ध में स्वर्गीय आचार्य श्री 
के अन्तर्नाद की जो कड़ियाँ हैं, उनका उच्चारण मैं कर रहा हूँ, और आप 
भी करें-- 


यह॒पर्व परयूषण आया, 

दुनिया में आनन्द छाया“ 'जी। 
क्रावादिक द्वप मिटाओ 

आतम शुद्धि प्रटाओं *” जी। 


आप टन कठियों के साथ अपनी आत्मा का सम्बन्ध जोडिये । बोलने की 
हरिट से आप उन्चारण करने में संकोच कर गये कि गाने का काम तो महाराज की 
है, हमको नहीं गाता है । में आपमे पूछो कि आनन्द लेने का काम महाराज का है या 
>जय्गा भी है ? इन आनन्द यी कड़ियों को आप भी गायेगे तो अपकी जिन्ना प्विश्र 
टीवी, जापया मन पत्रित्र होगा और ऐगी अबस्था में कया आपका मत आनन्द का 
लियारे नहीं जैसे लगेगा ? परयपण पर्व के अवसर पर तो आपको ऐसे आनन्द के विए 
के वे शावादित रखना चाहिए | 


आनन्द के प्रवाह मे १४३ 


पर्व॑ के इन पविन्न दिनों मे आप जितनी गहराई से तात्तविक चिन्तन और 
मनन करेंगे, उतनी ही आनन्द की सरस घारा आपके अन्तमेन को स्नेहपूर्वक आल्पावित 
करती रहेगी । आपके अन्तर्मंत का आनन्द दुनिया मे बिखरेगा और दूसरी ओर दुनिया 
में छाया हुआ सच्चा आनन्द भी आपके मनमयूर को हर्षातिरेक से आनन्दित बना 
देगा । आप यह सोचे कि दुनिया का आनन्द हमारे किस काम आएगा तो यह बुद्धि 
मानी नही होगी । दुनिया की विशिष्ट विभूतियों के आत्मिक आनन्द मे आपको भी 
आनन्दित होना है और वैसे आनन्द को अपने भीतर प्रवाहित करना है, इसे न भूलें । 
'दुनिया' की जगह गायन मे जयपुर” जोड दें--तव तो महसूस करें कि जयपुर की 
जनता आनन्द का अनुभव किन परिस्थितियों भे कर सकेगी ? विगत वारह मास में 
जितने भी राग-द्वेप या भय-आतक के प्रसंग आये हो, उन्हे आज से भूलते हुए तथा 
इन असद्‌ प्रवृत्तियों से विमुख बनते हुए यदि आज से प्रत्येक भाई-वहित अपने मन में 
अभय, अद्व प एव अखेद की वृत्तियों को ग्रहण करने लग जाए तो सोचिए क्या जयपुर 
में आनन्द ही आनन्द नही छा जायगा ? 


भय, हं ष व खेद से मुक्त बनिये 


पयू'षण पर्व के आठ दिनो के लिए तो कम से कम मन मे निश्चय करें कि 
आप न तो स्वय भयभीत होगे तथा न ही अपनी ओर किसी को भयाक्रान्त करने की 
चेष्टा करेगे । दूसरे, किसी के प्रति आप अपने मन में 6 प भाव नही रखेंगे तथा न ही 
हप से प्रेरित होकर किसी के विरोध मे कोई प्रतिशोध भरा काम करेंगे। तीसरे, 
घाभिक प्रवृत्तियो के प्रति आप कभी खेद का अनुभव नही करंगे, वल्कि सूर्य की तरह 
स्फूत्ति देने वाली इन प्रवत्तियों से अज्ञान बश ऊब कर अपने आपको हीन मान च॑ठे 
हो, उन्हे आप उत्साहित कर उनके खेद को दूर करने का सत्‌ प्रयास भी करेंगे । 
धामिक प्रवृत्तियो के प्रति नित नई प्रेरणा, नई स्फूति और नई जागृति ग्रहण करने के 
मानस का विकास एवं प्रसार किया जाना चाहिए। 


भय, द प्‌ और खेद से यदि इस प्रकार अपने-अपने आप को मुक्त करने का 
प्रयास प्रारम्भ इन पयू पण पर्व के दिनो में कर दिया तो निश्चिन्त रहिये कि आपके 
चरण आत्मोन्नति के मार्ग पर आगे बढ चुके है । वैसो स्थिति मे आपके मन और 
मस्तिष्क में उत्साह और साहस का ही सचार नही होगा, वल्कि एक अपूर्व आनन्द 
का जआात्मा के अणु अण में सचार हो जायगा, जो आनन्द न कभी नष्ट होता है और 
न कभो नीरस बनता है । यह जानन्द सम-रस बना रहता है । 


भम्यास के वावजूद भी भय, हे प और खेद की वत्तियाँ यदि सत्ताने से बाज 
नही जाती हूँ तो इस महापव॑ में तपष्चर्या से इन्हे क्षीण वनाइये । कई सन्त, सतियाँ 
भाई और बहिनें तपस्पा कर रहे हैं और तप का वास्तविक प्रयोजन ही यह है कि 
तप के आराधन से जीवन को विदिशा में ले जाने वाली असद प्रवत्तियाँ कृ बनें 


१४४ पावस-प्रवचन 


बल्कि नष्ट हो जाएं । जीवन को माँजने के लिए राग-द्व ष को मनोवृत्ति को घटाने के 
लिए और उन कुठिल गाँठो को काटने के लिए, जिनके कारण भाई-बहिन में विछोह 
पड जाता है--तपस्या का आश्रय लिया जायगा तो उससे आप और प्व--दोनो की 
शोभा होगी । 


समय का सदृपयोग करने से न चके 


महापव॑ के रूप मे यह जो हाथ मे सुअवसर आया है, उसे हाथ से यो ही न 
निकल जाने दें । यह समय फिर लौट कर नही आयेगा । आये हुए समय का सदुपयोग 
करने से कतई न चूकें | ज्यो-ज्यो जीवन के क्षण बीतते जा रहे हैं, परिस्थितियाँ भी 
बदलती जा रही है। इन दिनो मे आनन्द के प्रवाह को प्रभावशाली बनाने के लिए 
विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए, जिनमे अधिक से अधिक लोग शामिल 
होकर जीवन की नई कडियो का अनुसंधान कर सके एवं हूटी कडियो को जोड सरके। 
सन्त लोग कितने ही हृष्टान्तो से शास्त्रों की वाणी सुनाते व समझाते हैं, उसे ध्यान- 
पृवक सुनिये और उन उपदेशो के साथ अपनी आत्मा की भावना एवं साधना को जोडने 
की कोशिश कीजिये । यह पयू षण पवव का प्रसग सभी प्रकार से अन्तरावलोकन करने 
का है। उसके बाद जो करणीय कार्य आपने नही किये हैं, उनचकी ओर इन दिनो मे 
प्रवृत्ति करें ताकि अन्त्जाग्ृति का सजग वातावरण तैयार हो सके । 


यह अन्तरावलोकन इन रेखाओ पर हो सकता है कि पिछले बारह माहो मे 
आपने अपने जीवन के अन्दर किस प्रकार कलुषित भावनाओं को पैदा किया ? इसके 
विपरीत श्रावक के कितने ब्रत ग्रहण किये और उनका कैसा पालन किया ? किस प्रकार 
के उत्तरदायित्व आपने ग्रहण किये और उनका निर्वाह कितनी ईमानदारी से आपने 
किया ? जिम्मेदारी लेकर उसमे गलियाँ निकालने की कोशिश तो आपने नही की ” 
परिवार, समाज या राष्ट्र अथवा सम्पूर्ण प्राणी समृह के साथ आपने अपनी अजिम्में- 
दारियाँ निवाही या नही ? एक सूत के धागे के बिना समाज की माला के मीती जो 
अनादरपूर्वक इधर-उघर लुढक रहे हैं, क्या आपने किसी प्रकार उन्हे शान्ति पहुँचाने 
का प्रयत्न किया है ? समाज का हर छोटा-बडा सदस्य मोती के मानिन्द है और जब 
आप अपनी सद्व॒त्तियो से उनकी एक सूत्र मे माला बनाना चाहेगे तो वह एकता 
जीवन विकास की बहुत बडी सहायिका हो सकेगी । इन सब मुद्दो पर यदि आप चिन्तन 
करेंगे और सही दिशा की ओर अपने जीवन को मोडने की कोशिश करेंगे तो इस 
महापव॑ के समय का अवश्य ही श्रेष्ठ उपयोग हो सकेगा । 


हर भाई के आनन्द के लिए 


आज व्यक्ति और समाज--दोनो की जो दुर्दशा हो रही है उसे मिटाने के लिए 
- आप सबको इस महापव॑ के पावन अवसर पर गहरा चिन्तन करना चाहिए कि समाज 


आनन्द के प्रवाह में १४४५ 


के मणि और मोती माला से दूर छिटक कर इधर-उधर क्यो लुढकते फिर रहे 
हैं? क्या आपने समाज के अपने सभी भाइयो की तरफ देखा है ? आपने तो 
अपनी खुशहाली हासिल कर ली, लेकिन यदि आपका छोटा भाई आशिक या अन्य 
किसी प्रकार से खुशहाल नही है तो क्‍या आपने इस कमी को महसूस किया है ? 
समाज में रहते हुए प्रत्येक समय व्यक्ति पर कमजोर वर्गों के प्रति कई उत्तर- 
दायित्व भाते हैं और उन्हे उन उत्तरदायित्वों का निवंहन ईमानदारी जीर इन्सानियत 
से करना चाहिए । 


भारत की घरती पर तो दुश्मन का भी आदर किया गया है, फिर यदि हर 
छोटे-वटे भाई के सच्चे आनन्द के लिए प्रयास नही किया गया तो वह इस उदार 
सस्कृति के भी विरुद्ध होगा | भाई चारा यहाँ का सबसे वडा गुण रहा है। राष्ट्र के 
प्रति भी वैसे ही उत्तरदायित्व हैं और उनके प्रति भी आपको निष्ठा होनी चाहिए, 
क्योंकि ये सभी प्रायमिक पाठक्षालाए हैं जहाँ आपने यदि निष्ठा से विद्याष्ययन किया 
तो आध्यात्मिक क्षेत्र के महा घियालय मे भी आपकी सफलता शानदार रहेगा । सारे 
विश्व के मानव एवं प्राणी समुदाय के प्रति तव आपकी जो उदार एवं सहयोगी 
भावना बनेगी, वही भावना हर भाई के हृदय मे आनन्द का प्रवाह प्रवाहित करने में 
सक्षम वन सकेगी । 


आनन्द का व्यापक विस्तार 


जव यह चिन्तन किया जायगा कि इस सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का 
उत्तरदायित्व एक-दूसरे पर रहा हुआ है भौर उसकी आध्यात्मिक घरातल पर भी 
सम्पक्‌ पूर्ति की जानी चाहिए तो आनन्द का व्यापक विस्तार होने लगेगा। श्रावक- 
वर्ग के जो ब्रत हैं, उनमे पहला है--प्राणातिपात और उसका गृढ अर्थ उसे सारे 
ससार के प्राणियों की प्राण-रक्षा के साथ जोडता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्रत का गूढ 
अर्थ हृदय में सेंजोना चाहिए | जब एक-एक ब्रत के अनुपालन पर गम्भीर चिन्तन 
किया जायगा तो अपने उत्तरदायित्वों का भाव होगा और उनके प्रति अपने निर्वाह- 
प्रयास का भी। किन्तु समस्या यही है कि क्या आप ऐसे चिन्तन के लिए समय 
निकालते है और अपने आपकी सच्ची मालोचना करते है ? 


आज आपका प्रयास परिवार मे, समाज मे, राष्ट्र में गौर समूचे विश्व मे 
एक उद्देश्य को समाहित करने के लिए ऐमे घरातल पर आरूढ होने का होना चाहिए 
जहाँ सभी ओर बानन्द के साथ पयू पण पर्व को मनाया जा सके । समता निद्धान्त 
फी हृपष्टि से अगर आपने अपने जीवन की कलियाँ विकसित की तो एक दिल, एक 


दिमाग, एक विचार और एक ज्षाचार के साथ प्रभु सेवा की सुहट पृष्ड-भूमिका का 
निर्माण करने मे भी आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे । 


5 चरम त्रावर्त के लक्ष्य को ओर 


त््ध्र्स्ख््ख्फलल्डशल्थ्ड्खम्ण फ्लख्प्स्भ्य्प्प्श्फ्प्म्म् च्च्यस्भख्प्प्य्स्प्य्छिस्ल्य्स्न्त लड्य्फ्ख्छ छ्ड्प्फ्प्शश्ल छ्ध्् 


/“चरमावत्तं हो चरम करण तव रे ' 


मंगलमय जीवन के लिये प्रभु का नाम सार रूप होने से प्रार्थता का सर्वप्रथम 
उच्चारण किया जाता है और यह प्रार्थना भगवान्‌ समवनाश की ही चल रही है। 
ब्राथंना की शब्द-रचना को बोलते हुए उसमे निहित अर्थ के अनुसघान की तरफ़ 
जब हमारा लक्ष्य बनेगा तो हमारे सामने जीवन-विकास का पथ भी स्पष्ट हो 
जाएगा । 


अर्थ-अनुसघान की दृष्टि से प्रभु सेवा की पृष्ठ-भूमिका के निर्माण हेतु जिन 
अभय, अद्व ५ एवं अखेद की वृत्तियो का विश्लेषण किया गया है, उनके जीवन मे 
उत्तर आने पर भव-भ्रमण को समाप्ति का प्रसग वन सकता है । इसका कारण है कि 
इन सदवृत्तियों के घारण करने से दृष्टि बात्माभिमुखी वन जाती है और आत्ता मे 
विद्यमान दोषो की ओर देखने की प्रवृत्ति वनती है जिससे उन्हे दूर करने का सकल्प 
भी होता है। आत्मा के दोषो को देखेंगे तथा समझेंगे तभी आत्मा के मूल स्वरूप की 
पहिचान हो सकेगी । मूल स्वरूप को प्राप्त करने की इस पहिचान के बाद इतनो 
ललक बढ़ जाती है और चरम विकास को तरफ अग्नतर होने की रुचि इतनी तीज 
वन जाती है कि जीवन की कमं-धारा एक दम से नया उन्नायक मोड ले लेती है। 
तव वह आत्मा भय, द्वप बोर खेद से मुक्त होकर अहिसा रूपी प्रमुख साधन को 
पकड कर समता के साध्य की ओर गति करने लग जाती है । ऐसी स्थिति में यह 
अवसर पैदा हो सकता है कि अनादि काल के जन्म-मरण के चक्र के वाद जीवन 
चरम आवतं याने अन्तिम चक्कर का रूप ग्रहण कर ले । 


पृष्ठभूमि के बाद आवत्ें-मुक्ति 
चतुर्गतिमय ससार की चौरानी लाख योनियो में इस आत्मा ने अनेकानेक 
आवते लगाये हैं नौर मव भी जब तक पृष्ठनूमि की उत्तम तीन अवस्थामों का निर्माण 
नही किया जाता--कहा नहीं जा सकता कि अभी कब तक और कितने आवतं इस 


२१४८ पावस-शअवचत 


आत्मा को और लगाने पडेंगे ? किन्तु यदि अभय, अद्वष और अखेद-वृत्तियो को 
जीवन मे उतार कर आत्म-शक्ति जगाई जायगी एवं आत्मानन्द को प्रस्फूटित किया 
जायगा तो संभव बन सकता है कि आवतं-मुक्ति का प्रसग भी बन जाय--भव भ्रमण 
का क्रम ही टूट जाय । प्राथना मे इसका सकेत दिया गया है--- 


चरणावर्त हो चरम करण तब रे 
भव परिणति परिपाक । 
दोष टले वलि हृष्टि खुले रे 
प्राप्ति प्रवचन वाक ॥। 


जञानियो के ज्ञान से यह विदित हो सकता है कि अमुक आत्मा का अब चरमा- 
वर्ते आ गया है। अनन्तकाल से मिथ्यात्त्व एव मोहकर्म ने आत्मा की वास्तविक शरक्ति 
को आच्छादित कर रखा है। शास्त्रीय परिभाषा की दृष्टि से इस मोह कर्म की 
उत्कृष्ट स्थिति ७० क्रोडाक्रोडी सागरोपम से अधिक बताई गई है। उसमे से ६६ 
क्रोडाक्रोडी सागरोपम की स्थिति समाप्त हो जाय और दश्याक क्रोडाक्रोडी सागरोपम 
अवशेष रहे तव इस आत्मा को धर्म का शब्द कुछ प्रिय लगने लगता है। आप देखते 
होगे कि कई आत्माओ को धर्म पालन तो दूर रहा--धर्म नाम से भी चिढ होती है । 
ऐसी आत्माओ के विषय में ज्ञानियो का कथन होता है कि उन पर मोह कर्म का 
भारी पर्दा पडा हुआ है । 


मोह कर्म को ग्रथि 


मोह कर्म की गाठ वास्तव मे बडी जबरदस्त होती है जो आत्मा का रुख ही 
घमं की ओर नही मुडने देती है। इस गाठ पर आसक्ति की ऐसी चिकनाई होती है 
कि जब तक आत्मा महान पराक्रम न करें---इस गाठ का खोलना अशक्य सा होता 
है । ससार के वासनासिक्त पदार्थों के साथ सदा के लिये चिपके रहने की जो यह 
तीन्न ग्रंथ होती है, वही इस आत्मा के विवेक को भी हर लेती है | अवधि पकने पर 
जब वह ग्रंथि हृटती है तो आत्मा के चरमावतत के बनने की स्थिति पैदा होती है । 
इसे ही चरम करण कहा गया है । 


चरम करण के समय उस आत्मा को उपशम सम्यक्‍त्व प्राप्त होता है। 
सम्यक्त्व प्राप्ति मे करण की यह स्थिति बनती है कि सबसे पहले यशथाप्रवृत्तिकरण 
होता है, उसके बाद अपूर्वकरण तथा तदनन्तर अनिवृत्तिकरण होता है । इनके बीच 
आत्मा द्यान्त-प्रशान्‍न्त वनती रहती है। यह करणो की परिभाषा एक तरह से 
आव्यात्मिक उल्लास की अवस्थाओ की वर्णन रूप है। अन्तर मे श्रेष्ठ परिणामी की 
उज्ज्वलता आती है तो आत्मिक शक्ति अगडाई लेकर प्रवुद्ध दशा को प्राप्त होती है । 
तव ये अवस्थाएँ कारणिक बनती हैं। उस कारणिक अवस्था के साथ जब उपशम 


चरम आवर्त के लट्षय की ओर १४६ 


सम्यक्त्व के अन्दर गान्त-प्रशान्त रूप बनता है तो उस समय यह महसूस गिरी 
होती है कि कौन-कौन सा दोप किस-किस रूप में आत्मा के साथ लगा हुआ है भौर 
उस दोप का परिमार्जन किस प्रकार किया जा सकता है ? 


सम्यक्‌ दृष्टि का उद्गम 


सर्देव सदधर्म पर विश्वास एवं वीतराग वाणी के प्रति अट्टूट निष्ठा रखने वाले 
प्राणियों के अन्तर में जब सुहृदता का वातावरण वनता है, तव मोह कम की ग्रथियाँ 
दवती हुई अपना प्रभाव खोने लगती हैं | उस अवस्था में उपणम सम्यक्त्व का उद्गम 
होने के कारण सम्यक हृष्टिपना आता है। और यदि वह सुदृठ निष्ठा का उल्लास 
स्थायी रुप ग्रहण करने लगता है तो उससे ऊपर की स्थिति मिल सकती है और यदि 
फिर मलिनता प्रवेश कर जाय तो बात्मा की अवस्था निम्न स्तर पर भी जा 
सकती है । 


कल्पना करें कि एक मलिन वस्त्र को अच्छी त्तह साफ कर लिया, मगर 
सुसाते वक्त असावधानी से हाथ से गिर जाय और उसके मिट्टी लग जाय तो वह फिर 
मलिन हो जाता है। उसी प्रकार परिणामों के असावधानीपूर्ण उद्द ग के कारण आत्मा 
की एक वार निखरी हुई उज्ज्वलता पुन. मलिन हो सकती है। इस मलिनता को 
स्थायी रुप से नष्ट करने के लिये नियमित अम्यास और प्रयास किया जाना जरूरी 
होता है । इसमे जो सहायक अवलम्वन मिल सकता है, वह है वीतराग वाणी, महा- 
पुरषों के आदर्शों का स्मरण तथा सन्त पुरुषों का सम्पर्क । 


आदर्श जीवन-वृत्तो को प्र रणा 


उपणम से चुराइयो का दमन होता है, नाथ नहीं । अत. जिस क्षण आत्मा के 
परिणामों में दुवंतता भा जाती है, वे बुराइयाँ फिर से भभक उठती हैं। इसलिये 
उपशमित कम पुज को क्षय करने की दिशा में आत्मा का पुरुषार्थ लगना चाहिये। 
एक धार उपशम के वाद अगर आदर्श पुरुषों के जीवन बूत्तो का स्मरण किया जाय 
तथा निरन्तर मन की एकाग्रता उस तरफ मोडी जाय तो वसा उपणम क्षय की ओर 
आगे बढ सकता हैँ । उपशम से क्षयोपण्म और फिर क्षय का क्रम वताया गया है । 


पयू पण महापर्व के अवसर पर अन्तगढ सूत्र के बाचन का यही अभिप्राय है 
कि महापुरपो की जीवन प्रेरणा से आत्मा के परिणामों में कुछ ऐसी अदभुत उत्क्ृप्टता 
जाए कि जात्मा के लिये चरम आवतत का प्रसंग पैदा हो जाय । बन्तरगढ़ सूत्र के जिन 
दिव्य जोवन वृत्तो का आज में उल्लेख करना चाहता है, वे है जरिप्टनेमि भगवान्‌ के 
दिव्य समृद्धि के स्वामी तथा कमनीय कान्ति के धारक छ समान बवस्वा वाले 
आताओो के जीवन बत्त । प्रचुर एंश्वय्यं के वीच जन्म लेने वाले इन छ श्राताओं का 
चरम आवते का जवनर जद समीप आ गया तो इन्होंने नरिप्टनेमि भगवान्‌ के चरणों 


१५० पावस-प्रवचन 


मे एक साथ संयम अगीकार किया तथा तपपूर्ण साधना मे निरत हो गये। उस 
अवस्था मे उनके आन्तरिक जीवन का रूप ही 'वदल गया । बाह्य हृश्यमान शरीर तो 
वैसा ही रहा, बल्कि कृश हो गया, किन्तु उनकी आत्माओ की उज्जवलता एवं पवित्रता 
का स्तर असीम ऊ चाइयो तक ऊपर उठ गया । 


देवाबि तं णमंसन्ति “०४ ४ 


जब कई मनुष्यो का एक सा शरीर हो, सभी शरीरो की एक सी प्रक्रिया हो, 
तब क्या कारण है कि एक शरीर पृजनीय ओर देवताओ तक के द्वारा वन्दनीय वन 
जाता है जबकि वैसे ही दूसरे शरीरो को कोई पूछता तक नही। व्यक्तित्व का ऐसा 
निर्माण आत्मिक उन्नति के बल पर ही तैयार होता है। उसका कारण दशवैकालिक 
सूत्र में बताया गया है--- 


“देवावि तं णमसन्ति, जस्स घम्मे सयामणो ।” देवता भी उस पुरुष की वन्दना 
करते हैं जिसके मन मे सदंव धर्म का निवास हो जाता है। और धर्म क्‍या है ? अपने 
मूल स्वरूप की ओर अभिमुख होकर उसे पूर्णतः भ्राप्त करने की दिशा मे गति 
करने का नाम ही तो धर्म है। धर्म की गूढता मे जिस आत्मा के परिणाम अधिक से 
अधिक भीजते हुए चले जायेंगे तो उसके चरम आवतं का अवसर भी समीप आता 
जायगा । 


चरम आवते का मुख्य द्वार 


चरम आवतं बनने की दृष्टि से अन्तःकरण की ज्योति को प्रज्वलित करनी है 
तो उसका मुख्य द्वार सन्‍त जीवन है। इसी सन्त जीवन के माध्यम से इन्सान स्वय 
के जीवन मे चरम आवतं की उज्ज्वल क्रान्ति पैदा कर सकता है । 


आरिष्टनेमि के उपरोक्त छ हो भ्राता यद्यपि बाहर से तो वेश की हृष्टि से 
ही परिवर्तित दिखाई देते थे किन्तु सयम ने उनके अन्तःकरण को आमूलचूल परिवर्तित 
कर दिया था । महात्रतो के अनुपालन से उन्होने अनुठे आत्मिक ओज को प्राप्त कर 
लिया था । आज भी सन्त जीवन इस संसार के सामने है, किन्तु वह उसे सिर्फ इस 
हाड-मास के शरीर के माध्यम से ही जानने की चेष्ठा करता है तो उसे भला आस्त- 
रिक विकास की अनुभूति कसे हो सकती है ? 


सन्‍त जीवन को जब उसके वास्तविक स्वरूप के साथ देखा जायगा तो सच्चे 
सन्‍्तो के अन्तर तक भी दृष्टि पहुँच सकेगी और ढोगी सन्‍तो की परख भी की जा 
सकेगी । वीतराग देवो ने सूत्रों के पन्नों पर स्पष्टत समझा दिया है और कसौटियाँ 
निर्धारित कर रखी है कि सन्‍त जीवन कैसा होगा ? सन्‍्तो को पाँच महात्रत अग्रीकार 
करने होते है जिनमे से पहला महान्नत अहिसा का है । इसके अनुसार समग्र विश्व मे 


घरम आवतं के लक्ष्य की ओर १५१ 


रहते वाले समस्त प्राणियों के प्रति याने सभी वर्गों के मनुष्यो, पशुओं, देवों और . 
नारकीयों के साथ सन्त को अपनी आत्मीय भावना जागृत करनी होती है । जब वह , 
ऐसा करता है, तभी उसके पाप कर्मो का वन्ध नही होता है । 


अहिंसा का समग्र रूप सन्‍्त जीवन में दिखाई देना चाहिये | कहा है-- 


“सब्व॑ भूयस्स सव्व भूयाई पासओो। 
पिटि आसवस्स दन्तस्स पावकम्म न बधघई।॥ 


सन्त प्रतिजा लेता है कि वह अपनी आत्मा की तुलना समग्र प्राणियो के साथ 
करेगा जिनमे एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक सभी प्राणी शामिल होते हैं । वह सजग 
रहता है कि जैसे मैं किसी अन्य का प्रहार प्रसन्‍द नही करता, उसी तरह मैं किसी पर 
प्रहार नही करूगा, किसी भी प्राणी की मन, वचन और काया से मैं हिसा नही 
करूँगा, न किसी से करवाऊंगा तथा न ही किसी हिसा करते हुए को भला मानृ गा। 
इस प्रकार उसे हिंसा का सर्वधा त्याग करना होता है। यही स्वंथा त्याग का क्रम 
अन्य चारो महात्रतो--अस्तेय, अचौरय्यं, ब्रह्मचय्य एवं अपरिग्रह के साथ भी जुडा हुआ 


होता है । 
सन्‍त जीवन की ऊ चाइयाँ 


पहला महान्नत अहिसा का तो दूसरा महात्रत सत्य का है। तीसरा क्रम है 
अचोय्य का | चोरी के सवंथा त्याग का अर्थ उसके सूक्ष्म रूपो के त्याग तक भी पहुँचना 
चाहिये । सपूर्ण ब्रह्मचर्य॑ की दृष्टि से सन्‍त ससार की समस्त स्त्रियों को माता व 
बहिन के रूप में देखता है । वह पूर्ण रुप से परिग्रह का भी त्याग करता है। परिग्रह 
फा अर्थ सिर्फ पदार्थों से ही नही लिया जाय वल्कि उनके लिये बनने वाली ममता को 
भी परिग्रह कहा गया है। सन्त परिग्रह के नाम पर अपना कुछ नही रखता तो 
ममत्त्व वा भाव भी पूरे तौर पर त्याग देता है । ऐसा उसका सम्पूर्ण अपरिग्रही स्वरूप 
होता है । 
ये पाँच महात्रत जीवन पयंन्त उसके साघुत्त्व के मूल अग बने रहते हैं । शरोर 
की पाँचों इन्द्रियों की तरह उसकी आत्मा की ये पाँच अतीन्‍न्द्रियाँ वन जाती हैं । इन 
महाब्नता वी सम्यकूप्रकारेण पालना करते हुए सन्‍्त-आत्मा जहाँ भी गमन करती है, 
अपने भीतर परमात्म-तत्त्व के उल्लास की ययगा प्रवाहित करती हुई चलती है। 
“आत्मवत्‌ सर्वेभृतेप” की भावना उसकी प्रकाश-रेखा वन जाती है । जपने सयमी 
जीवन वी रक्षा के लिये वह गृहस्यो के यहाँ से भिक्षा लाता है किन्तु उसमे भी दोषों 
को टालक्र उसका लक्ष्य यही रहता है कि निक्षा का उपयोग महात्नतोीं वी सुरक्षा की 
सीमा तक ही विया जाना है, शरीर पोपण का नाव उसमे कठई ने हो | छ. काया 
फे जीवो वी रक्षा की जवस्था में ही वह उस शिक्षा को ब्रहण करता है। निर्दोप 


१०५२ . पावस-प्रवचन 


भिक्षा मिले तो ठीक, वरना वह अनशन कर लेगा किन्तु सदोष भिक्षा कभी नही लेगा । 
यही कारण है कि संयम पालन को दुधारी तलवार पर चलने के समान कठिन 
माना है। 


छः अणगार और देविका रानी 


अरिष्टनेमि प्रभु के पास दीक्षित ऐसे वे छ अ्राता-सन्त जब द्वारिका नगरी 
में प्रवेश करते है तो दो-दो का सिंघाडा बना लेते है । पहले दो मुनियों का सिघाडा 
भिक्षार्थ विभुवन अधिपति वासुदेव महाराज के निवास स्थान मे घुसता है तो देविका 
रानी अति उल्लास के साथ उन्हें प्रासुक आहार बहराती है। वे चले जाते' है, तब 
टूसरा सिंघाडा वही प्रवेश करता है तथा उसे भी किचित्‌ आश्चर्य के साथ देविका 
संयम जीवन के पालन की दृष्टि से प्रासुक॒ आहार बहराती है, किन्तु संयोग से बाद 
में तीसरे सिघाडे के भी वही आने का प्रसंग बन जाता है। देविका रानी सन्त जीवन 
के प्रति परम आस्थावान्‌ थी किन्तु उनकी आस्था अन्धी नही थी। भोजन का उनके 
लिये कोई प्रश्न नही था किन्तु एक-सी ही छ हो भ्राताओ की आकृति होने के कारण 
वे असमजस मे गिर गई कि ये दो मुनि तीसरी बार एक ही स्थान पर भिक्षा लेने 
कंसे आ गये है ? क्या सयम रक्षा से हटकर ये स्वाद लोलुपता के दोष में बह गये है ? 


शास्त्रों में देविका रानी की इस प्रबुद्धता के प्रमाण मे प्रश्नोत्तर का उल्लेख 
है, जिसके जरिये उन्होने अपने सन्देह निवारण या कि साधु जीवन के सशोधन का 
प्रयास करने का विचार किया । यह उल्लेख अन्तगढ सूत्र मे ही है। उन्होने तीसरे 
सिधाडे से प्रश्न किया कि क्या इस विशाल द्वारिका नगरी मे अन्य दातारो के घर लुप्त 
हो गये हैं कि आप एक ही घर मे भिक्षा हेतु पुन -पुन प्रवेश कर रहे हैं ? यह प्रइन एक 
श्राविका ने सन्‍्तो से किया था और यह उसका जाग्रुत प्रदत था । सन्‍तो के जीवन पर 
नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्त्व श्रावक-श्राविका वर्ग पर भी है, जिन्हे सूत्रों मे साधु 
का “अम्मा पियरो” अर्थात्‌ माता-पिता बताया गया है। यदि श्रावक-श्राविका वर्ग 
अपने मोह, अज्ञान अथवा असावधानी से साधु जीवन को सम्हाले नही तो सन्त जीवन 
को विक्रृति की जिम्मेदारी उन पर भी आती है। 


आचार के साथ नर्मी न रखें 


आचाराग सूत्र मे साधु जीवन की मर्यादाओं का विशद वर्णन है। आचार की 
उन मर्यादाओं से साधु तनिक भी नहीं डिगे---इसकी वडी जिम्मेदारी श्रावक श्राविका 
वर्ग पर भञास्त्रो ने रखी है। आज मेरे कई भाई कभी-कभी जमाने के प्रवाह मे वहते 
हुए हमे राय देने लग जाते हैं कि विज्ञान के साधनों का साधु भी खुला उपयोग करे 
तो सुविधा जनक रहेगा । वे जमाने के साथ चलने का भाग्रह करते है | ऐसा आग्रह 
करते हुए वे यह नही सोचते क्रि जब बाँध की पाल का एक ही कण नीचे गिरता है 


चरम आवत के लक्ष्य की ओर १५३ 


तो उसमे आशका बन जाती हैं कि एक-एक कण गिरने हुए एक दिन मसमूची दीवार 
टुट जायगी और वध फूट जायगा । 


जैन दर्शन ने साधु जीवन को चारो ओर से इस तरह बाँबा है कि उसके पत्तित 
होने के अवसर न रहें । एक मर्यादा चाहे वह छोटी ही हो, जव द्वूटती है तो सारी 
मर्यादाओं के ढाँचे के गिरने मे अधिक समय नहीं लगेगा । आज कोई लाउडस्पीकर के 
उपयोग की सलाह दे तो कल साधु के रुग्ण एव दुर्वल होने पर मोटर या रेलगाडी मे 
सवार होने की भी सलाह दे सकता है । फिर सुविधाएँ टो बहुत है, उनका भी उपयोग 
कया नहीं किया जाय । जव वाँव फूठता है तव दुनिया को दीखता है, उससे पहले 
गहराई उसे समझ में नही आती । फिर तो शरीर रक्षा का भाव प्रमुख हो जायगा 
और सयम के आधार पर आत्मा-रक्षा गौण बन जायगी । इसीलिये श्रावक-भाविका 
वर्ग को अपनी मयदाओं से तनिक भो हटने के वक्त साधु को कडी चेतावनी दे देनी 
चाहिये । उसके जीवन की विक्ृति के साथ नर्मी नहीं वरतनी चाहिये । यह नर्मी या 
मोह ही साधु-जीवन को विगाडने वाला साबित हो सकता है। इसी कारण देविका 
रानी ने वह कड्ा प्रइन तीसरे सिंघाड़े के दोनो मुनियों से पूछ ही लिया । 


श्रावक जीवन भी कहाँ है ? 


मुनियों के उत्तर को बताने से पहले में आपसे अपने श्रावक जीवन पर भी 
एक हृष्टिपात करने का आग्रह करूंगा । आज की दुनिया में 'वनिया शब्द को बडी 
हिक्ऩारत के साथ समझा जाता है, उसका कारण है कि व्यापार में आप व्यापारियों 
की जो पद्धति है वह अमर्यादा और बनेतिकता की ओर वढ रही है | लोकोपवाद वन 
रहा हैं कि गरीब का खून घूसने वाला बनिया है। क्या वह मुंह लगाकर गरीब की 
नम से खून चूस रहा है ? यह तो आलकारिक भापा है, किन्तु जब कोई अपनी ही 
स्वाय पूति को सत्रसे ऊपर मानने लग जाय और उसके लिये कैसा भी जघन्य 


यर्म परने में सझोच न करे तो बसे अमर्यादित जीवन के लिये आखिर क्‍या कहा 
प्पयगा ? 


धावक मर्यादित होगा तो वह साधु-जीवन की मयदाओं को भी बाँध कर 
रस सकेगा। उसे साधु का माता-पिता कहा गया हैं तो यह क्या स्वय के आचरण की 
हृप्टि से कम जिम्मेदारी है ? दोनो के जीवन की पृद्धता किसी रुप में परस्पराधारित 
हू । प्रवाथ दोनों ओर होना चाहिये। सोचें क्रि एक काँच की हांडी में एक दीपक 
ग्गह्या है जिमके प्रकाश से ही हाडी प्रताशित हो रही है। जव कोई उस हाँडी 
पे रक्षा पा तो स्याल रसे किन्तु दीपक फा तल नोचे गिरता जाय मौर उससे वह 
इसने णी स्थिति में पहुँचने लगे फिर भी उसे दीपक का कोई ख्याल नहीं हो तो ऐसे 
पृत्त को जाप क्‍या बहेगे ? साथु जीवन को काँच की हांडी की उपमा दी है तो पच- 
महाप्रत्त रुप दीपक है । अब बाहर के वेश वी रक्षा की जाब या दीपक के प्रकाश की 


१५४ पावस-प्रवचन 


तथा उस रक्षा के लिये श्रावक वर्ग को भी कैसी क्षमता बनानी होगी--यह आप 
लोगो के लिये विचारणीय है । 


देविका रानी आश्चर्य चकित रह गई 


तीसरे सिंघाडे के मुनियों ने देविका रानी का समाघान किया कि छ हो भ्राता 
मुनियो की आकृति एक सी होने से उन्हे भ्रम हो गया है, वरना कोई भी मुनि उनके 
यहाँ भिक्षा हेतु एक से दूसरी बार नही आया है । यह सुनकर देविका रानी को अपने 
बचपन की एक घटना याद हो आई, जब उनकी भौजई ने एक मुनिराज को तिरस्कृत 
किया था तब उन मुनिराज ने देविका के लिये कहा था कि वह एक अद्वितीय माता 
होगी । इस घटना के साथ छ हो मुनियो की आकृति का स्मरण करते हुए अन्तरग 
भावनाओ की तीव्रता के कारण रानी को अपने पूर्व जन्म का नक्शा दिखाई दिया। 
वह सोचने लगी कि किस धन्यनामा माता ने ऐसे स्वरूपवान्‌ लालो को जन्म दिया 
और उन्हे एक साथ अरिष्टनेमि भगवान्‌ के चरणों में सौप दिया ? वह यह जानने के 
लिये उत्मुक हो उठी तो जिज्ञासावश अरिष्टनेमि प्रभु के पास ही पहुँच गई । 


उस समय देविका रानी के आइचये का कोई ठिकाना नही रहा, जब पूछने पर 
प्रभु ने कहा है कि छ हो लाल तो उसी के पुत्र हैं। उसके बाद देविका की भावनाओं 
की परिणति के सम्बन्ध मे काफी विस्तार से वर्णन आया है, किन्तु यहाँ तो इसे मैं 
इस संदर्भ मे सुना रहा हूँ कि प्रभु ने यह भी बताया कि ये छ:हो मुनि अपने चरम 
आवतें में पहुँच गये हैं। इस चक्‍कर के बाद उनके चक्कर खत्म है, अर्थात्‌ इस जन्म 
मे ही वे मुक्तिगामी हो जायेंगे । 


भव-चक्र से छुटकारा कंसे ? 


वे महापुरुष तो मुक्तिगामी हो गये, पर अब तो प्रइत यह है कि हम इस भव॑- 
चक्र से छुटकारा कैसे और कब पा सकेंगे ? जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट किया है कि 
जन्म-मरण के आवर्त को आखिरी बनाना है तो उसका प्रमुख साधन सन्त जीवन ही 
है । यह सन्‍त-जीवन ऐसा नही हो कि बाहर से रंग-ढंग तो सन्त का दीखे तथा 
अन्दर में विक्ृतियाँ घर कर जाए । साधु-जीवन की रक्षा में श्रावको का बडा दायित्तव 
है और हर कदम पर मूल मे इसका ध्यान रखना चाहिये कि साघु-जीवन के प्रति 
उनका व्यवहार उनके पच महात्रत की सुरक्षा के रूप मे उचित हो । 


मेरे भाई-बहिन मेरे नाम का ग्रृणगान करते है, इससे मुझे बहुत सकोच होता 
है । मैं सोचता हूँ क्रि यह गरुणयान करके मेरे साधु-जीवन की सुरक्षा कर रहें हैं या 
मेरे साधु जीवन के अन्दर हल्का सा खून का रग लगाने की चेष्टा कर रहे है। आत्मा 


चरम मबावतं के लक्ष्य की ओर १५५ 


जागृत रहे तव तो कुछ नही, पर कभी अहमन्यता का भाव आा जाए तो साधु जीवन 
में घुन लगता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आपका प्रत्येक माचरण ऐसा 
होना चाहिये जिससे साधु अपने मर्यादित जीवन के प्रति निरतर सतक वना रहे । 


प्रत्येक भव्य आत्मा का यही लक्ष्य होना चाहिये कि उसकी साधना के वल 
पर वह अनादि काल के जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होवे | यह मुक्ति तभी होगी जब 


आत्मा चरम आवर्त में पहुँच जायगी | प्रभु की सेवा की परिपक्व भूमिका का अवसर 
भी अवदय आ जायगा । 


लाल भवन 
०६-७२ 


वह प्दड नी 


6) कत्त व्यनिष्ठा की मावना 
च्य्य्य्य्ध्य्ध्य्य्ण्श्धच्श्य्श्शल्ुचथ्ःधश्य्स्म्यप््ध्थ््य्न्य्च््व्य्श्ध्च्यश्ख््न्य्ध्य्य्भ्भ्ब्ध्प्य्भ्न्प्च्श्प्श्न्न्य्थ्खक्शछ 


“दोष टले वलि दृष्टि खुले रे +००००००० «». + /? 


जीवन की समस्त घडियाँ मगलमय प्रसंग के साथ व्यतीत हो--यह भावना 
प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में प्रायः चला करती है। वास्तविक स्थायी मगल तो 
प्रभु का स्मरण ही है । जहाँ आत्म-कल्याण की प्रशस्त भूमिका पर आरूढ होने का 
यत्न करना हो, वहाँ तीथंडूरो का नाम-स्मरण करना नितान्‍्त आवश्यक है| उनकी 
बदौलत ही आज इस विचित्र विश्व मे शान्ति का मार्ग दृष्टिगत हो रहा है। यदि 
वीतराग देवो ने अपने दिव्य अनुभवों के आधार पर अपने केवल-चश्ञानजन्य ज्ञान का 
बोध ससार को नही कराया होता और उपदेश रूप उनकी पवित्र वाणी परम्परा से 
हमारे सामने नही होती तो विषमताओ से भरे इस वर्तमान विषमतम युग मे शान्ति 
का प्रकाश क्या कही नजर में आता ? 


भगवान्‌ सभवनाथ की प्रार्थना जब हम कर रहे है तो यही सत्य हमारे मन 
और मस्तिष्क मे रहना चाहिये कि उनकी पवित्र वाणी हमारे आत्म-विकास का पंथ- 
प्रदर्शन करती रहे । यह अवश्य ही विचारणीय स्थिति है कि तीर्थड्डरो की उद्वोधक 
वाणी को सुनते-सुनते भी उस राह पर आगे बढ़ने के लिये वास्तव मे अधिक चरण 
नही उठते । इस जागरणहीनता के पीछे ऐसा महसूस होता है कि आज के लोगो में 
अधिकाशत कत्त व्यनिष्ठा का अभाव है। हमे क्या करना चाहिये---विवेक के जब 
इस साधारण धरातल पर भी जीवन नही चले तो कत्तंव्य-मावना जन्म ही कंसे 
लेगी ? इस स्थिति को ठीक से समझने के लिये प्रभु समवनाथ की प्रार्थना का अर्थ- 
अनुसन्धान ही हम भली प्रकार कर सकें तो विक्ृति के अन्धकार मे विकास के प्रकाश 
की किरणें जगमगा उठंगी । 


दोष-दर्शन एवं परिमार्जन 


प्रभु की प्रार्थना का सीधा प्रभाव यही होना चाहिये कि जीवन की आन्तरिक 
स्थिति के विश्लेषण की दिशा में हमारी वृत्ति सजग हो । पृष्ठ-भूमि के निर्माण के 


कत्तव्यनिष्ठा की भावना १५७ 


प्रमग मे यदि भय, हढोप और खेद दण्याओं की क्षीणता आती है तो उसका प्रतिफल 
यह होगा कि स्वय के दोपी को देखने की आदत बनेगी। ससार में दूसरों के दोप 
देसने की प्रवृत्ति तो १हुत मिलत्ती है किन्तु महानता उसी को वरण करती है जो दूसरो 
के गुण और २4य के दोय देखे । 


दोप-दर्शन की इस मनोदृत्ति से अन्तर के परिणामी को उत्कृष्ठता बढती 
जायगी और उसके साथ ही उन दोपो को दूर करने एवं उनके स्थान पर सदंगुणो को 
ग्रहण करने की आकाक्षा तीत्र हो जाएगी । यह परिमार्जन तब जीवन विकास का 
मूल वन जायगा । निरन्तर अपने दोप देखते रहने की जायृति वन जाय तो यह 
जागृति भी निश्चित रुप से वन जायगी कि अपना दोप दिखाई देते ही उसे परि- 
मार्जित करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया जाय । परिमा्जन ही पविश्रता का वाहक 
बनता है। आत्मिक पविन्नता की वृद्धि के परिणाम स्वहूप चरम भावते या चरम- 
करण वा प्रसग बन जाए तो यह कोई आदइचर्य का विषय नही होगा । 


दोप-दर्णन एवं परिमाजेन के रूप में वस्तुत दृष्टि हो बदल जातो है। पहले 
जिन सासारिक कामनाओं की नजर से वस्तुस्वरूप को परखा जाता था, तो उसमे 
भय, दृ प भौर खेद की वृत्तियो के कारण स्वार्थ, स्वरक्षा और प्रतिशोध के भावों को 
पहले पफठा जाता था--उसमे उदारचित्तता का अमाव होता था । किन्तु परिवतेन 
के वाद हृष्टि-भेद यह हो जाता है कि वह अपने स्वार्थ की वजाय, दूसरों को किसी 
भी प्रकार कप्टित करने वाले अपने दोपो को पहले देखता है तथा देखता ही नही, 
उन्हे सुधार कर अपने व्यवहार को दूसरों के प्रति ज्यादा से ज्यादा उदार एवं 
सहयोगी बनाता है। उदारता से त्याग और महयोग से सदाचरण का प्रसार 


होता है । 
दोष टले दृष्टि खुले 


अपने ही अन्तर में पॉककर जिस आत्मा को अपने ही दोपो की चुन-चुनकर 
जानने भौर उन्हें परिमाजित करने का अम्यास हो जाता है, उसे दो लाभ होते है । 
पहला तो यह कि उन दोएों के फलस्वरूप आने वाली विकृृत्ति से तया भविष्य में 
उन दोपो के फिर पंदा हो जाने की आशा से वह जात्मा बच जाती है । दूसरे, 
अपने ही स्वार्पो के घेरे में घूमने के कारण जो सकुचित हृष्टि वन जानी है, वह 
दृष्टि इस अ्षम्यास से सुलकर उदार एवं विस्तृत हो जानी है। अन्दर के दोपो को 
परिमाणित बर लेने फे बाद खुली और नली--दोनो प्रकार से हष्टि का विकास 
छोठा है । 


शिसी भी स्थल पर दोष को यदि दोप के रूप में हो देख लिया जाय तो उस 
ऐप हा दिस्‍्तार तो वही रझ थायगा, दल्कि दोष फिर दिकेगा भी नहीं। जैसे किसी 


१५८ पावस-प्रवचन 


मकान में चोर प्रवेश कर रहा है और चोरी करने के लिये तत्पर हो रहा है, उस 
समय उसे देखकर यदि मकान मालिक चोर को सम्बोधित करके कहे कि तुम चोर 
हो, चोरी करने के लिये आये हो किन्तु मैं तो जगा हुआ हूँ, अब देखें, कर लो चोरी-- 
तो क्या वह चोर फिर चोरो करने का साहस कर सकेगा ? इस प्रसग को अपने 
जीवन के साथ घटाएं कि जब दोष रूपी चोर उसमे प्रवेश कर रहे हो और सद्गुण 
रूपी घन को चुराने वाले हो, किन्तु उस समय यदि ग्ृहस्वामी कि आत्मा जाग्रत हो तो 
क्या दोप वहाँ टिके रह सकेंगे ? यह आत्मा जिस शरीर के घेरे मे जिन कार्यों के साथ 
जिन दोपो के समूह में अपने अपूर्व पराक्रम को लेकर बैठी है, वह जब प्रारम्भ ही मे 
दोपो को पहिचान ले तो क्या उन तस्करों के सामने आत्मा कायर बनी बेटी रह 
सकेगी ? 


सही वस्तुस्थिति तो यह है कि परिमाजन के कारण आत्मा की दृष्टि खुल 
जाती है--वह पूर्णतया सजग बन जाती है । जग्रे हुए आदमी को कौन लूट सकता है ” 
जुटता तो नींद मे सोने वाला है जिसकी आँखें बन्द रहती है । आत्मा की यह सावधान 
अवस्था उसे उन्नति की ऊँची-ऊँची सीढियाँ आसानी से चढवा देती है । 


जागृत चेतना से सतत गति 


जब जाग्रत चेतना इस प्रकार आत्मिक स्वरूप मे व्याप्त हो जाय तो आत्मा 
की गतिशीलता शुरू ही नहीं होती, अपितु प्रगतिशील हो जाती है। उस चेतना के 
अस्तित्व मे काम, क्रोध, भय, द्व पादि विकारी तत्त्व स्वतः ही उपशम और क्षय होते 
चले जाते हैं। आत्मा की शक्ति को दवाने या नष्ट करने की क्षमता तब दोषों मे नही 
रहती भौर पहले का संचित कर्म समूह भी क्षीण होकर कटने लगता है । खुली और 
भली दृष्टि से यदि इन पयूपण के दिनों मे धर्माराघन किया जाय तो स्मरण रखें, 
सोने में सुहागा मिल जायगा । जागृत चेतना इससे अति जाग्रत हो जायगी और प्रगति 
का वेग तीब्नतर वन जायगा । 


अनादि काल से भव-श्रमण करती हुई आत्मा मे अब तक दोप दर्शन एवं 
परिमार्जन की वृत्ति वास्तविक रूप में नही वनी, इसी कारण सही रूप में उसकी 
विकास गति का श्रीगणेश भी नहीं हो सका है। मुह से भले ही दोपों का कथन 
किया हो, इस मस्तिप्क ने भले ही कभी कुछ चिन्तन कर लिया हो, लेकिन अन्त करण 
से दोपो को देखने और सुधारने की जागृति का भवसर आत्मा को नही मिला । यह 
आत्मा तीर्थंकरों के सहवास में भी रही होगी, किन्तु प्रृष्ठभूमि के निर्माण के अमाव 
में ऐसी वृत्ति अभी तक जागृत नही हो सकी । जाग्रति नहीं तो फिर यति कैसे वन 
सती है ? 


कत्त व्यनिषप्ठा की भावना १५६ 


कत्त व्यनिष्ठा की भावना 


जब किसी की दृष्टि बाहर कम और भीतर अधिक धूमती हो, वल्कि सतत 
जाग्रत रहती हो तो छल दृष्टि का मीठा फल यह भिलेगा कि उमके अन्तर्मन मे 
कत्तंव्यनिष्ठा फी भावना सर्वोपरि बन जायगी । अपनी आत्मा का दोप देखना है--- 
इसका अभिप्राय ही यह है कि उसे अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों के प्रति सतकंता 
चरतनी है। 


हम अपने कर्तव्य को भूलते हैं मौर यथासमय अपने करणीय कारये को नही 
कर पाते हैं, वही तो दोषो को आत्मा में थुलाने और इक्ट्ठं करने का खुला आमन्त्रण 
होता है। कत्तंब्य को भूलने का अर्थ ही दृष्टि का वन्द होना माना जायगा। कत्तंब्य- 
हीनता स्वय सवसे बडा दोप होता है । कर्त्तव्यनिष्ठा की भावना को बनाने और 
चनाये रसने के लिये आत्मा की सतत जागृति एक अनिवाय घत है । जब-जब आत्मा 
को अपने कई जन्मों भे महान विभूतियों का ससर्ग मिला, उपदेणामृत का पान भी 
फ़िया किन्तु उसमे तब-तब कत्तंव्य बुद्धि के जागृत नही हीने से वह अपना उद्धार नही 
कर सकी । वैसी अवस्थाओ में यदि वह एक वक्त भी अपनी हृष्टि खोल देती और 
जाग जाती तो आज ऐसी दुरावस्था उसकी नही दिखाई देती । 


पहले की फत्तंव्यहीनता का तो जो परिणाम वनना था, वह वन चुका, लेकिन 
अब भी अवसर है--मानव जन्म मिला है तो कर्तेव्यनिष्ठा को जगा कर आप अपने 


ही जीवन को नहीं--किनन्‍्तु परिवार, समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व के जीवन भे 
एफ जानन्ददायक परिवतंन ला सवते हैं । 


फत्त व्य-बुद्धि का मूल 


जो हमको करना है, वह पहले है और जो हमको पाना है, वह वाद की बात 
रै-- एस रूप में कर्तव्य और अधिकार की तुलना की जा सकती है। कत्तंब्य-बुद्धि का 
मूल आत्मिदा चेतना के घरातल पर ही आरोपित औौर परिपोषित होता है । यदि 
रृप्टि पुली हुई है, अस्त त्तियाँ सजग हैं तो वह व्यक्ति कभी भी कत्तंव्यहीन नही हो 
सबता है। किसके प्रति क्या करना है--इसका उस व्यक्ति को प्रतिपल ध्यान रहेगा । 
वत्तत्प शान ण स्पष्ट त्तात्पय गह है कि जो ब्र्यक्ति जिस क्षेत्र, स्थान जधवा समय 
में दार्य करता हो, वर्हा पहले बहू इस दात के लिये सतर्क हो कि उसे किसके प्रति 
वया करना है--उसऊझा कत्तंव्य क्या है ? 


कत्तेंब्यी के विभिषश्न सम्बन्धो वी दृष्टि से कई प्रतार हो सकते हैं विनर वृद्धि 
मूल में यदि सजग है तो वह व्यक्ति वत्तंव्य-विस्मृत नही हो सवेगा | कर्तंव्यनिष्ठ व्यक्ति 
जहाँ भी होगा, वह अपनी हृप्टि झो खुलो मौर भली बनाये रसेगा । कदाचित्‌ उसके 


गरत्प 


हस्पी में कार्य करना प्र रहा हो तद वह तत्लम्वन्धी अपने कत्तंव्यों को पूरा करेगा 


१६० पावस-प्रवचन 


किन्तु उस समय में भी वह आत्मा के प्रति अपनी सजगता के कत्तंव्य से विमुख नहीं 
बनेगा । ऐसे कत्तंग्यनिष्ठ का असर भी प्रभावोत्पादक होता है। जैसे मिष्ट पदार्थ के 
अणु-अणु मे मिष्टता समाई रहती है अथवा खिले हुए पुष्प के कण-कण में सुवास 
भरी और बिखरती रहती है, उसी प्रकार कत्तव्य-वबुद्धि का सुप्रभाव अनायास ही विस्तृत 
से विस्तृत क्षेत्रों में व्यापक बनता जाता है। 


इसका यह कारण भी है कि एक कत्तंव्यनिष्ठ व्यक्ति के सामने कसी भी 
विषमतम परिस्थितियाँ क्यो न उपस्थित हो जाए--सकटो की ब्रिजलियाँ क्‍यों न 
कडक कर टूट जाएँ, वह अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा को कदापि तिलाजलि नही देता है । 
वह हर समय हर हालत में निष्ठा के साथ चलता है और उसका परिणाम अलौकिक 
रूप मे प्रकट होता ही है । अन्तगढ सूत्र के प्रसण आप सुन रहे है--गजसुकमाल मुनि 
की कत्तंव्यनिष्ठा कितनी अनुपम और प्रेरणाप्रदायक थी ? गजसुकमाल मुनि की 
जानकारी के लिये ही तो श्रीकृष्ण वासुदेव ने तेला किया था और तब से तेला करना 
अति महत्वपूर्ण माना जाने लगा है । 





कत्त व्यनिष्ठा गृहस्थो की 


यह तेले की तपस्या श्रीकृष्ण के तेले से महत्त्वपूर्ण तो वन गईं , मगर श्रीकृष्ण 
ने वह तेला कोई आत्म-कल्याण अथवा मन शुद्धि के लिये तो किया नही था। वह 
तेला तो ग्ृहस्थाश्रम के प्रयोजन से किया गया था, किन्तु उसमे कत्तंव्यनिष्ठा का भाव 
ही भरा हुआ था | इस कारण तेले की तपस्या प्राभाविक बन गई । 


गृहस्थ भी धर्म का अनुगामी होता है और इसलिये उसके धर्म को ग्ृहस्थ-घर्मे 
कहा गया है। इस ग्रहस्थ धर्म मे भी कत्तंव्यनिष्ठा का स्थान सर्वोपरि ही है। श्रीकृष्ण 
त्रिखंडाधिपति थे, अतुलनीय सत्ता और सम्पत्ति के स्वामी थे तथा विज्ञाल साम्राज्य 
के संचालन मे व्यस्त रहते थे--ऐसी स्थिति से क्या छोटे-मोटे कामो का उन्हे खयाल 
भी रह सकता है ? किन्तु ऐसा खयाल भी एक ककत्तंव्यनिष्ठ को बराबर रहता है । 
विशाल साम्राज्य के साथ उनका ,घर भी था और उस ग्रहस्थी मे किस-किस के प्रति 
उनका कया कत्तंव्य है--इसका भान उन्हे था । ऊचे से ऊँचे पद पर बैठकर भी उन्हे 
अपना छोटा से छोटा कत्तंग्य भी बराबर दिखाई देता था । 


श्रीकृष्ण प्रातःकाल सदां अपनी माता देविका का चरण वन्दन किया करते 
थे। त्रिखडाधिपति बन गये हैं तो माता को भूल जायें---उसके सम्मान को भूल 
जाये--ऐसा उनके आचरण मे नही था । उस दिन की बात है कि जब वे माता को 
नमस्कार करने के लिये उनके पास पहुँचे, तो उन्हे यह महसूस हुआ कि माता आज 
उदास है। माता के प्रति कत्तव्य बुद्धि उनके मत मे सजग थी और ककत्तंव्यनिष्ठा के 
संस्कार पुष्ट थे। देविका उस समय वास्तव मे चिन्तित थी और उत्तकी चिन्ता यही 


कत्त व्यनिष्ठा की भावना १६१ 


थी कि ऐसे छ छ दिव्य पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया किन्तु उनका लालन-पालन वह 
नहीं कर सकी--उनके सस्कार निर्माण की ह्टि से उनका कोई प्रयास सम्भव 
नहीं बना | 
स्वर्गीय आचाय श्री जी देविका रानी की इस चिन्ता को इन कड़ियो मे व्यक्त 

करते थे-- 

इम भूरे देविका रानी 

या तो पुत्र विना विलक्लानी "आदि 
उनकी उस चिन्ता के समय श्रीकृष्ण पहुँच गये तो उन्होने माता की चिन्ता का कारण 
पृष्ठ ही लिया । 

वरतमान दयनीय दशा 


आपको मैं देविका रानी व श्रीकृष्ण की कत्तव्यनिष्ठा की कहानी मे आगे ले 
जाऊ--उससे पहले ग्रहस्थो मे होने लायक कत्तंव्यनिष्ठा की वर्तमान दयनीय दब्या का 
पुछ चित्र प्रस्तुत करना चाहूंगा । 


आज के गृहस्थों के पास श्रीकृष्ण जितनी सत्ता और सम्पत्ति तो नही है न, 
वल्कि बहुत ही कम मात्रा में किन्ही-किन्हो के पास होगी, फिर भी जरा सी सत्ता या 
सम्पत्ति पाते ही उनमे जिस मात्रा में अभिमान बढ जाता है, उसका कोई हिसाव 
नहीं । और यह अभिमान भी चन्द चाँदी के टुकड़ों पर इस कदर वढ जाता है कि 
कत्तंव्यनिप्ठा तो उनमे कतई समाप्त ही हो जाती है। छोटे-मोटो के साथ व्यवहार 
रसने व बात तो छोडिये, वे अपनी जन्मदातृ माता के चरणों में कुकने मे भी अपनी 
हेटी मानने लग जाते हैं । में आप लोगों से ही पूछ कि आप में से कितनों ने नियम 
जे रसा है कि प्रात काल नित्य प्रति जननी के चरणों मे नतमस्तक होकर उनका सहज 
आशीबदि प्राप्त करता । एसी तरह कालेज की डिग्रियाँ प्राप्त करने वाले जौर ऊँची 
सरकारी के पर बेंटने वाले भी यह समझ वेटते है कि वे तो बहुत ऊंचे हो गये है 
एव अपनी सामान्य कत्तंव्यनिष्ठा को भी अभिमानवश छोड देते हैं। वे जपने माता- 
पिता लक को कुछ नही समझने लगते ह। 

पहाँ तो सन्‍्तान का अपने माता-पिता के प्रति विनम्र थौर जाज्ञानरा कत्तंव्य 
ऐोता है #॑ पर कहाँ वतमान समय में घुछ नत्ता-मम्पत्ति बथवा पद-प्रतिप्ठा मिलते ह्ी 
गान जपन माता-पिता की भयकर अवज्ञा करने पर उतारू हो जाती है? उन 
जलनमात्री अफमर वी कहानी तो थापने सुनी होगी जिन्होंने जफसरा के बीच वे 
शो से अपने क्सान पिता के आने पर उनका परिचय पग्रेजी मे नौकर के मप में 
द दिया भौर तव विरान पिला ने अपने अभिमानी बेटे पर वही जूते वरसा कर उसकी 
अप दुरस्‍्त की । माता-पिता जौर सन्‍तान तक के दीच में आज के यूग ने जिस प्रशार 
पात्त-्पनिष्ठा गा अभाव दियाई दे रहा है, यह स्पिति वास्तव में नवीव सोचनीण # ] 


् च 


परावस-“भ्रवचत 


ल्ण्ति 
नि 
४६) 


माता-पिता और सन्‍्तान के परस्पर कत्त व्य 


देविका रानी को जिस मुख्य बात का सन्ताप हुआ, वह यह थी कि वह उन 
छ* पुत्रो को जन्म देकर भी उनके साथ अपने मातृत्व के कर्त्तव्यो का निर्वाह नही कर 
सकी । वह कर्त्तग्यनिष्ठा की दृष्टि से ही भूर रही थी कि यदि वे छःहो पुत्र उसकी 
गोदी में खेलते और बडे होते तो वह भी उनके उच्च सस्कारो के निर्माण की भागीदार 
हुई होती । क्‍या आज माताओ को सचन्‍्तान के प्रति अपने इस मूल कत्तव्य का भान है 
कि उन्हे प्रारम्भ से ही अपने बालक-बालिकाओ को जीवन निर्माण की कला सिखानी 
चाहिये । माता का इतना ही कत्तंग्य नही है कि वह शरीर के लोथडे के रूप में केवल 
सन्‍्तान को जन्म ही दे दे, बल्कि उसके शरीर-गठन के सिवाय श्रेष्ठ सस्कारो एवं 
पवित्र भावनाओं की अमिट छाप भी उसके मन एवं मस्तिष्क पर डालने का उसका 
प्रधान कत्तव्य होता है । 

माता-पिता का ही प्रमुख प्रभाव होता है कि सन्‍्तान का आन्तरिक ससस्‍्कारो 
से ओत-प्रोत आदर्श जीवन बन पाता है। ऐसी एक ही सन्‍्तान हो, तब भी वह 
परम हितकर होती है, लेकिन माता-पिता अपने मजे में इवे रहे और सन्‍्तान को 
शिक्षा-दीक्षा के प्रति वेभान रहे तो वैसी कई सन्‍्तानें भी उन्हे शान्ति नही पहुँचा 
सकती है। 

इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही चिन्तनीय है । लडके कुछ पढकर 
या व्यवसाय मे जम कर योग्य हो जाते हैं और कुछ सम्पत्ति का सचय कर लेते है तो 
अपने आप को कुछ का कुछ समझने लग जाते हैं और माता-पिता की तनिक भी 
परवाह नही करते । उनको माता-पिता के प्रति अपने सामान्य से कत्तंव्यो का भी 
ख्याल नही रहता । मेरे अनुभव की ही एक वात सुनाऊँ कि एक स्थान पर में 
पहुँचा तो लकडी के सहारे वडी कठिनाई से चलकर एक वृद्धा वन्दन करने आई, तब 
उसने वडे करुण स्वर में कहा--महाराज ! क्‍या कहूँ, मैं बहुत दु खी हूँ । मैंने उत्सुकता 
वद्य पूछा--क्या हुआ माजी, आपको ? वृद्धा बोली--मेरी सेवा करने वाला कोई 
नही है, महाराज ! बाद में खोज करने पर पता चला कि उस वृद्धा के चार 
नौजवान व कमाऊ पुत्र हैं किन्तु सनी अपनी-अपनी पत्नियों के साथ अलग-अलग रहते 
हैं और वृद्धा माता की तरफ कोई देखता भी नहीं। यह संसार की बडी विचित्र 
स्थिति है । 

आज का इन्सान वडी-बडी डीगें मारता है, मगर छोटे-छोटे कत्तंव्यो को भी 
भला देता है। बहुतेरे भाई-बहिन लम्बे-चौडे ज्ञान की चर्चा कर लेंगे, तेला, चोला व 
माससमण तक की तपस्या कर लेंगे किन्तु परिवार, समाज, राणष्ट्र या विद्व के प्रति 
अपने सामान्य कत्तंव्यो का भी ध्यान नही रखेंगे--यह कितनी विपम स्थिति है ? ऐसा 
संभव है कि कई भाई-बहिन तेला करके लालसा रखते होंगे कि घैसे श्रीकृष्ण के तेला 


पात्त व्यनिषप्ठा फी भावना १६३ 


करने पर देव आया था, वैसे हमको भी देव द्शन दे और हमारा मनोरथ पूरा करें, 
किन्तु ऐसी लालसा के पहने श्रीकृष्ण की कत्तंव्यनिप्ठा का घताण् तो अपने अन्दर 
पंदा कीजिये । 


एक माता * हजार शिक्षक 


कहावत है कि एक माता की शिक्षा वच्चे के लिये हजार शिक्षकों के वराव्रर 
होती है । माता कत्तव्यनिष्ठ रही तो यह बहुत कम होगा कि उसकी सन्‍्तान कत्तव्य- 
निप्ठ न बने, क्योकि बचपन में डाले गये संस्कारों का पूरे जीवन तक अमिट असर 
बना हवा रहता है। वीर क्षत्राणियां पालने मे जब अपनी सनन्‍्तान को वीररस का 
लोरियां सुनाया फरती थी तो उस रूप में सस्करारित उनकी वीर सन्‍्तान भी ऐसी 
होवनो थी कि फेसरिया थाना घारण करके जब वे युद्ध-क्षेत्र में कूदा करते थ तो सिर 
फट जाने पर भी उनका घट घण्टो तक तलवार घुमाता रहता था। उत्तका गे जु कारू 
पहने थे। वैसी घीरता की भावना जगाने वानी और बालक में शौय्य के अपूब सत्कार 
भरने वाली लोरी की मुछ पक्तियाँ देसिये--- 


बालो, पाया वाहर आयो, माता बंण सुणावे यू । 
म्हारा घोला दूध में कायरता को कालो दाग न लाइजे थ 
उतरी बेर हिलाइजे रे घरती, जितरा में घने घोटा घू' । 


बहने का जनिप्राय यह है कि बालक मे कत्तव्यनिप्ठा की शिक्षा माता के दूध 
से हो प्रास्म्म होनी चाहिये । चरिश्रय्मोत्र व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला यही 
रुसी जाती है। संसार और धरम--दोनो क्षेत्रो में देदीप्यमान जीवन की सृष्टि करने 
पाली सवप्रथम भूमिया में माता ही होही है। प्राचोन काल में माताएँ जपनी सन्तान 
फो पहती धी-- 


“मिद्धोसि वृद्धोसि निरजनोइसि * “* ह 


6 


क्षीर पह सन्‍्तान बाल्लव मे राम, रृष्ण, महावीर और वबद बन जाती थीं। 
मंदाससा महारानी एक शादत माता मे रूप भें विस्याल है जिसने हर्पपृ्वव अपने सातो 
प्री पा दीक्षित दना दिया। 


जाय को माताओं वा हस सत्य को ओर ध्यान देना है तथा स्वय वत्तंव्यनिष्द 
बनकर जपनी सब्वान में कत्तव्यनिष्ठा गो ज्याना है। बाज तो दे सदय इतनो अनान 
९ षिबच्चीमे शुरु से छझर शौर शायस्ताके मंस्णर भरती है झिससे दड़े शोर थे 
शप्ट, बलस्युतन एवं आवतिक शारयो का रुप लेते हैं। ऐसी सस्तान से भा झशिसझ 
भला है गउता है ” 


१६४ पावसन्प्रव वे 


कत्त व्यनिष्ठा से ही महानता 


सूत्र मे वर्णन है कि माता की चिन्ता को जानकर देव को बुलाने के निमित्त 
तेला करने के लिये जब श्रीकृष्ण पौषधशाला मे पहुँचे तो उन्हें माता के प्रति अपने 
कर्तव्य का ही ध्यान था । पौपधशाला को उन्होने अपने ही हाथो से पौछा, क्योकि 
नौकर उतना विवेक नही रखता । घास-फूंस का सथारा अपने हाथ से विछाया और 
तपाराधन मे प्रवृत्त हुए । तेले के फलस्वरूप देव उपस्थित हुआ और एससे उन्होने 
अपने सहोदर के विषय मे जानकारी ली। आप बडे पद पर और बडे व्यस्त व्यक्ति 
हो सकते हैं । किन्तु हर छोटे-वडे के प्रति अपने कत्तंव्य का निर्वाह करना सीखे तभी 
वास्तविक महानता आपको मिल सकती है, वरना स्वय के बडा मान लेने से कोई 


बडा नही हो जाता है । 


महानता कत्तंव्यनिष्ठा से मिलती है । जो अपनी आचन्‍्तरिक शक्ति को विकसित 
करके अपने जीवन को पूरे तौर पर नियमित बना लेते है, उन्हे अपने कत्त॑व्यो का भी 


पूरा-पूरा ख्याल रहता है तथा ऐसे ही व्यक्ति अपनी कत्तंव्यनिष्ठा के बल पर लोकप्रिय 
वन महान वन जाते है । 


आत्मा के प्रति कत्त व्यनिष्ठा 


यदि कोई अपनी निज की आत्मा के प्रति कत्त॑ंव्यनिष्ठ बन जाता है तो 
उसके लिये कहा जा सकता है कि वह चाहे सासारिक क्षेत्र हो अथवा धामिक क्षेत्र-- 
सबके प्रति अपने यथोचित ककत्तंव्यो का निर्वाह अवश्य करेगा । आत्मा के प्रति कत्तंव्य- 
निष्ठा का अर्थ है--आत्मा के मूल उज्ज्वल स्वरूप को समझना तथा उसे प्राप्त करने 
के लिये अहनिद्न प्रयत्नशील रहना । आत्मा के प्रति ली गई कत्तंव्यनिष्ठा ही 'आत्मक् 
सर्वभूतेप की कर्त॑व्यनिष्ठा से जुडती है । 

आास्त्रकारों ने कहा है--“सुत्तेवा जागरमाणे वा ******** ” अर्थात्‌ सोते 
जागते उठते बठते प्रत्येक क्षण मनुष्य को अपने कत्तंव्यों के प्रति जाग्रत रहना चाहिये 
खुली और भली दृष्टि के साथ जो सदा जागता रहता है, वह निर्मलता एवं उच्चता 
के अन्तिम विन्द्ु तक पहुँचकर ही विश्ान्ति लेता है। इसलिये मैं इतना ही कहना 
चाहता हूँ कि पयू पण पर्व के दिनो में दोप-दर्शन एवं परिमार्जन का अभ्यास करते 
हुए करत्तंव्यनिप्ठ बनने का सकल्प लिया जाएगा तो जीवन जरूर ही मंगलमय वतन 
जायगा | 


लाल भत्नन 
७-६-७२ 


है: 02 


९ 
७ साधु से परिचय, पर कसा ९ 
च्ध्शखश्स्ण्च्य्ल्ख्फ्ण्ल्य्य्ख्छ्ख्ए््स्ण ध्श्य्थपमश्श्फ्ल्थि व्फप्य्पषमयस ठपय््मणणखट्ट्य्ख्स्ण्फ्ड्य्य्र काललड्ख्डत 


“परिचय पातिक घातक साधु शू रे "**” **।” 


प्रभु समवनाथ की प्रार्थना की पक्तियों से नित नया आर्थ ग्रहण किया जा रहा 
है और वह अर्थ कोई साधारण अर्थ नही है---जीवन को श्रेप्ठठम ऊचाइयो तक पहुंचा 
देने वाला गूढ़ अर्य है। फवि ने इस रचना में उम्ततिशील भावों को भर दिया है। 
जब तक इन पक्तियों फे रस का दोहन नही हो जाता है, भगवान सभवनाथ के नाम 
से जो अमृत मिल रहा है, उसका पान करने में कृपणता क्यो की जाय ? यही कारण 
है कि में एक ही प्रार्थना को कई दिनो तक वोलता रहता हूँ । 


सभव है, मई भादयो के मस्तिष्क मे विचार पैदा हो सकता है कि पुन पुन 
भगवान्‌ सभवनाथ एी ही प्रार्थना का उच्चारण क्यो किया जाता है? विपय की हृष्टि 
से उन्ही परमात्मा का नाम अवश्य है, लेकिन अर्व॑ के अनुसन्धान की हृष्टि से आपको 
अनुभूति हो रही होगी कि नित्य प्रति नये-नये अर्था के विन्यास से आत्मिक बल को 
जगाने का प्रयास किया जा रहा है। भिन्न-भिन्न कडियो के भिन्न-भिन्न अर्य भिम्न-भिन्त 
विधि से भिन्न-भिप्त रुप में जब ज्ञान-पथ में आते हैं तो उससे आत्मशक्ति के विकास 
में प्रभाधशानी योग मिलता है। विविध उपायो से जब तक हम आत्मा के विशिष्ट 


स्परप थो गहराई से समझने का यत्न नही करेंगे, तव तक बात्मा के तेजोमय स्वरूप 
पी जनिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकेगा । 


पसे तो ज्ञाप देखें तो हमारे सामने एक ही विपय है--आत्मा अर्वात्‌ कैसे 
पआात्मनायों पो शुद्ध बना कर इस जीवन को निर्मल बनाए और वह निर्मलता विस 
प्रणार अपने उच्चतम विदु नझ परंच छा आत्मा को सदानसदा के विये अपने मूल 
रपगप घाने सिर स्यरूुप में प्रतिष्ठित कर दे २ 
विभिन्न उपाय उद्देश्य एक 


नम्म-दिशान थे मर छद्ा धिदके जा वड़ार हे आज 


4 | 
“9. 


गह, कस * मल शी । सचिन कर ू पए्ात्त ध् बलाययदा व्च्च किका्क 
77620 2७७ ४४ हे 2 कक कह के ० हर, रत शा प्ररास ररय _॥ भावार * हयना 


१६९६९ पावस-प्रचवन 


की प्रार्थना से यही प्रेरणा निकलती है कि यदि इस आत्मा को सभवदेव के तुल्य 
परमात्मा के रूप मे विकसित करनी है तो इसमे अपूर्व शक्ति का सचार करना होगा । 
इसमे उपादान रूप तो आत्मा है ही, किन्तु इसके साथ विथिष्ट निमित्तों के संयोग की 
आवश्यकता होती है। वह विशिष्ट निमित्त यह माना गया है कि आत्मा मयम की 
दक्ति से सम्पन्न वनकर गुणशाली हो । वर्तमान मे जितना आत्मा का विकास ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र्य की दृष्टि से है, उसमे निरन्तर वृद्धि होकर वह उत्कृष्टतम स्थिति 
को ओर गतिशील वन जाय । यही एक उहश्य प्रत्येक भव्य आत्मा के सामने है और 
रहना चाहिये । 

हु इस उद्देश्य की पूर्ति मे मुख्य अवलम्बन, निमित्त अथवा सहयोग जिनसे मिल 
सकता है, वे साधु पुरुष ही हो सकते है जिनकी ज्ञान-दर्शन-चा रिश्य सम्पन्नता सामान्य 
रूप से अधिक अभिवृद्ध रहती है ।. सिर्फ ज्ञान की ही अधिकता से आत्मा का विकास 
आगे नही वढ सकता है। ज्ञान की ही दृष्टि से तो देवो का ज्ञान मानव की अपेक्षा 
कई गुना अधिक होता है। देव जन्म से ही अवधि ज्ञान लेकर चलते हैं । देवो का 
मर्यादित ज्ञान भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थिति मे आत्म-प्रवेश के साथ अवलोकन 
करता है । उनकी तुलना मे साधारण मनुष्य का वैसा ज्ञान नही होता है । देव से भी 
ज्ञान के निमित्त तो प्रेरणा ली ही जा सकती है। किन्तु असम्भव को सम्भव करने का 
और आत्मा के चरम विकास का जहाँ प्रश्न है, वहाँ ज्ञान के साथ कमंठ चारित्र्य का 
सम्बन्ध जुडे बिता इस प्रइन का कोई हल नही है । 


रत्न-न्नय की आराधना 


देव ज्ञान की हृष्टि से मनुष्य से विशिष्ट अवश्य होते हैं लेकिन शुद्ध चारित्र्य 
की दृष्टि से उस ज्ञान के अनुरूप स्वयं के आचरण का प्रसंग उनके साथ नही है। 
मोक्ष की साधना के लिये रत्न त्रय की आराधना परम आवश्यक है और यह रत्नत्रय 
है--शान, दर्शन और चारित्र्य । इन तीनो रत्नो को जहाँ एक साथ रखा जा सकता 
है, वह एक ही मानव जीवन है और इसी कारण इस जीवन को दुलंभ और उत्तम 
बताया गया है । 

अतएव चारिश्य की दृष्टि से जो आत्माएँ अपने विकास की चरम सीमा रूप 
शुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ मोक्ष, को प्राप्त करने की इच्छुक होती है, उन्हे अपने समकक्ष से 
अधिक रत्त त्र4य की विशिष्ट आराधक आत्माओ का सम्वल मिलना चाहिये । ये 
विशिष्ट आराधक उन्नतिकामी आत्माओ के लिये सफल मार्गदर्शक का कार्य करेंगे ताकि 
उन्नति के मार्ग पर आगे बढते हुए भटकाव की स्थिति नही बने । 


सन्‍तो की सगति अनिवायं 


इस भावना को ध्यान मे रखकर अनिवार्य माना जाना चाहिये कि यह विशिष्ट 
सम्वल सन्‍्तो की संगति से ही उपलब्ध हो सकता है। सन्‍तो के सम्पर्क से ही 


साधु ने परिचय, पर कसा ? २६७ 


युस्त्रि-पावन की दिशा में अग्रगामिता हो सवेगी। प्राथना की पक्तियों में यही 
ने र्ण्ति (“5 


परिचय पातिक घातक सावशु रे 
अकुय्ल अपचय चेत । 

प्र थे अध्यातम श्रवण मनन करि रे 
परिधीलन नय टैेत ॥ 

सभव ते घुर सेवो सवे रे। 


पह्ठा गया है कि साधु के साथ परिचय होने से घोरतम पापों का भी नाथ 
हो सकता हैं। सस्त पुर्यों का सामोप्य ही घातक पातिक' को क्षय करने वाला है। 
थागे कहा है दि सन्‍्तजनों के सस्य में जाने से अकुघल बपचय का भी नाथ होता 
ह । एसी कारण भारतीय सस्कृति में तो प्रारम्भ से विवेकशील पुरपोने सन्‍्तो के 
महत्त्व को सर्दव ऊंचा बताया है । वास्तविक सन्त-जीवन ऐसा ही जाज्वल्यमान 
होता है जिनका परिचय ही कुठृत्तियों एवं कुद त्यो को घिथिल वबनाफर उनको समूचे 
तौर पर नष्ट पर देने मे सफल होता है । 


परन्तु यह समतसने को वान है कि साधु से परिचय फ़िस रप में हो ? सन्त के 
समीप जाकर यहू पूछना कि उनवाग नाम क्‍या है, जन्म कहाँ और वब हुआ, दीक्षा 
फव ली पादि ही बषा परिचय करने फा तरीका होगा ? समझने की यही वात है कि 
एस तरए था परिनय मात्र टो सच्चा परिचय नहीं होगा। यह तो एवं वाहरी जान- 
पहिचान ई जो सांसारिक कार्यों के फाम की हो सतती है, कित्रु आत्मिक हृष्टिसे 
उसका गई सास महत्व मही । आत्मिक परिचय तभी होता है जब बात्मा आत्मा से 
स्वय भिले जोर एक-पूसरे से प्रभावित हो । 


साधु-जन से परिचय करें 


एप परिदय था भाभिय छालय यरी होगा वि विवासवासी स्लात्मा सन्‍्त- 

पात्मा यो निमल भात्मा से ज्ञागरित सथोग जोड़े । सपोग से भी धीरें-घीरे बह थागे 
रदव र॒ गयशप थी एए््पा 5हण बारे ता उस परष्य थी सच्यी मफ़्हता सानी 
जाय $ ऊो इसे आवोर सारोरव पति पे शाप साधु जावन पा परिचय थे श्ाता है 
दर परिणय दार्न शमे, हो सही-+उरागे मस्विष्ण में मा वत्ति छे प्रति ज्लागपण जी 
गम देखा है । पद ऐसे जारएण शा प्रादर्नाव उस जशात्मा में हो राय तनी समपतना 
हिए कि यह सापु पे परियय में काया है | परिचय थे दाद सम्दनद कौर साधारण 

ग्यप से घना सगएजप ने दते तो बसा परिझय न्ापंग बसे माना जा गण | * 


दान्दद भ माप जाूरन था एपा पर द य॑ नआत्ना म रह ज्रए एज प्रादरः 


पप दाद शरता है 


| चक कर ज 
पतय से उतरा प्रदाय हाव का हा था दाद जरा दता 7 | ऊाए 


१६८ पावस- प्रवचन 


अन्तगढ सूत्र के गज सुकमाल का प्रसंग सुत रहे है। राजकुमार गजसुकमाल ने भी 
तो साधु-परिचय ही किया था और वह परिचय इतना सार्थक निकला कि वे जिन 
महान साधु पुरुष के परिचय मे आये, उनसे भी पहले अपनी आत्मा का कल्याण 
करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गये । सच्चे साधु-परिचय का ऐसा ही उत्कृष्ट फल 
हुआ करता है। 


गज सुकमाल जी का साध-परिचय 

गज सुकमाल राजकुमार अभी कोमल किशोर वय मे ही पहुँचे थे कि उस भव्य 
आत्मा ने जब एक बार अपने बडे भाई त्रिखडाधिपति श्रीकृष्ण वासुदेव को चतुरंगिणी 
सेना के साथ प्रस्थान करते हुए देखा तो पूछ लिया कि वे कहाँ पघार रहे हैं ओर 
ज्येष्ठ भ्राता ने भगवान्‌ अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ जाने की बात कही तो गजसुकमाल 
भी दर्शनार्थ चलने के लिए तुरन्त तैयार हो गये । यह उनके सन्त जीवन से परिचय 
पाने की आकाक्षा का द्योतक था । 

श्रीकृष्ण को यह ज्ञात था कि जब उन्होने तेला करके देव का आह्वान किया 
था और उससे अपने लघु-श्राता के भावी जीवन की जानकारी ली थी तो उसने बताया 
था कि वह छोटी उम्र मे ही साधु-जीवन का परिचय पाकर स्वयं भी साधु बन 
जायगा । फिर भी श्रीकृष्ण को सन्त जीवन पर पूर्ण आस्था थी और वे समझते थे 
कि उसका परिचय होने से जब घातक पाप पुज भी नष्ट हो जाता है तो माता 
देविका को अवश्य ही महसूस होगा, वरना छोटा भ्राता इस रूप मे भी अपनी आत्मा 
का उद्धार कर लेता है तो वह हएष॑ का ही विषय बनेगा। 


उन्होने उसे पवित्र प्रसगण मानकर ही लघु भ्राता को अति स्नेहपूर्वक साथ चलने 
की अनुमति दे दी । आत्माभिमुखी व्यक्ति को तो साधु परिचय सदैव मगलमय रूप 
मे ही दिखाई देगा, क्योकि उसको इस सत्य का ज्ञान होता है कि आत्मा के विकास 
का मार्ग इसी महाद्वार मे से होकर आगे बढता है। आज के युग में भी आप सन्‍्तो 
के परिचय को महत्व तो देते हैं किन्तु यह आपके सोचने का प्रश्न है कि वह महत्व 
कितने गहरे और स्थायी रूप से देते है ? आपके परिवार का कोई कोमल पौधा अगर 
सत जीवन का खाद लेकर विद्याल वृक्ष के रूप मे बदलने की आपके सामने अभिलाषा 
प्रकट करता है तो सोचें कि आप उसकी अभिलाषा को प्रोत्साहित करते है अथवा 
उसे दवा देना चाहते हैं | सन्‍त परिचय की कसौटी सन्त जीवन के प्रति स्नेह की 
मात्रा से ही तो आकी जायगी, वरना वह परिचय दिखाऊ ही कहलायगा । 


प्रथम सनन्‍्तदशन से ही यात्रारंभ 


श्रीकृष्ण ने छोटे भाई को इसी विचार से साथ मे लिया कि यदि किशोर 
भस्तिप्क में ही सदसस्कारो का निर्माण किया जाता है तो उनका भविष्य सृगठित 


पु 


॥९ 


साधु से परिचय, पर कसा ? १६६ 


और श्रेष्ठ बने--इसमे कोई सन्देह नही रहेगा। श्रेप्ठ सस्कारों को जन्म देने के 
लिए महासाघु प्रभु के दर्शन से बढ़कर और वया सगक्‍त साधन हो सज़ा है ? 


राजकीय वैभव के साथ श्री क्रृष्ण की झोमा-यात्रा प्रभु के समवशरण की 
ओर अग्रमर हो रही थी, उस समय मार्ग में श्रीकृष्ण की हष्टि एक ऐसी तरणि पर 
पश्ी जो उन्हे अपने तरुण अआाता के जिए सर्वया उपयुक्त जान पी । उस तझुणि को 
उन्‍्हाने पाक्षणिक हृष्टि से देखा तो महसूस हुजा कि इसके सहवास में भाई का जीवन 
बटा हो व्यवस्थित रह सकेगा । उन्होने मार्ग मे ही उस तरुण के पिता सोमिल 
प्राह्मण से उसकी पुश्नरी वी अपने छोटे भाई के लिए याचना कर ली । चारिप्रिक गुणो 
पा महत्व देने ये कारण उन्होंने यह नहीं सोचा कि याचना का काम तो लठको के 
पिता को करना चाहिए । 

तटठये-लटवियों के सम्बन्ध के सिलसिले भें जाज के लोगो झी मनोवृत्ति देखें 
ता सेदजनक स्पिति बनती है। गुणों फे गज से नापने झा रपाल बहुत कम माता- 
पिता को रहता होगा । अधिकाशत तो सम्बन्ध के मामतों को पंसे के गज से ही 
नापते है । धन थो सिर पर घिठाने वाले के लिए कया यह कहा जा सता है झि 
उस तनिक सा भी साधु-परिचय है ? धन-लिप्सा का बहुत बडा बवाल जाज समाज 
में घन रहा है और पंसे के परिचय वाली आत्माएँ व्यवत ने सही, अब्यवत रप से ही 
साधु परिचय को दुरुराती हो तो है । 

पट सम्दन्ध अपने छोटे भाई के लिए पवा काये ख्रीरृष्ण थाये बढ़े। 
परोफण्ण मे विधिपूर्वक एस स्थान में प्रदेश किया, जहाँ भगवान्‌ विराज रहे थ तथा 
गजसामान ने भी क्षपने उरेष्ठ चाता था जनुउरण विया । समवशरणप में अनेगानेछ 
प्यवित्त भगयान्‌ फे दर्जन पर रहे थे, उनकी याणी रा प्रदण कर सहे थे, दिन्‍त गन- 
सुबमालजी का दर्घन जौर ्रदण पुछ जनूठा ही घा। प्रन्‍भ दर्शन एवं श्रयण के 
साथ शी -से एन जअपये आत्म दिजास मी महायाप्रा शा प्लास्म्भ का दिया । 

रग में रंगना इसे एहते हैं 

एदरर्मी शात्माशे णा ऐपा सनाव मोगा है लिये तुन्‍व पर णेरगसे रंग 

जागी ह । स्यारपान दे प्रदाट में से एवं पारा सीधी गज्मकमार णे एव रच्ण में 


क जन्ग्यडः 38 १: +पाकु७-+०# "कक. [प; हर म्ज् पा द कक का क्र 
प्रदण आर गई जिसदा झाएनिश एदिया ने इन जाटयों में टर्ण्न हिया #-- 
'इट पुष्प णरा 

शक हु 


् च्क ॥ हक कण्न न -् दे 
फृम्माकण्पपन्‍नयू- ष्‌ डी कै | घृ पी फ्ल्यूह, नल ६४ की+क पलक कृषक पृ अं परएर हु >ज्न्‍-+क- का 
कि ॥ वह ॑गज आफिस आवक आए अदा काट टच ्चाउचक 
कक 
4 


कक खिल ज्क 

ट् | ५5 कक कि] आए कि जज ऑन  र न ऑलओ---+क- कम कक ] 2 क् दि के द्र 
शक ७६७ * 5, कु पा अं पी ए 827 &25 ४ ४४ 3 अर ह। >> प  नइकफएर 

रस क। २072: कक 322 “नर ह कक हु. थन्‍मपुत+-१०गढ-मानपक्ए- कक... द् पक बडी ० 
जि है| घक सच प्त्न्द [. +$ +- |. ॥। + ] हि ९ श्ट्ः ६ ना रख के काका > किक ऑीफिकआन्नक पा स्लनणक- 
शेप हज परत अफत हु > ब मु 5 

का थक पाकर 4 अ.. ए-आ"अ्या्फ जु अक कया नकक>-३०७-फमक, +क कब -नक- बक+ ह धन 
कं ब बन 35 अ॥) रु दम ध्यु 3 ३५ हू । अं चर +> ब्गु गप है| ्जक जाइनल १ ७ अं कान हक क्चाः 

छ 


२१७० पावस-श्रवचन 


स्वरूप को समझा और मैं आत्मा की स्थिति को भी पहिचान पाया । इस आत्मा के 
सांथ किन-किन प्ृत्तियो का खेल हो रहा है और उनके पीछे आत्मा किस प्रकार विश्वमित 
बनी हुई है--आत्मा के इस पतन को मैं स्पष्ट देख रहा हूँ । इसलिए मैंने निग्चच कर 
लिया है कि इस मनुष्य जीवन को इन वृत्तियों के पीछे नप्ट नहीं करूँ, वल्कि आपके 
चरण परिचय मे आकर इन घातक वृत्तियो को ही मिटा दू । अत आप मुझे अपनी 
चरण दरण मे लेकर दीक्षित वना लीजिए ! 

ससार के समृद्ध ऐश्वर्य के वीच बैठे हुए एक राजकुमार को पहली वार साधु 
जीवन का दर्शन हुआ और पहली ही वार महान्‌ त्याग के लिए वे तत्पर हो गये। 
ऐसी शौय्यमय तत्परता को ही रग में रंगना कहते है। उन राजकुमार ने संसार को 
स्वप्त की तरह त्याग देने का सहज ही में सकल्प बना लिया | मनुष्य के विचारों मे 
परिवर्तत आता है किन्तु साधु जीवन के ससगं से वह परिवतंनव कितना त्वरित वन 
जाता है--इसके प्रत्यक्ष उदाहरण गजसुकमाल हैं । 

अरिष्टनेमि भगवान्‌ तो वीतराग थे---भावी का सब कुछ उनके ज्ञान मे था । 
उन्होने यही कहा--- 

"जहा सुहं देवाणुप्पिया, मा पडिवध करेह"' 

अर्थात--हे देवानुप्रिय | जैसा सुख उपजे, वह करो, किन्तु जो कुछ करना है, 
उसमे विलम्ब मत करो । राजकुमार यह सुनकर वडो को दीक्षा हेतु आज्ञा प्राप्त 
करने तुरन्त राजभवन पहुंच गये । विनीत भाव से माता के चरणो मे नमस्कार करके 
बोले--है माता ! आज मैंने साधु-जीवन से परिचय किया, अरिष्टनेमि भगवान्‌ के 
दर्शन किए | माँ ने प्रसन्न होते हुए उत्तर दिया--लाल तुम्हारे नेत्र पवित्र हो गये । 
गजसुकमाल ने फिर कहा--ओ जननि ! मैंने उनकी वाणी भी श्रवण की। देविका 
रानी ने हषविग मे फिर उत्तर दिया--बेटा | तुम्हारे कान भी पवित्र हो गये और 
पवित्रता ने तुम्हारे हृदय में भी प्रवेश किया । गजसुकमाल ने सोचा कि अब तो माता 
को स्पष्ट हो कहना पडेगा, वे बोले--मातेश्वरी | तभी तो हृदय ने निश्चय कर लिया 
है कि मैं भगवान्‌ के चरणो मे दीक्षा ग्रहण कर लू । 

यह सुनकर देविका रानी एकदम स्तवब्ध रह गई। उसने सोचा कि सात-सात 
पुत्रो का लालन-पालन मैं नही कर सकी, अब यह आठवर्ा पुत्र है जिसे ही मैं गोदी मे 
खिला सकी हूँ, वह भी यो छोडकर जाना चाहता है। प्रभु ने विलम्ब न करने का 
निर्देश जो दे दिया है, अत. अब यह रुकेगा नही, सन्‍्त समागम के रंग में वह प्रूरी 
तरह भीज गया है और दीक्षा लेकर ही मानेगा । 


नश्वर के साथ कंसा मोह ? 
मानव जीवन मे सुन्दर शरीर, तरुण आयु और महान्‌ ऐश्वय्यं॑ का संयोग 
एक साथ मिले और उसमे गजसुकमाल की तरह कोई उन्र सबको त्यागने के लिए 


००) 


साधु में परिचय, पर फंसा ? १७१ 


हतना भीघ्र तत्पर हो जाय--यह साधारण वात नही है । पह जानते हुए भी कि 
ससार के थे सब भोग नष्वर है, फिर भी उनके मोहन्वन्धन से छुटकारा पा लेना जति 
फठिन होता है। नदइबर का मोह ही तो जात्मा को कम-बन्धनों से बंधि हार रुजता 
# तथा उसे अपने गन्तव्य की ओर मुटने नी नहीं देता है। मां के समझाने पर नी 
गझसुकब्मात ने यही परहा--माँ ! नध्बर के साथ फंसा मोह ? यदि यह अमूल्य समय 
यो ही गेंवा दिया तो गया हथा समय वापिस कभी नहीं आयगा । वासुदेव महाराज 
भी वही था गय्ये, उन्होंने भी जब राजबुमार की हृ जन्तरग भावना देसी तो चकित 
रह गये, फिर भी एक पासा फैका--फहा कि यदि तुम छोला नही लो तो तीन सड्ड 
मांग राज्य तुम्हे सौप दिया जायगा। 


जिसो आत्मा फे अमर राज्य फो समप्त लिया हो और उसे पाने का सान्‍्प 
फर विया ऐ--उनसके लिए तीन सूट छोट, छ खड फा राज्य भी तुच्छ हो जाता 
४ | गजगुक़माल किसी भी कोमत पर नसार में दहरने को तंयार नहीं हुए । आज का 
इन्सान तो यह सोचता है कि जितना वह मसम्पत्तिधाली है, उतना ही स्वतन्ध्र जौर 
सनन्‍त-जीवन की कठिन मर्यादाएं तो वनन्‍्धन रूप है। क्या यह परिचय सन्त जीवन का 
सच्चा परिचय है ? यह बाहर हो बाहर सरोबर नो पाल पर चलने वाले या कथन 
ए । सरावर में जिसने हझवकती लगाई नहीं, शीतलता के जाननद को जिसने अनुभव 
विया नही--उप्कें पाल पर खड़े रहमार सरोवर वी मीमासा करने को छितना 
भामाणिव माया जा सकता एै ? 


मरी स्थिति ता यह है कि यह सम्पत्ति और ससार वी माया वनन्‍्यन है नया 
इनसे स्वत पथ होने वा मार्ग ही साधु-परिचय है । योचिये दि आप घर से फार सेकर 
प्लस ६ तब जापके मन में गया होता है कि थाप वार के स्वामी है। जरिन छान 
सी बाय मेह है कि आप पार के स्थामी नहीं, झतरासम है। वार सराय हो जाय तो 
जाप रा गये । दाए योई घुरा ते जाय तो जाप घवरा गधे । लद वार ये जझनुसार 
जलापवा रनाव घलता है--ऐसी शादत में क्षाप यार थे दजाम हो तो #ए । ये दातें 
अब जापवो जटपटों ऊुगती है, शितु एस दिन जापडा साधु जोयन से सच्चा परिचय 
#। शा्वा--&प सासारिएट परदारे छे दास ने "हर जअपनी शात्मा वे स्थामी का 





आए ही वि पते कर शर की का | 


एए जआपनिक प्र रक प्रसग 


गया मि जआायाद | घोरार जो महारशोए मााू शरण नमागम मे प्रत्ना 

“पाए दो] एश झापनिश फेरज प्रसंग सुनाया गग्से थे । था प्राए दोजानेर गा पा । 
बा हुआ श यहा थाएश दोशयाए हसे का ८, सो कार नाई हजशामत शर्ते के ईफिल 

धर ५ शारों हशोमा शरईे दें गये । शव शमय एज पादयर्दा नाई पक प्धगया) 
बे हक ० पाक की तत लक 76 शक इक, दम चरलक  उह 7 हनमना हो राधा | नाई रो 57 


१७२ पावस-प्रववन 


देखकर वहाँ खडे हुए एक सेठ के लडके को जैसे यकायक प्रबोध हुआ और बह उसके 
सामने बंठ गया कि वह उसकी हजामत बना दे। सब देखते रह गए और उसने भी 
चारो अन्य दीक्षाथियों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। जिस भव्य आत्मा के अन्तःकरण 
मे एक बार साधु जीवन का परिचय बैठ 'जाता है, वह फिर स्वय साधु जीवन को 
ग्रहण किए बिना नही रहता । महत्व सन्त जीवन के सम्पर्क का होता है । 


साधु-परिचय से स्वरूप परिचय 


गजसुकमाल जी की हढता देखकर उन्हे दीक्षा की आज्ञा देनी ही पडी॥। 
भगवान्‌ के चरणो मे दीक्षित होने के तुरन्त बाद ही गजसुकमाल मुनि ने भगवान्‌ से 
निवेदत किया--भगवन्‌ । ऐसा मार्ग बताइए कि मैं शीघ्र ही इस साधु परिचय से सर्वे 
पातको का घात करके आत्म स्वरूप का सम्पूर्ण परिचय प्राप्त कर लू । प्रभु तो सबब- 
ज्ञानी और सर्वंदर्शी थे । वे जानते थे कि गजसुकमाल चरम आवतं मे है, अत उन्होने 
नव दीक्षित होते हुए भी उन्हें बारहवी पडिमा का सा बताया जो हर किसी को नही 
बताया जाता । आमतौर पर जिसकी दीक्षा कम से कम २० वर्ष की हो एवं 
जिसकी वय कम से कम २६ वर्ष की हो तो वैसे मुनि को ही भिक्‍्खुपडिमा की 
साधना की आज्ञा दी जाती है। आज के वातावरण मे तो इस पडिमा की आज्ञा 
ही नही है । 


भगवान्‌ से भिक्‍खु पडिमा की आज्ञा प्राप्त करके गजसुकमाल' मुनि श्मशात 
मे जाकर ध्यानमग्न हो गये । उघर से सोमिल ब्राह्मण ने आते हुए देखा कि उसका होने 
वाला जामाता तो मुनिवेश में ध्यानस्थ बंठा है। यह देखकर वह भयकर रूप से 
क्रद्ध हो गया और तुरन्त प्रतिशोध लेने लेने पर उतारू हो गया। उसने गीली मिट्टी 
लेकर गजसुकमाल मुनि के सिर पर पाल बाँघी तथा पास की छचिता में से घधकते 
हुए अंगारे लेकर उनके सिर पर भर दिये । 


यह कल्पना से भी बाहर होगा कि उस तरुण वय मे उसी दिन तो गजसुक- 
मालजी ने सन्त दर्शन किये---वाणी सुनी, उसी दिन दीक्षित हो गये और उसी दिन 
भिक्‍्खु पडिमा मे इस विकट परिपह का सामना करना पडा एवं उस भयंकर वेदना 
के समय मरण-पर्यन्त उन्होने जिस धैर्य, शान्ति एवं सहनशीलता का परिचय 
दिया--वह अद्वितीय था । ऐसा उत्कृष्ट दुष्टान्त कम मिलता है कि उसी दिन वे 
मुक्तिगामी भी वन गये । एक ही दिन की अवधि में वे साधु परिचय से स्वरूप परि- 
चय और स्वरूप परिचय से स्वरूप प्राप्ति की मजिल तक पहुँचकर आत्मा से परमात्मा 
बन गये । परिणामों की विशुद्ध उत्कृष्ठता के समक्ष समय कुछ नहीं होता--पतलर 
भर मे इस छोर से उन्नति के उस छोर तक आत्मा की सफल गति सम्पन्न हो 
जाती है । 


आधु से परिचय, पर कसा ? १७३ 


पातक-घातक अवन्था फी प्राप्ति 


उन धथवने अगारो वी जसहाय बेग्ना क्लो जिय घान्ति से गजसुकमाल मुनि 
सहन किया--यह उन पूर्णतया सम्तमंत्र जीवन में परिवर्तन था । सन्‍्त जीवन का 
परिचय सुरन्त ही प्रगाढ़ बनकर सन्‍्तमय हो गया। सन्‍्तमय इसलिए कि पल्मतम 
समय में उनके सन्त जीवन मे घोर पापों झा सम्पृूर्णण क्षय कर दिया। वे विचार 
करने लगे दि मेरा जीवन तो अपूर्व घास्तिमय ही बना रहना चाहिये, क्योकि जो 
जन रहा है यह तो घरीर है और उसे तो एक दिन वैसे भी नप्ट होना है, विन्‍्तु मैं 
सो बास्मा । जो सेव जजरामर घ्विनि मे रहने वाली है । 
घिशिप्ट आत्मिग साथना के बल पर उप. समर उनकी जात्मा ने चरम 
विवास साथ जिया । फेयल-ज्ञान एवं फेवल-दर्शा की उपजब्धि के साथ ही पातक 
परातक अवस्था प्राप्त करओे उन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली । सन्त परिचय फंसा 
ऐो और बह विस प्रकार से जनिवृद वन जाय--एसका प्रेरणादायक उदाहरण मुनि 
गजगुरमान या मोक्ष प्रग्ग है । 


आप मी फरेंगे सन्‍त परिचय ? 


पपू पण पर्व घला रहा है। काप समवनाप प्रनु वी प्रांना वा उच्चारण 
फर रहे है जौर गजपुयमाल मुनि वा दिव्य घरित्र भी सन सटे हैं तो पया आप भी 
प्रो सम्त-परिद्यय ? जाप एतना शुनार समझ गये होंगे कि सन्‍्त जीवन का 
परिचय पातवों थी पाल बरने याला होगा #ै। इस पत्य के आदर्श उदाहरण के 
रूप भें मनि गजसकमानज थी मुक्ति के प्रढग ने भी आपती भावना वो उभारा 
ऐगा । ।फर छ सम्पूष परिचय नहीं हो सही, पर ब॒ुछछुछ परिचय करने वा तो 
जाप लोगी पा मिशरुम छलथष्य बना होगा। शिलना उन संवे--ऊपनी-क्षपनी 
सयाए ने यह भी छेपरबार है, विरततु छा ने पृछ विशमचय तो छाप बओं--मह 
पत्ृदण पेय व नी तराजा  । 
पृ एण प्र था छापा भाग तो ध्वतोत हो गया और फिर भी आपकी 
जिफत एप्टिपेन ही जाए ता यहीं भाउना पटेया कि झापणा मसल परिचय गेदार 
इपर-ऊपर में कै (रन शाथ में उस गी घारा प्रशाहिल नहीं हो हणी है । 
शार पट रद भुए सावा समत्गनप जेपन मो शूट भी भी जगी हो हा जप भो 
शेए ऊाथ भाग] में आएगे एएज्शट प्रयास सामोें श्ञा जो घाहिये मया 


से बत्गरो सा 
हिए शाह एतविनीय हार्य दनना घारहिए । 


जि जा 
सन्त परिचय शुर तो पर दें 
0 इच् जी मा शशाओ ही काइ्लआ एकता जाए, पेफ हे आ कक 753 छा गज पल 


व्डकमड. | कु हा आरा आदी जा आम * पक कर कल क्ज््णा हा ८8 कु॥“० 8 कक सर 
सभी । चल शो कद रा) |ज|ज 4“ से एल आना €€ इन दफा हर 


२१७४ पावस-श्रवचक 


साज दे दिया । संवत्सरी आ रही है--क्या उस दिन तो आप भी अपने कलुष को--- 
अभिमान और दंभ को त्यागकर सर्व मंत्री का रूप प्रदर्शित कर सकेंगे ” यदि इस 
तरह राग-ह्व ष को घटाया, तब भी यह मान लिया जायगा कि आपने कम से कम 
साधु जीवन से परिचय प्रारम्भ तो कर दिया है। पूर्ण रूप से नही तो देश-विरति से. 
ही सतत जीवन के संसर्ग से उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालिये । 


असी तो यह मंगलाचरण के रूप मे ही है--सरोवर की पाल पर ऊपर- 
ऊपर ही घुमने जैसा है । सरोवर में डुबकी लगाने का साहस करेगे तभी साधु जीवन 
से सच्चा परिचय हो सकेगा और तभी समस्त पातको की घात भी हो सकेगी । 


लाल भवन 
८-६-७२ 


धान 


एट 


८) सहयोगी से भोगी जीवन क्यो ? 


> १ ाप77 0 पद रा5 पद फ्-इ7<४शाउ एड: ज्जक््टक्फ्राओ रू इ८) पट2:7:5 ९० उ7़ 


(५प्रग्य जप्पातम ध्रवण मनन एरि रे , 


भगयान सनवनाथ मो प्राथना हे साध्यम से हम संबन सर्वदर्गों वीतराय देव 
के एपदेगा थे विछर्ष से सो है गिनभे मानव हो समत्र एयाण निदिनत हैं । जिन 
उपरेशा में भानव ही नही, समृसे प्राणी समा हारा शास्तियाल काने गा अपाध 
उपाय पा हुआ ह ऐसे उपरेशों पा सभी जिवेशर्शी! एवं विशानवामी व्यक्तियों या 
पायन गछ रप है कि ये जीउन के एकानल कणों मे उिल्तेत बार ता भूतक्ाजान 
शदरया थी वालाचना फरते एए वियाधीए बवपाक री सचायता मे प्रगतिशील नतिष्य 
था निशण गा । 


हिसी नी काप की पृष्ठभूमि में झारण जा जनुसधान जरेश्य रहता है । दिस 
वारण में शाउता हो उसी कारण से बनने छाठे बाय से भी परवियता या दातावरण 
देना रया । णीवन एवं कमन्शेत्र श्ोता है, जहाँ मायोव थी भावना से स्वन्पर पी 
पाहमाजी णो प्रिय यमाने बारे शार्य छशिये जाने चाहिय । ऐश हृष्टि मे णीदन 
धपरियतेतशीण होता है ता दूपरी हृ्टि ते पीयायनशीर भी हीठा है । हच्चाए॑ सृष् 
में "पर तर्द वे यए पनाए वो गई ए-- 


"उत्पास्य्यय प्रोप्प्युक्त मत्‌। 


णे सतू दर्द ॥>+ए्पति और विदाश थी हप्टि मे पच्चिवनतरलोंक है तो 


आप / 
हु) [द ः तप वि जश्ख शा हैक आई] / जप तर | जरा गाय क्राएरभ हे म्न्द् | ५ ० ० 


+्क्ष का क्च्नणुक ख का: 'पकममयूताय+-+कम पर झा ६ --“सफक-बटत डा जाल -क०-शक, +"हन| 

पक ऑल गिल गज जिद पग: अं कक के अजिगो ला गे 
जा ४ कक कु स्र्‌ जा आक ख्च्क्क कक हि रू है हा कल «कम 

शनि क है चर इक शत जि की टकज आड होती है हा 


| द्रारफागा + 4 ००९-+च्ग्यूछ न -++७+++ ् 
2 मी ब३४ 76 08: ८ ६ जद 55 ३३०८ औ 27 का 52 आ 5 हो ऋम्दीतड। 


हा चना 
श्ख्ा थक 
एप जाओ कि ज्य्क हा ने 4च्ण्का भी ३ थक ही "का के एजन्क किक चसनदावी-० आकर की -ग्कन्का- शव श। ८ का ह कक ३ मई बआाड पक की का न्राचक्फर ब्याका 
६४९ (१४६५ ६ ३ का जाएरए 5 ४१ £“पररदलश्तपिालार हे र 
क्का 
तु । 5 ॥। रैंप पत >> ककत्‌ +क कर ट्य्र कु्मन+-मक- बा अआकू.. बकूँटा शुकनक *अ। बुडत 5 च्ा ग प जद ज्म्य्क | कर +-+ नरक लक १ । आदत कन्या 9 00, 
ँ दर 55. 7 आ- का ला ओह ३: बज नहा जा 


१७६ पावस-प्रवचन 


दिखाई दे सकता है । किन्तु मेल मे रहे या साफ होने पर दिखाई दे--उसका स्वर्णत्व 
प्रव रूप से एक-सा बना रहता है। मेल जमने या उसे धो लेने की दृष्टि से स्वर्णा- 
भूषण के स्वरूप मे परिवरंव भी अवश्य परिलक्षित होता है। 


शाश्वतता ओर परिचतंनशीलता 


शाइवतता और परिवर्तनशीलता के इस क्रम में वस्तु-स्वरूप के विपय से 
शास्त्रीय भाषा मे दो रूपक बताये गये है, जिन्हे द्रव्य और पर्याय के नाम से पुकारा 
जाता है । पर्यायो के परिवर्तित होते रहने पर भी उनमे शाइवत द्रव्य का निवास 
रहता है--यही सत्‌ तत्त्व का लक्षण है। जिस द्रव्य के अस्तित्व के साथ जीवन का 
'परिवतंन होगा और जो उत्थान की दिशा मे होगा, वह द्रव्य की पवित्र दशा के साथ 
ही घटित होता हुआ दिखाई देगा । शास्त्रीय विवेचनों के अनुसार जीवन भी एक 
सत्‌ तत्त्व माना गया है जिसमे उत्पत्ति और विनाश के साथ द्रव्य का अठल भस्तित्त्व 
भी रहा हुआ है। 

जहाँ जीवन के प्रसंग मे कार्य-सम्पन्तता का अवसर आता है, वहाँ उसके 
कारण को अवध्य हृढना है। बिना कारण के कार्य की सम्पूर्ति नहीं होती । यदि 
कारण अशुद्ध है--साघन पवितन्न नही है तो कार्य भी अशुद्ध और अपवित्र ही बनेगा । 
कार्य की सफलता और उज्ज्वलता के लिये कारण का शुद्ध और पवित्र होता 
अनिवायं है । 

साधन-शुद्धि का प्रहल 


आज जब विद्व, राष्ट्र और समाज को परिस्थितियो पर हृष्टिपात करते हैं 
तो साधन-शुद्धि के विचार की शिथिलता मे वर्तमान का शोचनीय रूपक बन रहा है। 
क्योकि वहाँ भूतकालीन गौरव के प्रति अनुराग घट रहा है तो सुन्दर भविष्य के 
निर्माण के भ्रति भी पर्याप्त उत्साह नही है । यह एक विडम्बनापूर्ण स्थिति है । हमारे 
भारत देश मे यह स्थिति ओर भी अधिक खेदजनक है । वत॑मान जीवन मे भविष्य 
का साध्य घूमिल है तो साधन-शुद्धि की सतकेता भी सोई हुई है । 


गांधी जी ने इस युग मे भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य मे साधन- 
शुद्धि पर बहुत वल दिया किन्तु परिवर्तत कितना जल्दी और किस उल्टी दिशा को 
बढ रहा है--उसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि गाँधी जी के निधन को इतना कम समय 
हुआ है, फिर भी उनका साधन-शुद्धि का विचार सत्ता और राजनीति के किसी भी 
क्षेत्र मं आज जीवित नही दिखाई दे रहा है। इसका कुफल भी सामने है कि कार्यों 
की स्फूरति भी विपरीत दिशाओं मे जाती रहती है । 


साधन-शुद्धि एक महत्त्वपूर्ण विचार है। जो लोग इस विचार की उपेक्षा करके 
सुसाध्य को प्राप्त कर लेना चाहते है, उनके लिये कहा जाना चाहिये कि वे भ्रमपूर्ण 


व्यक्ति, समाज और समन्वय 


ल्द््ाटाउत: पद एदण छाटयराएफासफथकफ्िेाइफ फार्म एप्स फरार शम्प्राश पट 


बा 3. ब्क 


“अन्तिनग्दन जिन दरशन तरमिपे ; 


या! भगवान श्वरी जभिनन्दन की प्रायंना है । भगवददर्धन थी अभिनापा रसने 
पाला एक जशिगास इस रुप में अपनी आन्तरिक भावना का स्यक्त कर रहा है । प्रसु 
हे दया पी शियासा जिसके अन्तर में प्रवते रप से जाइत हो जातो है, यह उस 
मार्ग पर जपने आप मो चीप्रातिधीध गतिधील भी बना लेता है । यह परमात्मा पो 
शातते भौर उस स्थूग॒प फो पाने का जो मार्ग है, उसके बारे में प्रिभिम्त मत, पिनिप्न 
धारणाएँ और पिभिषप्न विधार जानने दो मिलते टै। जितास एन से मन-मान्यताजों 
प्‌ तानला है, विग] एसके सरपध में जब ता वह अपनी स्वय यथा वसोटी नहीं बना 


4 


हिता है झंब ता जपया निणय नहीं बनाता है । 

परड़ा बह शिगास पहले रदय झपों आप गा पाता फरना चाहता है । एश 
एपति हछिमाटय पा पर शत छा शगन्य परे तो पहले था दापना लगरी ही माना 
गया हर एयो पा एउचिे छषमा जोर सादा झपने शशाप ठो प्रा गरने णे विये 
7 थी मी । पश के एशय मारने ४ तो एगए पी यरे देगी हाथ ति पचंन वी >नि- 
“गए३ रात दाण छगा शियास दित झलर था सा -यारी दवा मानीणए 
६४ रभर्दामद शलि हे है हप्ा जियए हार हे शत एस ह गाए है, बचा बह 
जा एश श्र हे एव मे श्शायण है शाति मो गए एममीशरोन हो होगा । 


पधाए॑ जौर भाद्श--दोनों हो 


का जय हा 
| आओ कि जाग 5 पक का कह हे को पका हा 
आई पक 


अल 706 % 02४ ४ का अआ + जग को थी हे “ हू इस एहअगा ददाद 
नी 
कि 


पक न व4 ४ +- जज 
् तक के ष्क हर ता [ के 
जहा ्च्कै- जया ६ ७६ ४५४५ 
है 0 हक शशि कर जला हु काउएीण टाचुकाआ  शिआा पक का; 
हु चु ल्च्छ रद कमा आय आओ छोर) क पक । आए 04९ ह% ६ 4० कान--०ज की पे [थ बज के नीवर 2 "० आज अर नफायी अ्लाओामफ +०8 हैक 8 श्र 
१३ ५५ ४५१ रु । एऐ।च+राहए राटओादड ४; $ (! 3 की ० 0 के 7884, थे 
] ७9 +१+४ एन्सू शत, «५ ६ इन छा बारएा 5$॥! ग्स्ट सज़ा 
ञ् 
हक हा ०... आन चल क् च्क कुक. 
पट । हझऋाइए कक शयाए के रए रामोीदा गरहे देखो मे ही उपनों शिएाजपिच्दा 
अ 


१९४ पावस-प्रवचन 


यथार्थ और आदर्श का समन्वित रूप हमे वीतराग वाणी मे मिलत्ता है। वीत- 
राग वह जिसने कलुष के रूप मे अन्तिम बिन्दु (राग) को भी धो डाला है। हं ष 
हटाना फिर भी आसान है, किन्तु राग-भाव का त्याग अति कठिन होता है, अत 
जिन्होने अपने राग्र को व्यतीत कर दिया है, उनकी वाणी निधिकार और पथ-प्रदर्शक 
होगी । वह वाणी राग-द्व ५ आदि विकारो रूप कलुष से रहित तथा आत्मा की पवित्र 
एवं निर्मल शक्ति से प्रकट होने वाली वाणी होती है । 


वीतराय वाणी के सदाशय को यथास्थान समझना तथा प्रत्येक वस्तु अथवा 
तत्त्व का तदनुसार गमृल्याकन करना ही यथार्थ और आदशं--दोनो का सहज समन्वित 
रूप प्रकाशित कर सकता है । वह मृल्याकन सापेक्ष दृष्टि से हो सकता है। दृष्टि का 
महत्त्व इस रूप मे है कि जो वस्तु-स्वरूप जेसा है, वह अपने सत्य स्वरूप मे दिखाई दे 
और उसके सभी रूप प्रकाश मे आ जाए । 


व्यक्ति और समाज का सुल्यांकन 


इस हृष्टि से यह आवश्यक है कि समाज का मुल्याकन समाज के धरातल पर 
हो तथा व्यक्ति का मृल्याकन व्यक्ति के धरातल पर हो । व्यक्ति और समाज इन दोनो 
का पारस्परिक सम्बन्ध अपने आप'में अलग ही मुल्य रखता है। मूल रूप मे देखे तो 
व्यक्ति को छोड देने पर समाज के नाम का कोई अस्तित्व ही नही हो सकता है, अत 
वास्तव मे व्यक्ति समाज की जड है। समाज एक प्रकार से व्यक्तियों के समूह का ही 
नाम है। व्यक्ति से समाज बनता है । अगर कोई बीज की सुरक्षा करे तो फसल भी 
तैयार हो सकती है, किन्तु बीज को ठुकरा कर या भूल कर फसल कसे प्राप्त की जा 
सकेगी ? 


जहाँ मूल तत्त्व व्यक्ति है और उसके महत्त्व को यदि विशिष्ट तरीके से लिया 
जाय तो सामूहिक तत्त्व की स्थिति भी विशिष्ट और आदर्श बन सकती है। समाज 
के मूल्याकन में व्यक्ति का मुल्याकन निहित है ! इसलिये देखना है कि व्यक्ति के जीवन 
की स्थिति और व्यक्ति-व्यक्ति के साथ स्नेह की स्थिति किस प्रकार आ सकेगी ? 


एक व्यक्ति स्वय जब पहले हृदय में स्नेह का पौधा अकुरित करेगा तभी तो 
वह उस स्नेह को दूसरो पर प्रकट कर सकेगा और उन्हे भी स्नेह की स्तनिग्धता से 
परिचित बना सकेगा । स्नेह का ऐसा तरल भाव जब विस्तृत बनता है तो अनुभव के 
साथ स्नेह की उपादेयता पर चिन्तन चलता है और फिर समाज मे स्नेहिल वातावरण 
बनता है । इस कारण मूल रूप मे व्यक्ति को ही अपने स्वय के अन्दर रहते हुए भी 
सभी हृष्टिकोणो को अपने जीवन मे स्थान देते हुए जिस दृष्टिकोण का जहां जैसा 
मृल्थाकन हो, उस दृष्टिकोण को उसी सीमा तक रखना चाहिये । 


प्यडिति, समाज कौर परमादयप (६२ 


समूहों का समूहू--समाज 


हब #म पूरे मात्र ससाज एो छाल वर और उसमे व्यक्ति के रुप पर साच 
तो यह दिखाई दंगा कि एण ही ब्यक्ति शश यादव प्र समाज से सम्बद्ध नही रए सहुता 
| गया परिलय था दी था टाथा। इतना ब्यापत हो सके जो उसके जिये सभव 
मठी # । इसी सझिया ऐवे, लपनी-जपनी रवि या हार्य-प्षत्र बी रृष्टि से झा८ प्रगार 
पे च्मश अधया पर्ग उस जाते री कौर एवनाए यर्ग ये भी पाई स्तर । इस नरह प्यत्तिः 
अपने जाप यो समाज से सम्भध थित थनाता ह । समाज भी इस ताए विभिष्न सग्रहशो थे 
सगए प्रा राम ह। जाता # । 


एप सात्ा। शा निर्माण दिन्लित्न छेप्रा गंगा रैलियों, पर्मो संस्यति, वतिया- 
? जापा जादि मे, ाधार पर विवाह । जउते--विदार्दी बग. व्यापारी ययं क्षादि। 
ऐसा पर्षों में पंछरथा यी जिशता है और सातायाण थी भिप्रता नी। एस प्रगार 
पर्गा जा समाप के अपने क्रापारंगा सिछागा जौए हृष्टिफोथ दी उसे ले । | ये 
सिद्धारत और एष्टिणाण वापस में यिनिप्र रोते य लौर उपने-वपने मार्भ से आामे उज्ना 
पायाते ७ । 4 दंगे उजदा चारा विभिन्न उद्यार-घाराजा मारदताहा, सषो, प्रधि"थों 
जार था प्रतविफिय रद हा 0 इक यो तल वा थे “67 ८7 ४ थे / ७ बट 0 के पी 
दगा झ गया संग्पा। यो सदस्य ही सगाय है खड़ा रदग-पिग है विदा में उनमे जा 
एछाआ जा 08 पे वह 86 5 का आकार अंक का आर्ट प्रकार 
0 यो शित् पर हित प्रगार पाया भामसास्य उ्यथ भी समाख के व्यू 
5 


[ 


१६६ पावस-प्रवच न 


दृष्टिकोणो को सहानुभूतिपूर्वक सुतकर उनके सत्याशो को ग्रहण करते हुए एक स्वस्थ 
एवं सामजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के निर्माण की प्रेरणा इस श्रेष्ठ सिद्धान्त से मिलती है । 

मैं स्थाद्राद का दृष्टिकोण आपके सामने रख रहा हूँ। सम्पूर्ण मानव-सख्या 
को शामिल करे तो वह मानव-समाज है ही । अब पशुओ का भी समूह है। परल्तु 
स्यात्‌ शब्द का मानव समाज के लिये प्रयोग करे तो वह वाक्य होगा--'स्यात् अस्त्येव 
मानव समाज *, तो यह स्थात्‌ शब्द प्रकट करता है कि मानव समाज पशु समाज 
नही है। अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को हृष्टि से तो मानव समाज असशय रूप है। 
किन्तु पशु समाज की द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की हृष्टि से मानव समाज नही है। 
अगर एक दृष्टि से अस्ति है तो दूसरी दृष्टि से नास्ति भी होगी। वस्तु-स्वरूप को 
पहिचानने के लिये यह हृष्टिभिद नही है, अपितु सभी हृष्टियो से उसे समन्वय के 
साथ पहिचानने की सम्यक्‌ विधि है । 


अनेकधर्मा वस्तु की पहिचान 


सिक्के की दो बाजू होती है और एक ही बाबू को देखकर उसे पूरा सिक्का 
कोई बता दे तो उसकी बात सही नही होगी । सिक्‍के का पूरा ज्ञान तो उसकी दोनो 
बाजुओ को देखने पर ही होगा । इसी प्रकार अनेकानेक घर्मो का पिंड वस्तु होती 
है । उन अनेक धर्मों को विभिन्न प्रकारों से समझाने और वस्तु के पूर्ण 
स्वरूप का परिचय पाने के लिये स्याह्राद ही एक समर्थ सिद्धान्त है और अब तो 
विज्ञान-जगत्‌ ने भी इसको पूरी मान्यता दे दी है। सापेक्ष दृष्टि से आत्मा भी एक 
तत्त्व है, महात्मा वह आत्मा का विशिष्ट तत्त्व है तो आत्मा के साधारण और विशिष्ट 
स्वरूप को समझने के लिये विद्विष्ट परिभाषाओ के साथ स्याद्वाद का प्रयोग किया 
जाता है। अगर वस्तु के एक ही घम॑ं को उसका समस्त स्वरूप मान लिया जाय तो 
अंधो द्वारा हाथी के एक-एक अंग को ही पूरा हाथी मानने जैसी बात हो जायगी । 

वस्तु की तरह ही व्यक्ति या समूह का भी एक ही रूप नहीं होता । यदि एक 
ही रूप को समग्र रूप मान लें, तव वह एकागी दृष्टिकोण होगा । जैसे एक व्यक्ति को 
पिता ही कह दें तो वह गलत हो सकता है, इस दृष्टि से कि वह अपने पिता की अपेक्षा 
से पुत्र भी है, मामा की अपेक्षा से भानजा भी है--आदि । तो उस व्यक्ति को उसके 
सभी सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य मे समझना होगा तथा जिस समय जिस सम्बोधन को 
आवश्यकता हो उस समय उसे उस सम्बोधन से पहिचानना होगा तभी उसके विभिन्‍न 
सम्बन्धो में विवाद नही होगा । 

इसी तरह व्यक्ति, समृह और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों मे भी सापेक्ष 
दृष्टि रखने और जिस समय जिस पक्ष पर बल देना हो, उस पर बल देने से सब मे 
सार्थक समन्वय विठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे सव में समन्वय भी हो जायगा 
तथा प्रत्येक के मूल घरातल की रक्षा भी हो जायगी । 


पति, समाज और समर ६७ 


समाज ओर समता 


मेदि शमरय रंगे हृप्टि झे स्गाप उस्लेस्थाप थी पद्रिचात की ाप थौर स्पन्चि 
पा समाज मे साव साजमेल बिठाया जाथ तो समाद था शह्पराउन अधिक गरन्‍्यपर्ष 
एस जायगा | एप जार तो ध्यन्धि जो गप्रय की निष्ठा रो तो दूसरी जो समाठ रा 
घायायाण भी एस प्रड्या शनाया गाय ती शा दरें प्रभार ने छ्यति गा झथार 
भीर हों झरिय समाद शा संगार जासात हों जाया। तम्राज में समा रपापित 
परय 7 7 ध्रश्य यो सोहिये | एक स्येति एप ऐर से चशता दर्दव नो विष्दाहपर 
धषा ये में उदाज है की हचा संपज थी देशरगा दसरों ध्येति उसे जो” आागआ- 
पित हयों शे। एस शरण उसी लायरश हयापशा उसनताो छापगा । ऐसे साथ ही बदि 
एपरे (ह से सामाशित जोर साम्रष्टित प्रयातों से समता रो भारना मो गाय रुप 
दिया जाता है सा समता भा रपापया एाएि वा जधिव सरल इस जायगा । 

पाने राय थी शलि को क्षपघया प्ररधा थी धरहिपानन स्पा विएम थी 
रंग या लेनी वी जाती /, एव शापी जोगो था गसे माना था नियम हे पश् मे मत 
एस होता *। स्याति थी! जी निए्ण मिव॒रआ ही तो राज्य री शत्ति बनती # किर 
भी यह शतति प्यती की निप्रचण भी देव जातो है । एसीजिये पहा अबा ४ दि प्यन्द् 
वी शकि में गामाशिश शशि यपटी हार ख्यत्ति वा निमंन्रण में र|तोी है । सपा एव 
म॑तिगता मे प्रसार में (रस प्रगार होनो शशिया की काणता ही हा सश्ती 


सामाजिद शक्ति णा महत्त्व 


न न नम. कक जा बक. अक, अब. बक 


२६८ पावस-प्रवचन 
सामाजिक दाक्ति व्यक्ति को बुरी ओर जाने से रोकती है तथा अच्छाई की तरफ 
प्रेरित करती है । जितना व्यक्ति विवेकशील और जागृत होगा, उसकी सामाजिक 


. दाक्ति भी सुगठित बनी रहेगी । 
एक ही डोरी के दो छोर 


व्यक्ति और समाज अलग-अलग नही, एक ही डोरी के दो छोर हैं अपनी शक्ति 
की दृष्टि से | व्यक्ति की शक्ति एक भोर से चलती है तो सामाजिकता को पुष्ट बनाती 
है और सामाजिक शक्ति भी दूसरे छोर से चलकर व्यक्ति के सदगुणो को प्रकाशित 
करती है । व्यक्ति और समाज के बीच ऐसी ही स्वस्थ परिपाटी होनी चाहिये । 


अभिनन्दन भगवान्‌ की प्रार्थना का यही दृष्टिकोण है कि हम उनके दर्शन 
करें | कस होगे उनके दर्शन ? इसके लिये हम अपना निज का दर्शन करे, अपने 
पडोसी का दर्शन करें, समाज का दर्शन करें, राष्ट्र और विश्व का दर्शन करें और 
विश्व के हादिक दर्शन के वाद अभिनन्दन प्रभु के दर्शन करें। इस दिशा में सभी 
व्यक्तियों और समृहो मे विचार-समता का धरातल बनना आवश्यक होगा | व्यक्ति 
अपने जीवन के साथ चल' सकता है किन्तु समाज के मुल्याकन को नही भुला सकता 
है । समाज के सहयोग से ही वह अधिक विकास सम्पादित कर सकता है। यह भी 
नही हो कि समाज की महत्ता के पीछे व्यक्ति का मूल्यांकन घटा दिया जाय और 
व्यक्ति को समाज की कठोरता के सामने विवश बना दिया जाय । दोनो ओर का 


सन्तुलन भी परमावश्यक है । 

समाज को जड़े व्यक्ति मे उसी प्रकार है, जिस प्रकार प्रौढावस्था की जडे 
बचपन में होती है। वचपन में जिन-जिन सस्कारो को सचित कर लिया जाता है, 
उनका प्रभाव प्रौढावस्था तक वना रहता है । व्यक्ति का जैसा निर्माण होगा उसी का 
प्रभाव सामाजिक रचना पर भी निश्चित रूप से पडेगा । यदि वचपन मे ही सुसस्कार 
कु'ठित बन जाये तो उसकी प्रोढावस्था को सुधारता काफी कठिन कार्य बन जायगा। 
उसी तरह व्यक्ति को विगडते रहने देकर समाज को श्रेंष्ठ बनाने की कल्पता भी खरी 
नही उतरेगी । व्यक्ति और समाज के सस्कारो को समन्वित वनाना पड़ेगा । 


व्यक्ति की सजगता पहले जरूरी 


आप अयवन्ता कुमार का चरित्र सुन रहे है। इतनी वाल अवस्था में जिन्होंने 
वैरागी वनकर दीक्षा ले ली, उनकी कितनी सजगता रही होगो ” कहा जा सकता है 
कि छोटी वबय में आत्मा, परमात्मा, धर्म और कर्म के गभीर महत्त्व को उन्होंने कैसे 
समझा होगा ? यदि व्यक्ति की सजगता हो तो यह असभव नहीं है। दूसरे, उनके 
माता-पिता भी इतने सजग थ, जिन्होंने अपनी सन्‍्तान पर सुसस्क्रार डाले | नद्गुण 
जब व्यक्ति अपनाते है तो इन्ही गुणो के साय समाज की सुन्दर रचना होती है । 


२०० पावस-प्रवचन 


की रुचि जागृत होना स्वाभाविक हो जाता है। उस समय ऐसा ही समन्वित रूप 
समाज का रहा होगा तभी तो अयवन्ता कुमार जैसा बालक भी सहज ही साधना की 
ओर मुड गया। बहते पानी मे उन्होने पात्र रूपी नाव क्या तिराई कि अपनी स्वयं 
को आत्मा रूपी नाव को संसार के भव चक्र से तिराकर ले गये । 

जब व्यक्ति अपनी सदाशयता से समृह और समाज का अनुशासन स्वीकार 
करता है तो उसके साथ आवश्यकता का सूत्र भी जुडा रहता है। यह आवश्यकता 
उसके अपने जीवन निर्वाह के पदार्थों के सम्बन्ध मे भी होती है तो ज्ञान और कम की 
साधना के सम्बन्ध मे भी । अकेला व्यक्ति सामाजिक सहयोग से ही जन्म लेता है तो 
अपनी भौतिक आवश्यकताओ की पूर्ति के साथ आध्यात्मिकता का पाठ भी उसके लिये 
सामाजिक देन ही होता है। इस तरह परस्पर के हितो से व्यक्ति और समाज का 
सम्बन्ध जुडा रहता है, जिसके लिये प्रयास यह होना चाहिये कि वह सन्तुलित और 
समन्वित रूप में बना रहे । 

ऐसे समन्वित रूप के अस्तित्व मे व्यक्ति अपनी उच्चतम उन्नति की दिशा मे 
तेजी से बढ सकता है, क्योकि सारी सामाजिक व्यवस्था उसकी गति मे योग देने 
वाली होगी । धरातल है तो समाज है, और घरातल जितना समतल और सुखद 
होगा, व्यक्ति उस पर उतनी ही तेजी और विश्वास से चल सकेगा, बल्कि दौड 
सकेगा । समाज के श्रेष्ठ वातावरण में व्यक्ति अपनी आत्म-साधना की उत्कृष्ट स्थिति 
भी सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। 

व्यक्ति, समृह और समाज एव उनके बीच समन्वय का सापेक्ष दृष्टिकोण के 
साथ मृल्याकन किया जायगा तो वेसी स्थिति व्यक्ति के सभी क्षेत्रो मे उच्चतम विकास 
को पूर्णतया अनुप्राणित करेगी। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने आत्म स्वरूप को 
निर्मल वनाने एवं प्रभु अभिनन्दन के दर्शन करने के लिये अपनी ही निर्मित समाज- 
व्यवस्था को सुचारु एव उस योग्य बनाने से भी विरत नहीं रहना चाहिये । 
लाल भवन 
हे का 


है 


& संवत्सयो की हादिकता 


रा कच शा हि किक "3 क्र हा #“फमणगेदुरी ने "जो पक कब तर कक 
कक शक, रन कक. अं शिओ « हक का इनक हा आम ता कद | हक पक न 7 2 अत है 


"मत मतपमेदे रे जई एएिये 57) 


पे झगयार ही पउतिनगयदेय मी प्राना थी पत्तियां हरा धआारमा मो 

प्र+ में रत थी प्यास जो । या प्यास जितनी हींप होगी, जगा वरुण को शुद्ध बनाने 

गा पाते भी एएगा हैं सघन रेप से छार्मो तरेगी । हयोबि जद पता स्ल्‍झग्ण 

इैपणपव से शा धाय, प्र गा प्रतिधिग उसमे पे से दियाई दे झगाया # ? हप्ी प्यास 

मा सर गे प्रस्टीयरण प्राषया शे रुप मे ऐदशुलत तया है । वाणी णे माप्पम से प्रभ मे 
पते) इब्पम परने भी भायना प्राथंना वी यनि णो जगाती है । 


१५ शऐैटिय #हू न चना रा छाप 0, उेडियत खतसा- शी द्विए डिना दा सभव 
00 7 कक कप हज आओ एज थक, पिन जी शक [जिओ अप 
६ 7054 0३ शफ्ाए एताने में [शि “पढ़ी रधि पस्यिर्ठ को हफी पा ही है । ौरि्ल 


१. थी वा शे गे मराए+ थी परदव धादसर है, एए पर जतसा ऐवि णा सहृप 


«त्य एए एशात गाया पर हा ग ०) दिपारत शायद #॥ रण । दिना इम थे पते 
४ जाओ आह ५ कोश इक शतक ३०४ ८ 25:20 हक 78 लक है 5 (न 


््र प हविल ७ की बे. का पु न (77 हु जज । ग क्र श आए छ 

हा कद व कक को हज गो कल तर: शलाय अं ः अं वि मजा 
| 

एज दर करू न्त्ज पे है हे 3 भृः ष् त ३ क इक २ कप का आओ कूः 5, 


१ 4 


१०९ पावस-शभ्रवचन 


और काम-काज करते समय सदेव यह सतकेता बनानी होगी कि हर समय 
कुविचारों या कुकृत्यो की तनिक सी भी मलिनता आत्मा को मलिन न बनाए। जब 
ऐसा अम्यास पुष्ट होते लगेगा तव जीवन में विशुद्धता का एक स्थिर स्वभाव बनता 
जायगा ।! इस पुष्ट अभ्यास के वाद ही अन्त करण की शुद्धि आस-पास और दूर तक 
के सारे वातावरण मे चमकेने लगेगी । 


परम निर्मलता की धारा मे जब आत्मा को अपूव तृप्ति मिलेगी तो जीवन का 
चहुँमुखी विकास प्रभावपूर्ण बन जायगा, बल्कि वह विकास सारे समाज में एक नई 
स्फूर्ति और प्रेरणा फूकने लगेगा । साधारणत- जहाँ चतुमु खी विकास का सुअवसर 
आता है तो उस समय कई प्रकार की उलझने भी उपस्थित हो जाती है और उन 
उलझनो को सुलझाने के लिए अनेक प्रयत्न किये जाते है लेकिन प्रयत्त करते हुए भी 
इन्सान को सफलता के दशन नही होते है तो वह हृतोत्साहित होने लगता हैं। उस 
समय ज्ञानियों के वचनो से ही पुन. प्रेरणा जागती है और उत्साह उत्पन्न होता है। 
इसलिए सदैव ज्ञानियों के वचनो को प्रकाश रेखा की तरह मानिये और अधकारपूर्ण 
अपने हृदयो में उजाला कीजिये । 


दर्शन विधि से ही होंगे 


प्रभु के दर्शन अथवा अन्त'करण की शुद्धि के लिये ज्ञानियो द्वारा निर्देशित 
विधि का ही अनुकरण करना पड़ेगा । मजिल पर रास्ते से ही पहुँचा जा सकेगा और 
इस रास्ते का नाम ही विधि है । विधि का अर्थ है--रीति-नीति । व्यवस्थित रीति- 
नीति जीवन में नही होगी तो अविधि की स्थिति में लक्ष्य ती दूर रहा--उसका मार्ग 
भी हाथ नही आयगा । विधिपू्वक साधना के पथ पर बढने से प्रभु के दर्शन सुलभ 
हो जायेंगे । 


विधि की दृष्टि से ही सवत्सरी महापव का अपूर्व महात्म्य है। वर्ष में एक 
बार आने वाला यह महापर्व आत्मा को जगाने वाला होता है, इसीलिए सबको 
प्रतीक्षा रहती है कि कब यह महापव आए और कव आत्मा को अपनी उच्चतम सत्ता 
को प्राप्त करने की अथक लगन लगे ? यद्यपि इस महापर्व की आराधना के लिए 
पपुंपण का पूरा सप्ताह मिला है जिसमे विचार मथन, तपाराधन एवं चारित्य-मावना 
के द्वारा आत्मा ने काफी पृष्ठ-भूमिका तैयार कर ली होगी और आज आठवें दिन ता 
उस तैयारी के आधार पर उल्लेखनीय रूप से साधना को सफल बनाने का सबके 
लिए सुअवसर है । जैसा वीतराग देव ने विधि-विधान का उल्लेख किया है कि अलग- 
अलग स्तरों पर आचार का स्वरूप क्‍या हो--उसी विधि के अनुसार आत्मा चले 
और आगे बढती रहे तो एक दिन प्रभु के निजात्म रूप में ही साक्षात्‌॒ दर्शन अवश्य 
ही सकेंगे । 


इज गिश थी जिया २०३ 


संयत्सरों का शुभ मुहूर्त 


हर न | 9 अमन है; 8 #म हि ४ पर हरा ॥र४३ 
चुप थे प्र धवन »ी “ प्ची निध्चा है ना उन शा मा रद्धि 

न पं "कंगाओ कामुक: कन- का वका. पक गाछ कलन्क, की हट 

धार्ग्ग ४ 5 गादी मधबादा 7 पैदोपा से बशार द्ञाररा छुम रत मटी हो 


गए था है । चादर मे जाप जापने हजी था राय ४ मगर रे जिए ज्यातियों से शा 
दा वी लए वाशिक दर आदर किए हर आवारा का ही अतार देते ते 


# # कि जार? 3| ] है हि हो। 

॥॥ फय एड पिद्चार / मा पा जाप विए्शस घर थी ही हो सीघमरर ऐड रा 
है अर, ४ हु कप त््‌ है. का तक 4.५ ४०७ ७ ०-९ ज्ज्य्कः कफ 4 के 

हल न ललतभी 7? इचफी परत कार्य दि चना आल लत जस ऊाति ? 


पायगप रूप है पायगंत द्रराधवे दि शदस्सरी सनाते था स्तन शाप भग- 
चाय 7५0 | ) तारा | गिरते मे हपशा उनठेय / शि एशय साट जार 
ह्य। से राति व पर (घारुमार प्रार्म मे) सरस्सशीं मनाई ब। धार 
हज कि कीग उक आ यू ।: 0 थे | हक पा छत हे जाये गन 
गण हाय थे शाम “शा और वणपरों ने रप्य, संरशरी शसा अर हैसे वरगपंणा या 
गे हो धा। पह परग्परा जाया मी राय पड़ व वर यदुखायर साथ द्वारा थाय 
॥59 00 गो १) 


२०४ पावस-प्रवचन 


मे निहित होता है । भावना के साथ कर्म होता है तो वह अन्तर को निमंल बनाता 
है और रूढता के साथ तथा बिना अन्तर की जागृति के किया जाने वाला कमे 
सार्थक वने---इसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए | आखिर जिस शरीर मे से प्राण 
मिकल जाय, उस लाश को कौन बुद्धिमान कितनी देर तक अपने पास रखना 
चाहेगा ? 


आयोजन प्राणवान्‌ हो--इसका श्रेष्ठ अवसर भी सवत्सरी इसलिये है कि 
इसका निर्धारण शान्ति के ५०वें दिन किया गया है। जब सुष्टि मे प्रलयकारी परि- 
वतंन आता है तव सात-सात दिन की सात प्रकार की काल-नृष्टियाँ हुआ करती हैं 
और फिर ५०वें दिन शाच्ति बरतती है। शान्ति के इस प्रसंग को आत्मोत्थान के 
निम्मित्त नियोजित किया जाय--यह विशेष उत्साह का प्रसंग बनता है। वैज्ञानिक 
दृष्टि से भी यह निर्धारण सर्ववा उचित समय पर है--जिस समय मनुष्य के उत्कृष्ट 
भाव भी वर्षा के वेग वाले नालो की तरह तीत्र गति से प्रवाहित हो सकते है। वसे 
पयू पण के पूरे सप्ताह मे भी जो आत्म-साधना न कर सका हो, वह आज के दिन 
तो उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कर ही ले । 


बीता अवसर फिर नही आएगा 


संसार मे कमाई के कामो का मोह बहुत से व्यापारी, किसान अथवा अन्य 
भाई नही छोड सकते होगे, फिर भी आज के दिन भी जिसने अपनी आत्मा की ओर 
लक्ष्य नही किया, उन्हे सोच लेना चाहिये कि बीता अवसर फिर नही आएगा । 


इस सम्बन्ध मे एक दृष्टान्त याद आ गया है। एक गणित व ज्यीतिप के 
विद्वान थे, किन्तु उनकी आथिक स्थिति बहुत कमजोर थी तथा उनकी पत्तनि हर 
समय उनको कोसा करती थी। एक दिन उन्होने अपनी पत्नि से कहा--मैंने एक 
ऐसे मुहुतं की जानकारी खोज निकाली है कि उस समय अगर चाहे जितनी जवारी 
गरम पानी में डाल दी जायगी तो वह सब मोती बन जायगी । पत्नि को पहले तो 
अश्नद्धा हुई, फिर सोचा कि गायद अध्ययन से जानकारी हुई हो । उसने पुछा--वह 
मुहु्तं कब आएगा ? विद्वान ने कहा--तुम जवारी, गरम पानी वगैरा तैयार कर जो, 
जब में अध्ययन के वीच हूं! (हुकार) कहूँ तो तुम समझ लेना कि वह मुहूर्त आ गया 
है। जवारी पानी में डालने की तव एक पल की भी ढील मत करना, वरना मुहूर्त 
निकल जाएगा ! 


पत्नि तत्काल पडोसिन से बीस सेर जवारी माँगने निकल गई। पडोसिनत ने 
कारण पूछा तो उसने सत्र बात सच-सच बता दी । पडोसिन ने उसे बीस सेर जवारी 
दे दी, किन्तु स्वय ने भी साफ लवारी व गरम पाती तंयार कर लिया तथा विद्वान के 
मान वी तरफ बाली दीवार पर कान लगाकर बैठ गई कि ज्यों ही हैं" का सकेत 


२०४ पावस-“प्रवचत 


में निहित होता है। भावना के साथ कर्म होता है तो वह अन्तर को निर्मल बनाता 
है और सढता के साथ तथा बिना अन्तर की जागृति के किया जाने वाला कमें 
सार्थक बने--इसकी कल्पना नही की जानी चाहिए । आखिर जिस दारीर मे से प्राण 
निकल जाय, उस लाश को कौन बुद्धिमान्‌ कितनी देर तक अपने पास रखना 
चहिगा ? 


आयोजन प्राणवान्‌ हो--इसका श्रेष्ठ अवसर भी सवत्सरी इसलिये है कि 
इसका निर्धारण शान्ति के ५०वें दिन किया गया है| जब सृष्टि मे प्रलयकारी परि- 
वर्तन आता है तब साव-सात दिन की सात प्रकार की काल-वृष्टियाँ हुआ करती हैं 
और फिर ५०वें दिन शान्ति वरतती है। शान्ति के इस प्रसग को आत्मोत्यान के 
निर्मित्त नियोजित किया जाय--यह विशेष उत्साह का प्रसग बनता है। वैज्ञानिक 
दृष्टि से भी यह निर्धारण स्वंथधा उचित समय पर है--जिस समय मनुष्य के उत्कृष्ट 
भाव भी वर्षा के वेग वाले नालो की तरह तीत्र गति से प्रवाहित हो सकते हैं। वसे 
पयू पण के पूरे सप्ताह मे भी जो आत्म-साधना न कर सका हो, वह आज के दिन 
तो उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कर ही ले । 


बीता अवसर फिर नही आएगा 


ससार में कमाई के कामो का मोह बहुत से व्यापारी, किसान अथवा अन्य 
भाई नही छोड सकते होगे, फिर भी आज के दिन भी जिसने अपनी आत्मा की और 
लक्ष्य नही किया, उन्ठ सोच लेना चाहिये कि बीता अवसर फिर नही आएगा । 


इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त याद आ गया है। एक गणित व ज्योतिप के 
विद्वान थे, किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति वहुत कमजोर थी तथा उनकी पत्नि हर 
समय उनको कोसा करती थी। एक दिन उन्होने अपनी पत्ति से कहा--मैंने एक 
ऐसे मुहूर्त की जानकारी खोज निकाली है कि उस समय अगर चाहे जितनी जवारी 
गरम पानी में डाल दी जायगी तो वह सब मोती वन जायगी । पत्नि को पहले ती 
अश्नद्धा हुई, फिर सीचा कि शायद अध्ययन से जानकारी हुई हो। उसने पृछधां--वह 
मुहृतं कब आएगा ? विद्वान ने कहा--तुम जवारी, गरम पानी वगैरा तैयार कर जो, 
जब मैं अध्ययन के बीच 'हूँ (हुकार) कहूँ तो तुम समझ लेना कि वह मुहुतं भा गया 
है। जवारी पानी में डालने की तब एक पल की भी ढील मत करना, वरना मुहूर्त 
निकल जाएगा । 


पत्नि तत्काल पशेसिन से बीस सेर जवारी माँगने निकल गई। परढोसिन ने 
कारण पूछा तो उसने सब वात सच-सच बता दी । पडोसिन ने उसे बीस सेर जवारी 
दे दी, किन्तु स्वर ने भी साफ जवारी व गरम पानी तैयार कर लिया तथा विद्वान के 
मान की तरफ बाजी दीवार पर कान लगाकर बैठ गई कि ज्यो ही है! का संकेत 


4 हा 


वआत पा ८ शा चस्श णरी मे धायए देगी. सयाकि मोती बनने छा मुहूर्त 


भाई जात को पिन ने हू शाग्य ”ा उच्चारण किया । क्षमाययान पं त्निने 
; ट]॥ 6 | “गा णी प्रता्ों शमा ॑“यया ईएूँ ? विद्वान साचने लगा कि समय 
हि दा गम है वर पट समा नहीं रही ४। में पहने ही यता दिया था कि बोलने 
जीन शापय सा शसेय री हा । रे” देह समय तो निवल बथा । समय के बाद 
(० 20त थे। पित ने छायारी गरम पानी में झादी सो तो शृूगी बन गई । ज्व उसने 
दा विभा। जीव पर बताच फद्द ?ो उठता । 


एपा पहारिय मे राय यथा परायपानीएृ्वर ध्यान रखा बौर है सुनते ही 

“ू व जाना गरम पानी मे शाद दी । सारी जदारी मोती बन गई । उसने विद्वान 
6 4 पति पती एाए ला प्रवट मरने थे लिये मुट्ठी भर मोती लेकर उन्हें भेंट 
१ थे स्थि थाई । दिद्वाम यो तो अपने सही शान की प्रसतता हुई, 
है हट मोयी दंदपर विद्वान थी पह्ि के पछताये गा ठिवाया नहीं 
संत । शेर मिरगिशावार दिद्वास से घाली--सेरें से भूल हा गई, जब ऐसा ही 
शप॥ "मे एछार और निगान ऐडिये | विद्वाद ने गहा-बीता हजा अवसर फिर 


ह_ोहट 7 था घ्यया १७ता। प्र ये साथ जो साध लिया, पह साथ जिया घरना बह 
पा प्िए ; [३ द्याशगरी। 


२०६ पावस-श्रवचन 


निवास करना । साध्य है आत्मिक शक्तियो का सम्पूर्ण दर्शन करके उस दिव्य शक्ति मे 
अपने दृश्य को अभिव्यक्त कर लेना। इसका साधन है--परि-उपसमना । विषय- 
विकारों को शान्त करना ही इस महापव॑ की आराधना करना है । जब विषय विकार 
शान्‍न्त होते है तो जीवन की निर्मेलता बढती है ! कषाय नष्ट होती है तो शत्रुओ को 
मित्र बना लिया जाता है। और ऐसी साधता करने का आत्यन्तिक मुहुतें यह पर्वराज 
का समय है । इस समय में आप सावधान बने और अपने अन्त.करण को शुद्ध बनाने 
के सुकृत्य मे लगे तो स्मरण रखिये, यह मोती बनाने का वक्त है और वक्त से आपने 
मोती बना लिये तो महान्‌ आत्मिक ऋद्धि के स्वामी बन सकेंगे । 


तपाराधन की क्रान्ति 


इन दिनो में तपस्या का रग जोर पकड रहा है और बहिनो का मुकाबिला 
भाई नही कर पा रहे है । किसी भी क्षेत्र मे हो, माताओं की शक्ति ही क्रान्ति का 
स्वर फूका करती है। शास्त्र मे आपने श्रवण किया होगा कि काली आदि महा- 
रानियो ने कितनी कठोर तपश्चर्या करके अपने शरीर के विक्रारों को सुखाया और 
किस प्रकार भावना शुद्धि करके आध्यात्मिक जीवन को चमकाया। आत्मा ओर 
अरीर---दोनो के विकार तपाराधन से नष्ट होते है, इसी कारण इसको क्रान्तिकारी 
माना गया है । 


आज शायद ही कोई उपवास से वचित होगा । संवत्सरी के एक दिन तो 
सभी उपवास रखते है । आप जानते है कि ससार में अन्य पर्वो पर तो माल-मिष्ठान्न 
खाया जाता है और इस पर्वराज पर अन्न त्याग किया जाता है। इस पे की यही 
विधि रखी गई है---क्योंकि यह पर्व आत्मा की साधना, आराधना और अचेनां का 
है । उपवास की स्थिति में मन के माध्यम से अपनी वद्धि को स्थिर करके आत्मा 
में निवास करना होता है। मन को स्थिर रखने के लिए चचलता का त्याग जरूरी 
है । चचलता छूटती है कपाय पर नियत्रण करने से, और जब विचार एवं विवेकपृतरक 
उपवास होता है तो मनुष्य आत्म-नियन्त्रण द्वारा”यान की स्थिति को सुहढ बना 
सकता है । 

सारी विवेकपूर्ण विचारणा एवं साधना के बाद भी प्रतिक्रमण का प्रसंग आता 
है। जिस समय अपनी आलोचना करने के बाद जो एकाग्रता और शुद्धता की अवस्था 


अन्तमन में बनती है, उसकी हादिकता से झत्र भी मित्र बन जाते हैं। क्षमा-यात्रना 
की मृदता के पश्चात्‌ झत्रु आत्र रह ही कंसे सकता है ? 


विश्व-मंत्नी का अवसर 


सावत्सरित प्रतिक्रमणण के पद्च न विपय-कपाय के विकार यानत टोने 
चाहिय । विकार यघान्ति वा ही फल होगा कि ससार के समस्त जीवो से क्षमायाचना 


.ह खत 7 चक, 
72720 7 8 77 ४ ग्ल्ड 


नल कक #९ | 88 । है ज्क | हर | मर्य 
हद 4 हज दिगात 5 में शियरों भें गिसी प्रा शो पदुल, विश था कि पाए 


च. 


कह 9 


मे उदार आमादादना हा पल अपना 
४4 4 | ४४ शद था म्ठी 'हिती छीए भआपर तोर पर कीडजिया होगी तो शससे 
मि० हा शा 4 दिए गा | शा सार पे झा मिप्राा ज 7 न्द 77। 

837 हब फरिशी भें खाये भार, मर मरा ने बे: शा बम गाह्य से है सो 
पक शहद गई को शान एड पििपिल्य पा कैप एक? ३ कक हिचपत इच्ताकर 


ही 
ब्गिै न्न्याः 
सिह 


हे 


जब आन 


२०८ पावस-प्रवचन 


ओर वन्दी सहित लौट रहे थे तो मार्ग में संवत्मरी के महापवं का अवसर आ गया । 
आज जिसे मन्दसौर नगर कहते है--यह वहाँ की घटना है । 


उदायन राजा की उदारता इतनी थी कि बन्दी होने के वावजूद सम्मान की 
दृष्टि से रोज चंडप्रद्योत को साथ भोजन कराते थे | संवत्सरी के पहले दिन उन्होने 
चडप्रद्योत को कहलाया कि कल उनका उपवास होगा, अत वे अपना इच्छित भोजन 
बनवा ले । चडप्रद्योत ने इसे कोई कूटनीतिक चाल समझी सो उसने भी कहला दिया 
कि वह भी उनके साथ उपवास करेगा। सावत्सरिक प्रतिक्रमण करने के बाद जब 
क्षमायाचना का प्रसंग आया तो उदायन राजा ने मुहुतं को साधते हुए चंडप्रद्योत से 
सच्चे हृदय से क्षमायाचना की । वे अपराधी को क्षमा भी करने को तैयार थे, बशर्ते 
फि अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर ले । चडप्रद्योत ने इसे छुटकारे का अवसर 
जान अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो उदायन ने उसे क्षमा करते हुए विजित 
राज्य को लौटा दिया तथा एक राजकन्या का उसके साथ विवाह करके उस स्वर्ण- 
कुटिका दासी को भी उस उपलक्ष में भेंट कर दी । 


'क्षमा' का ऐसा सच्चा ओर ऊ चा उदाहरण आज सबके लिये प्रेरणा का स्रोत 
बनना चाहिये । अन्तःकरण से यदि क्षमायाचना नहीं की तो वह कसी क्षमायाचना 
है ? मैं तो यहाँ तक कहँँगा कि उपवास, बेला, तेला, अठाई कर लें किन्तु वैर-भाव को 
मिटाने के लिये तैयार नही हो तो वैसा व्यक्ति सम्यक्‌ हष्टि नहीं कहला सकेगा । 
विद्वेष मिटाने के लिये आप सामने वाले का इन्तजार क्यो करते हैं ? अपने आप को 
पवित्र बनाना है तो उस अवसर को हाथ से क्यो गरुमाएं ? अगला आदमी क्षमा- 
याचना करे या नही करे--जिसे अपनी आत्मा का भान है, वह आगे वढ़कर पहले 
क्षमायाचना कर ले--यह वाछनीय है । 


क्षमा--शान्ति को जननि है 


'क्षमा' वीरो का भूषण है क्योकि वीर जानता है कि उससे दान्ति का प्रसार 
होगा । ब्रत ग्रहण नही करना कमजोरी है, फिर भी प्रतिक्रमण करना सर्व॑था उचित है 
लेकिन विधि से प्रतिक्रणण कर लेने के वाद मन में क्ृत्रितता नहीं रहनी चाहिये। 
स्वाभाविक रूप से मानस शुद्धि होनी चाहिये और उसके फलस्वरूप क्षमा की गगा 
वहनी चाहिये । ऐसी अपूर्व क्षमा से ही शान्ति का स्थायित्व बनता है। सबसे सच्ची 
क्षमायाचना करने के वाद किसी से मनमुटाव रहेगा नही और क्षमायाचक सावधान 
रहता है तो भविष्य मे मनमुटाव होगा नहीं--फिर भला श्ञान्ति क्यो नही रहेगी ? 


राजनीतिक क्षेत्र मे भी आपने अभी यह प्रयोग देखा है | इन्दिरा जी ने जीत 
कर भी बंगला देश वही के लोगो को दे दिया तथा माक्रामक पाकिस्तान को भी 
विजित भूमि लौटाने का निश्चय कर शान्ति का कदम उठाया है। शान्ति की दृष्टि 


रो 


हैं दरगडी डी दादिश रा २८०६ 
ल्‍ छत हा) भी (मा शग्ने ण गयाम दीर प्ररप की णर सब ह। शण्मे साई 
दम मे ध्मायाएना थी जाय तो दिश्यर्मणी छोर पपृछय शटुस्दशस शगय एसशंग्प 
0४ इगादा एव। शबता (| 

बचत । धोय शी छाोही है | शिया मेरा बहता है हि वेपत रण शी री 
बा[ वि 7 के, ईणारिय 75 णोद्धितन था वे की, सिप एयाय शी शा वि ने हो, आशापरथ 
ैं। चा३ | । रामच दाति ए साथ रृमग्र जदन मे यदि एपी नि रा मा त। 
४8६४ ४३ आह #॥३ 5.५ 46 एफ जु० क्क ले हू ह १५ ४९ 28 0:28: “ट) शत | प्र रा | 28772 88, 25 हर 
[ टिव। एण बह) ८) छा तपरहणा कै शिशओ शाणयं काशा कोट रदायोा च्ीद का 


बा पददाण एस शेघ | गम दरार पएर हार्ड ता ने भादश्नट 5ै की रदम उबत। /दिऊ 
70 पधनाो एदट इरऐा है । 


शाह शदन 
५ * >> हैं ५ ६8 के 


पाए बं- 


प्रायना 
-- 
घास 

इन मे थे 

(एप 

पाएठत-प 

द्रत 


| 


प्ररिशिप्ट 


२१४ पावस-प्रवचन 


२--श्री अजित जिन-स्तवन 


(राग--आशावरो) 


पंथडो निहालु' रे बीजा जिन तणो रे, 
अजित अजित गुणघाम, 
जैतें जीत्या रेते मुझ जीतियो रे, 
पुरुष किडयु मुज ताम--पंथडो"“*”“॥॥ १ ॥ 


चरम नयण करी मारणग जोवतां रे, 
भूल्यो सयल संसार, 
जेणे नयणे करी मारग जोइये रे, 
नयण -ते दिव्य विचार--पंथडो"*''*'*+* ॥ २॥ 


पुरुष परम्पर अनुभव जोवता रे, ' 
अंधो अंध पुलाय, 
वस्तु विचारे रे जो आग मे करी रे, 


चरण घरण नहीं ठाय--पंथड़ो'''**** ॥ ३ ॥ 
तक विचारे रे वाद परंपरा रे, 

पार न पहोचे कोय, 
अभिमत वस्तु रे वस्तुगते कहे रे, 

ते बिरला जग जोय--पंथडो"'“***' ॥ ४ ।। 


वस्तु विचारे रे दिव्य नयनतणो रे, 
विरह पड़यो निरघधार, 
तरतम जोगे रे. तरतम वासना रे, 
वासित बोध आधार--पंथड़ो'”*“॥॥ * ॥ 


काललब्धि लही पंथ निहालशु रे, 
ए आशा अवलम्ब, 
ए जन जीबे रे जिनजी  जाणजो रे, 
“आनन्दघन” मत अंब--पथडो'"'“*'** ॥॥ ६ ॥। 


२१६ 


९--श्री अभिननन्‍्दन जिन-स्तवन 


(राग--धनाश्री सिधुडा) 


अभिनन्दन जिन ' दर्शन तरसिये, 


दर्शन दुलंभ देव 


मत मत भेदे रे जो जइ पूछिये 
सहु थापे अहयेव--अभि०"** 


सामान्ये करी दरिशण दोहिलु, 


निर्णय सकल विद्येप 


मंद में पेरयो रे अंधो केम करे 
रवि शशि रूप विलेख--अभि०*'* 


हेतु विवादे हो चिंत्ते घरी जोई ए, 


अति दुर्गेग नयवाद, 


आगमवादे हो ग्रुरमम को नही, 
ए संबलो विषवाद--अभि०'**”” 


घाती डुंगर आडा अति घणा, 


तुज दरिंशण जगनाथ, 


ढिठाइ करी मारग संचरू, 


सेंगु कोइ न' साथ--अभि० 


दर्शन दर्शन रठटतो जो फरू, 


तो रण रोक समान, 


जेहने पिपासा हो अमृत पाननी, 
किम भाजे 'विषपान--अभि०" *' 


तरस न आवे हो मरण जीवनतणो, 


सीजे जो दर्शन काज, 


दरिशण दुलंभ 'सुलभ क्रपाथकी, 
आनन्दधन महाराज--अभि० ““* 


पावस-प्रवचत्त 


॥ ६ ॥। 


[२॥। 


॥ रे ॥| 


' | ४ 


हिल _+ 


१७८ पावस-प्रवचन 
नही रहती, पैसा बडा बन जाता है। दूसरो का हित नहीं--अपना स्वाथे इष्ट हो 
जाता है। सहयोग और त्याग से विमुख बनकर वह भोग की लालसा मे भटकने लग 
जाता है। समाज पर जब ऐसा असर दिखाई देने लगता है और उससे जो 
वीभत्स दृश्यो की सृष्टि होती है, उसी के मूल मे आज की विडम्बना का कारण 
समाया हुआ है । 

इन्द्रिय सुख के जिन भोग्य पदार्थों को पाने के पीछे जिस बुरी कदर आज 
आप भाग रहे है और उस घुन भे न आपको अपने साथी के दर्दे का ख्याल है तो न 
समाज और राष्ट्र के पतव का-तो कया वे भोग्य पदार्थ आपके शासक हुए ? क्‍या 
आप आज जड के अनशासन में नहीं चल रहे हैं? जहाँ जड का अनुथासन है, वहाँ 
चेतन का अनुशासन बिना उपयुक्त परिवर्तत के कंसे आ सकता है ? अधकार मे 
दीपणिखा के लगने पर ही प्रकाश फेल सकता है, किन्तु वैसी दीपशिखा को प्रज्वलित 
करने के लिये सदज्ञान और सद्विवेक की आवश्यकता होती है। 


विवेकही नता का प्रभाव 


भारत मे अधिकाशतः आज भारतीय सस्क्ृृति को भूलकर लोग विवेकहीनता 
के रूप मे पश्चिमी सस्क्ृति में रगे जा रहे हैं। यह अन्धी नकल का भी परिणाम है। 
साधारण रूप से वातावरण ऐसा दिखाई देता है, ज॑ंसे विवेकहीनता कृए में भाग 
की तरह चारो ओर फैल गई है तथा फैलती ही जा रही है। भारतीय सस्क्ृति भर 
उसमे भी जो निम्न न्थ श्रमण सस्क्ृति जीवन के उदात्त स्वरूप को प्रकाशित करने 
वाली है, उसके प्रवाहमान होते हुए भी भारतीय मस्तिष्क भोग-प्रधान पाइ्चात्य 
सस्क्ृृति की तरफ भुकता जा रहा है । यह अतीव शोचनीय वस्तुस्थिति है। 


जिस इन्सान का विचार स्वय के सत्त्व को ग्रहण नही करे किन्तु अन्धानुकरण 
की प्रवृत्ति मे पड जाय, उसका विवेक तो इतना क्षीण हो जाता है कि उस इन्सान की 
निर्णायक शक्ति भी समाप्त हो जाती है । जब समाज मे इस प्रकार के इन्सानो का 
बहुमत हो जाय, तब वह सामज भी एक प्रकार से पगु बन जाता है। 


अनुकरण को अन्धता 


बुद्धि और विवेकहीन अनुकरण को अन्धानुकरण कहते है । आज भारतीयों 
का कुछ ऐसा ही रूपक बना हुआ है। रहन-सहन मे नकल, खान-पान मे नकल, 
विपय सेवन में नकल, वाहन उपयोग में नकल, ग्रह-निर्माण मे नकल, रीति-रिवाजों 
मे नकल | समझ मे नही आता कि किस क्षेत्र मे नकल नही चल रही है अथवा कौन 
सा क्षेत्र असली बच रहा है। ऐसी बिना अकल की नकल न तो देश की सभ्यता और 
संस्कृति के अनुकूल है और न ही भारतीय जलवायु के अनुकुल । आश्चर्य है कि फिर 
भी नकल वेहिसाव चल रही है । 


१७८ पावस-प्रवचन 
नही रहती, पैसा बडा बन जाता है । दूसरो का हित नहीं--अपना स्वार्थ इष्ट हो 
जाता है। सहयोग और त्याग से वियुख बनकर वह भोग की लालसा में भटकने लग 
जाता है। समाज पर जब ऐसा असर दिखाई देने लगता है और उससे जो 
वीभत्स दृश्यो की सृष्टि होती है, उसी के मूल मे आज की विडम्बना का कारण 
समाया हुआ है । 

इन्द्रिय सुख के जिन भोग्य पदार्थों को पाने के पीछे जिस बुरी कदर आज 
आप भाग रहे हैं और उस धुन भे न आपको अपने साथी के दर्द का ख्याल है तो त 
समाज और राष्ट्र के पतन का-तो कया वे भोग्य पदाथें आपके शासक हुए ? क्‍या 
आप आज जड के अनशासन में नहीं चल रहे है? जहाँ जड का अनुशासन है, वहां 
चेतन का अनुशासन विना उपयुक्त परिवर्तत के कैसे आ सकता है ? अधकार में 
दीपणशिखा के लगने पर ही प्रकाश फल सकता है, किन्तु वंसी दीपशिखा को प्रज्वलित 
करने के लिये सदज्ञान और सदविवेक की आवश्यकता होती है। 


विवेकहीनता का प्रभाव 


भारत मे अधिकाशतः आज भारतीय सस्कृृति को भूलकर लोग विवेकहीनता 
के रूप मे पश्चिमी सस्कृृति मे रगे जा रहे है। यह अन्धी नकल का भी परिणाम है। 
साधारण रूप से वातावरण ऐसा दिखाई देता है, ज॑ंसे विवेकहीनता कुएं में भाग 
की तरह चारो ओर फैल गई है तथा फैलती ही जा रही है | भारतीय सस्क्ृति भर 
उसमे भी जो निग्र न्थ श्रमण सस्कृति जीवन के उदात्त स्वरूप को प्रकाशित करने 
वाली है, उसके प्रवाहमान होते हुए भी भारतीय मस्तिष्क भोग-प्रधान पाइ्चात्य 
सस्क्ृति की तरफ भुकता जा रहा है। यह अतीव शोचनीय वस्तुस्थिति है ! 


जिस इन्सान का विचार स्वयं के सत्त्व को ग्रहण नही करे किन्तु अन्धानुकरण 
की प्रवृत्ति मे पड जाय, उसका विवेक तो इतना क्षीण हो जाता है कि उस इन्सान को 
निर्णायक शक्ति भी समाप्त हो जाती है । जब समाज मे इस प्रकार के इन्सानों का 
बहुमत हो जाय, तब वह सामज भी एक प्रकार से पग्मु बन जाता है। 


अनुकरण की अन्धता 


बुद्धि और विवेकहीन अनुकरण को अन्धानुकरण कहते हैं । आज भारतीयों 
का कुछ ऐसा ही रूपक बना हुआ है। रहन-सहन मे नकल, खान-पान में नकल, 
विपय सेवन मे नकल, वाहन उपयोग मे नकल, ग्रह-निर्माण मे नकल, रीति-रिवाजी 
में नकल । समझ मे नही आता कि किस क्षेत्र मे नकल नही चल रही है अथवा कोन 
सा क्षेत्र असली बच रहा है। ऐसी बिना अकल की नकल न तो देश की सभ्यता और 
संस्क्ृति के अनुकूल है और न ही भारतीय जलवायु के अनुकूल । आइचय॑ है कि फिर 
भी नकल वेहिसाब चल रही है। 


ः 


सहयोगी से भोगी जीवन क्यो ? १७९ 


बेअकल की नकल की जड मे नियन्त्रण का अभाव है--आत्म-नियन्त्रण का 
अभाव । बिना सहारे का पतग आकाश में उडता जाय और कब नकल की डोर कट 
जाय और कहाँ की कहाँ पतग जाकर गिर जाय--इसका क्रुछ भी अता-पता नही । 
भारतीयो की अच्घता के विपरीत विदेशों मे ऐसा वातावरण बन रहा है कि विदेशी 
लोग विवेकपूर्वक भारतीय पद्धति को कई क्षेत्रों में अपना रहे हैं । कँसा दुर्योग है-- 
भारतीयों और विदेशियो के विवेक मे ? 


इस अन्धानुकरण के कारण भी है। वे मुख्यत हैं--एक-डेढ शताब्दि की 
राष्ट्रीय पराघीनता, आशिक क्षेत्र की विषमता, शिक्षा का अभाव | विदेशी शासन 
ने राष्ट्रीय शक्ति का ्वास करके देशवासियो को दुर्वेल बना दिया और उन्हे अपनी 
सस्कृति को अपनाने के लिये विवश भी किया । इस विवशता के पीछे प्रलीमन भी 
था । किन्तु आइचयं तो इस तथ्य का है कि उस विदेशी शासन को देश छोडे हुए पाव 
शताब्दि हो गई, फिर भी न तो लोग नकल की परम्पराओ को छोड सके और न ही 
भारतीय परम्पराओ को अपनाने लग । अपने साहित्य और भाषा के प्रति अनराग नही 
पैदा हुआ, तब ऐसा दिग्श्नमित भारतीय जन कैसे रुचि पूर्वक आध्यात्मिक तत्त्वों एवं 
समन्‍्त ससर्म के महत्त्व को समझे एवं जीवन से उतारे ? 


अतीत का सहयोगी जीवन 


भारतीय इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठ बताते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय 
जीवन अतीव सहयोगी था । सबके बीच बिना भेद-भाव से सहयोग की जीवन-पद्धति 
होने के कारण सारे समाज में एक परस्पर की स्वस्थ अनुराग की भावना भरी रहती 
थी । अनुराग त्याग ओर बलिदान के शुभ भावों को जगाने वाला होता है, क्योकि 
जहाँ स्व॒ की अपेक्षा परहित की ओर सजग वृक्ति बनी हुई हो, वहाँ अपने ही लिये 
लेने और इकट्ठा करने को आदत नहीं होती । वहाँ तो अपना भी दूसरों के लिये 
छोड देने की त्याग वृत्ति वन जाती है। सहयोग से त्याग की ओर गति, आात्मा को 
उन्नति के मार्ग की ओर आगे बढाती है । 


अन्तगढ सूत्र में ही अतीत के सहयोगी जीवन का एक सुन्दर चित्रण आया 
है | त्रिखडाधिपति श्रीक्ृषण जब चतुरगिणी सेना के साथ शोभा-यात्रा बनाकर 
भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि के दर्शनाथ जा रहे थे, तब रास्ते मे उन्हे एक हृश्य दिखाई 
दिया कि ई टो का एक ढेर पडा है और एक वृद्ध एक-एक करके ई टो को धीरे-धीरे 
घर मे ले जा रहा है। श्री कृष्ण ने वृद्ध के प्रति सहयोग का विचार किया और वे 
हाथी से नीचे उतर पडे । वे ढेर के पास पहुँचे और ईट लेकर घर में रखने लगे। 
उनका ई ट को उठाना क्‍या हुआ कि शोभायात्रा के सारे लोगो ने सहयोग का हाथ 
बढाया और देखते-देखते ई टो का ढेर उठ गया । सहयोग का परिणाम ऐसा ही सुखद 


होता है । 


१८० पावस-प्रवचनत 


सहयोग का एक अकंबर-बीरबली किस्सा 


अकबर ने एक बार बीरबल के सामने श्रीकृष्ण की मजाक उडाते हुए कहा 
कि उनका अपने अनूचरो पर नियत्रण बिल्कुल नही था, तभी तो ग्राह से फंसे गज ने 
पुकारा तो वे स्वय ही भागे गये । क्या वे किसी वलिष्ठ अनुचर को वहाँ नही भेज 
सकते थे ? बीरबल ने कहा कि इसका मैं वक्त पर जवाब दू गा । 


तंब बीरबल ने एक चाल चली । किसी को भी कोई सूचना दिये विना चुपके 
से शहजादे को उसने अपने घर बुलवा लिया तथा स्नेह से उसकी राजकीय पोशाक 
खुलवा कर बसे ही एक मोम के पुतले को पहनादी। फिर उस पुतले को बादशाह 
के खास घूमने के बाग के होज मे डलवा दिया। वह ऐसा लग रहा था, ज॑से हवह 
शहजादा ही उसमे गिरा पडा हो । 


जब बीरबल महलो मे पहुँचा तो वहाँ भारी कोहराम मचा हुआ था । किसी 
को भी पता नही था कि शहजादा कहाँ चला गया है ? अकबर वादशाद खुद बेसन्नी 
से इधर-उधर चक्‍कर लगा रहा था । ऊपर से बीरबल ने सारी स्थिति की जानकारी 
लेकर नौकरो को शहजादे की तलाश के लिये अलग-अलग जगहों पर भेजा तथा खुद 
ने बादशाह को मन बहलाने के नजरिये से उद्यान मे घूमने चलने का आग्रह किया। 
उद्यान मे भी बीरबल जान-बूझकर पहले बादशाह को उसी हौज की तरफ ले गया 
और खुद इस तरह चलने लगा जैसे हौज का उसको कोई ख्याल ही न हो । 


अकस्मात्‌ अकबर की नजर हौज पर पडी और उसके साथ ही मोम के पुतले 
पर । पोशाक से अकबर को निश्चय ही गया कि यह शहजादा ही है । उसने बीरबल 
तक को कुछ नही कहा और तुरन्त बादशाह हौज में कूद पडा। खैर, शहजादा तो 
नही मिला, मगर जब बादशाह बडे अफसोस के साथ बाहर निकला तो वहाँ वीरबल 
ने घर से शहजादे को बुलवा लिया था, सो उसे बादशाह के आगे खडा करके वह 
बीला---जहांपनाह, आज मे श्रीकृष्ण वाली आपकी बात का जवाव देना चाहता हूँ 
किन्तु पहले पूछूँ कि आपने नौकरो को नही कहा, मुभे भी नहीं कहा और खुद ही 
हौज मे कूद पडे तो क्या आपका भी अपने अनुचरो पर नियन्त्रण नही है ? 


अकबर एकदम सारे मामले को समझ गया और शहजादे को गोद मे लेकर 
मुस्कराते हुए कहने लगा--बैटे के लिये बाप का ऐसा ही दिल होता है कि उस काम 
को वह खुद ही जल्दी से जल्दी कर लेना चाहता है । तब बीरबल ने समझाया---हुजू र, 
पुराने जमाने मे इस देश मे एक-दूसरे का और राजा तथा प्रजा का आपसी सहयोग 
इतना गहरा था कि राजा न सिफ मनुष्यो को, बल्कि सभी प्राणियों को अपनी ही 


सन्‍्तान के तुल्य समझता था । इस कारण जब गज ने ग्रहार की तो श्रीकृष्ण खुद ही 
नंगे पैरो उसे वचाने दौड़ गये । 


सहयोगो से भोगी जीवन क्यो ? १८१ 


किस्से का मतलब यह है कि प्राचीन काल के भारतीय जीवन में पग-पग पर 
सहयोग की भावना घुली हुई थी । विवाह-शादी हो तो उसका बोझा एक ही पर 
नहीं होता था । सभी श्रम और अर्थ-दोनो से सहयोग देते थे । मरण मे शोक-सन्तप्तो 
को सबका ऐसा विश्वास और सहवास मिलता था कि दुख जल्दी हो कम हो जाता 
था। कोई भी उत्सव या कार्य हो--उसके लिये सभी का सहयोग सदा उपलब्ध 
रहता था। इस जोवन-पद्धति का सबसे बडा प्रभाव यह होता था कि देश के जीवन 
मे शान्ति और सन्‍्तोप का वातावरण छाया रहता था और इस वातावरण का सीधा 
प्रभाव मनुष्यो के मन व मस्तिष्क पर आध्यात्मिक प्रगति के रूप मे पडता था। इससे 
लोगो मे चेतना जाग्रत रहती और आचरणप-शुद्धता बनी रहती । वैसी अवस्था मे घर्मं 
के प्रति रुचि, सन्‍त ससर्ग के प्रति आकर्षण और आत्तमोत्यथान के प्रति उत्साह अमित 
मात्रा मे दिखाई देता था । सहयोग की लाली सारे राष्ट्र के चेहरे पर एक तरल 
आमा फैलाए रखती थी । 

सहयोग से रोग को ओर 

इतिहास वताता है कि विदेशियों के आक्रमण एवं शासन के साथ भारतीय 
जीवन मे विक्ृतिकारक परिवतंन होने लगे । विदेशी सत्ता के छल-छंझ्म से सहयोग की 
की दीवारें हूटने लगी--भाई-भाई तक आपस मे लडने लगे | त्याग और बलिदान की 
भावनाएं ओझल होने लगी--स्वार्थे सवसे ऊपर चढ गया । उन्‍त्रत भारतीय समाज 
का यह विकृृतिकरण अ ग्र॑ जो के शासन काल मे तीब्रतम बन गया क्योकि उन्होने सभी 
ओर से भारतीय सस्क्ृति को काटना शुरू कर दिया ओर उसकी जगह भोग एव स्वार्थे- 
मूलक पादचात्य सस्क्ृति का उन्होने प्रसार किया । फैशन का प्रचार किया गया और 
शुद्ध चरित्र पर निरन्तर प्रहार करने वाले सिनेमा जैसे कई साधन खडे कर दिये 
गये । 


सबसे वडी हानि यही हुई कि भारतीय जन का व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र 
गिरता ही चला गया । सहयोग के आधार पर वर्षों से सचित उसकी नैतिकता टूक-दहूक 
हो गई है। जब भोग प्रधान बन जाय तो आदमी इन्द्रिय सुख के विषयो के पीछे ही तो 
बेतहाशा दौड लगाने लगता है और जो ज्यादा अजेन करता है, वह अधिक से अधिक 
भोग लिप्त होता चला जाता है । अन्धानुकरण से सिफ्फे बुराइयो का अनुकरण होता 
है, अच्छाइयो का नही--क्योकि उसके लिये तो विवेक की जरूरत पड़ती है । 


भारतीय समाज की दुर्गंति का वर्तमान चित्र देखें तो दिखाई देगा कि सहयोग 
किसी स्तर पर नही है और अपने ही भोग--अपनी ही सुख-सुविधा के लिये हर कोई 
एक-दूसरे का गला काटने को तेयार हो जाता है। भोग-भावना के प्रसार से प्रति- 
शोध और अपराधो का विस्तार होता हैं। आज भाई-भाई के साथ किस प्रकार का 
व्यवहार कर रहे है, हर क्षेत्र और वर्ग में कितनी नैतिकता व ईमानदारी है, समाज, 


१८२ पावस-प्रवचन 


राष्ट्र तथा समग्र मानव जाति व प्राणि वर्ग के प्रति कितनी सदुभावता है --इन 
सबकी आलोचना करते-करते जैसे थकाव-सी आने लगी है। वर्तमान जीवन मे 
प्रयास करने पर भी नेतिकता का घरातल तथा सामाजिक सृुव्यवस्था की हृष्टि इस- 
लिये सफल नही वन पा रही है कि कृष्यवस्था एवं भोगी जीवन के पक्षपाती ऐसे 
कुकारय कर गुजरते हैं, सम्पत्ति का इस तरह दुरुपयोग करते हैं तथा नये-नये कुरीत- 
बे को जन्म देते रहते है कि सत्प्रयास करने वालो की मेहनत पर पानी फिर 
जाता है । 


भोग-मुलक जीवन समाप्त करें 


विपय भोग की छिछली भावनाओ में किस प्रकार इस अमृल्य मानव जीवन 
की घडियाँ वरवाद की जा रही हैं--इस पर आप स्वय को गंभीर चिन्तन करना 
है । वस्तुत: परिवर्तन की अनिवाय्य आवश्यकता है, किन्तु वह परिवर्तत अन्धानुकरण 
वाला नहीं होना चाहिये---सद्‌ विवेक और सदाशयता वाला होना चाहिये | विवेक 
के साथ जब परिवर्तत होगा तो भोग से पुनः सहयोग की ओर बढाने वाला परिवर्तन 
होगा । सहयोग की भावना जब फिर से प्रवल बनेगी तो कई आत्मिक सद्गुण स्वत" 
ही व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन मे प्रवेश करने लगेंगे और उसमे नया ओज भरने 
लगेंगे । 


समता जीवन के निर्माण की दृष्टि से श्री बालचद जी ने जो २१-सूत्री 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, वह सवके लिये बिचारणीय है | सद्गुणी पुरुपो के अन्दर--- 
चाहे वे किसी देश, जाति, बर्म या वर्ग के हो--जी राष्ट्रीय भावना हों, एकत्त्व 
भावना हो, सामाजिक जीवन का स्नेह और माधुर्य्य हो ती उनका अण्ने देश-काल- 
भाव की हष्टि से सविवेक अनुकरण अवश्य करे और उससे अपने जीवन में आध्या- 
त्मिक दृष्टि से परिवतंत लाने की सोचे तथा समता सिद्धान्त की ऊ च्यइयो तक अपनी 
आत्मा की प्रगति को उठाने का यत्न करे । 


परिवर्तन चिवेकपर्ण हो 


आप जीवन में आमूल चूल परिदर्तत करना चाहे तो वह भी विवेकपूर्ण तथा 
आध्यात्मिफ अकुग के साथ होना चाहिये। अन्तगढ़ सूत्र के जीवन प्रसंग इस 
पवित्र परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले है। आज़ के जीवन में अनिय्रश्रित अवस्था में 
होने के कारण गक्ति का जिस कदर अपवब्यय हो रहा है, उसके नियत्रण की आवेध्य- 
कवा हैं ताकि उसके बल पर सार्थक परिवर्तत लाया जा सर्े । विवेक, सहयोग और 
त्याग की दिया में अगर व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ परिवर्तत लाया जायगा त्तो बही 
परिवर्तन व्यक्ति-ब्यक्ति के सम्बत से सामातिक अब्या राष्ट्रीय परिवर्तन के रुप में 
सेफ बन सकेगा । क्योकि प्रवद्ध ब्यक्तिया के सम्रह् के प्रयास से नये समाज की रचना 


सहयोगी से भोगी जीवन क्यो ? १८३ 


होगी और नया क्रान्तिकारी समाज राष्ट्र के नव-निर्माण को सजीव रूप दे सकेगा ।! 
तब श्रेष्ठ राष्ट्र ही विश्व-शान्ति को चिर स्थायी रूप दे सकेंगे । 


जब परिवतेन की ऐसी प्रक्रिया चले जो ऊध्वंगामी ही तो वैसा ही परिवर्तत 
आत्मा के मृल स्वरूप पर चढ़े कर्म रूप मेल को घोकर स्वरूप को निर्मल और 
उज्ज्वल बना देगा । 


सहयोग की सहृदयता 


आप धार्मिक अनुष्ठान के रूप मे दया की आराधना करते हैं---उसका अभि- 
. प्राय यही है कि जीवन मे दया की तरलता फंले---सहयोग की सहंदयता का विकास 
ही । इस हृष्टि से कया आप अपने अभावग्नस्त छोटे भाइयों के दुखी जीवन की ओर 
देखते हैं ? श्रीकृष्ण ने बूढे की ई ट उठाई और उसकी सब ई टे उठ गई ---क्या आप 
भी किसी गरीब का दद्द हल्का करने के लिये हाथ बढाते हैं? सहयोग की सहृदयता 
का तो यही अर्थ होता है कि आप दलित और पतित वर्ग के हमदर्द बन जाएं । 


आज इस दिशा मे चिन्तन किया जाय कि पहले का सहयोगी जीवन भोगी 
क्यो वनता जा रहा है तथा इस गति को मोडकर पुन उसे सहयोग और त्याग की 
मघुरता मे कंसे ढाला जा सकता है ? इस चिन्तन की सफल क्रियान्विति से ही जीवन 
में समतामय परिवतंन लाया जा सकेगा । 


लाल भवन 
९-६-७२ 


हे 22 


& तअपरिपग्रह को आवाज 


ध्ध्श्श्न्ज्ह्थ्व््न्व्च्ध्य्स्न्न्ध्श््प््न्ध्य्ध््ध्भ्व्च्ध््य्य्श्््ध्य्य्श्श्य्ध्थ्य्प्य्भ्न्य्थ्य्य्न्ल् ह्ब्ल्््श्ख्स्थ्व्स्स्म्स 


००77 


“मुग्ध सुगम करि सेवन आदरे रे" * ** ** 


प्रभु सम्भवदेव की प्रार्थवा के जरिये जो सेवा क्रे रूप को समझने की कोशिश 
की जा रही है, वह सेवा सरल नही है। प्रभु-सेवा अति दुरूह है, किन्तु वह उसके 
लिये सरल भी बन जाती है जो सासारिक पदार्थों से आसक्ति हटा लेता है और सहज 
आत्मीयता के अनुभाव में तल्‍लीन हो जाता है । ऐसी अवस्था में पुद्गलो पर ममत्त्व 
नही रहता किस्तु संसार मे उनके लिये जिस प्रकार से अन्याय होता है और मनुष्यता 
कुचली जाती है, उसके विरुद्ध भी वह अपनी आत्म-शक्ति लगाकर सब के साथ समान 
न्याय की प्रतिष्ठा करना चाहता है। मनुष्य ही क्‍या, सारा प्राणी समाज परमात्मा 
की दृष्टि से समान न्याय का अभिलाषी होता है । अत, उनमे दर्शन एवं व्यवहार दोनो 
हृष्टि से समता का प्रसार हो--यह सच्ची प्रभु सेवा का ही एक अभिन्न अंग माना 
जाना चाहिये । 

सरल और जटिल बनने का यही कारण प्रभु सेवा के साथ जुडा हुआ है कि 
जब जीवन का सहज एवं स्वेसुखकारी स्वरूप अन्तमन् में प्रकाशमान्‌ हो उठता है 
तव तो सरलता की स्थिति रहती है, परन्तु यदि यह आत्मा पर-पदार्थ को स्व समझ 
ममत्त्व और विकार मे टड्ूबी रहे तथा अपने सच्चे स्वरूप को समझने की रुचि ही पैदा 
न हो तो उसके लिये प्रभु सेवा निश्चय ही जटिल होती है, क्योकि उसे सरल वनाने 
के लिये वसी आत्मा को पहले सद्ज्ञान एव कर्मठ साधना की प्रक्निया से गुजरना 
होगा । तादात्म्य सम्बन्ध का प्रश्त है कि आत्मा इस सम्बन्ध को अपने स्वरूप से 
जोडती है अथवा ससार के योग्य पदार्थों से---जबकि वास्तविक रूप में आत्मा का 
तादात्म्य सम्बन्ध भोतिक तत्त्वों के साथ नही बैठना चाहिये । 


भोतिक पदार्थों की उपयोगिता 


जहाँ तक आत्मा के मुल स्वरूप का प्रश्न है, अन्ततोगत्वा भौतिकता से पूर्णतः 
वाता तोडना ही पडता है । किन्तु आत्मा ने जो मानव-शरीर धारण किया है तथा 


अपरिग्रह की आवाज १८+ 


ससार मे जन्म लिया है--इसमे बिना भौतिक पदार्थों के सहयोग के एक पग बढाना 
भी कठिन होगा और तो और, स्वय शरीर भी पौद्गलिक ही होता है । 


इस दृष्टि से ससार के भौतिक पदार्थों का समी मानव-देहघारियों के लिये 
जीवन निर्वाह की दृष्टि से समान महत्त्व होता है। पदार्थों को दो प्रकारो में बाँटा 
जा सकता है--एक तो वे आधारगत पदायं, जैसे भोजन, वस्त्र, सकात आदि जिनके 
विना मनुष्य का जीना तक कठिन हो । इन्हे अनिवायं आवश्यक पदार्थ कहा जा 
सकता है। दूसरे पदार्थ वे, जो विशेष सुख-सुविघा देने वाले होते हैं और जिन्हे एक 
प्रकार के विलासिता के साधन के रूप में भी देखा जा सकता है। पहले सबकी समान 
रूप से अनिवार्य आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो ही--यह जरूरी है और उसके वाद 
सामान्य रूप से सबकी सुख-सुविधा के पदार्थ हो और उनकी उपलब्धि समान 
रूप से हो तो वे विलासिता का रूप भी ग्रहण नही करेंगे । 


जब तक आत्मा शरीरघारी रहता है, उसको भौतिक पदार्थों के उपयोग की 


जरूरत रहती ही है, और इस कारण इनकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता है । 


बुराई की जड़ समत्त्व मे है 


'जल मे कमलवत्‌” जो कहा जाता है, उसका यह अर्थ होता है कि पानी मे 
रहते हुए भी कमल जिस तरह पानी से दूर रहता है, उसी तरह भौतिक पदार्थों का 
उपयोग करते हुए भी--परियग्रह को अपने पास रखते हुए भी जो उसके प्रति ममत्त्व 
की तनिक सी मात्रा अपनी भावना में नही रखता-उसके जैसे जीवन के लिये ही 'जल 
में कमलवत्‌” कहा जाता है। असल मे बुराई की जड स्वय भौतिक पदार्थों मे नही, 
बल्कि उसके प्रति रखे जाने वाले ममत्त्व और उस ममत्त्व से पैदा होने वाले विकारो 
में ही रहती है । 


जैन दर्शन में परिग्रह की जो परिभाषा की गई है, वह इसी दृष्टिकोण पर 
आधारित है। कहा है-- 


“मुच्छा परिग्गहो । 


परिग्रह सोना-चाँदी या अन्य सम्पत्ति को नहीं बताया गया है, वल्कि 'मूर्छा 
की कहा गया है। मूर्छा अर्थात्‌ बेसुध अवस्थां, और यह वेसुध अवस्था भमत्त्व की 
स्थिति में पैदा होती है | इसलिये ममत्त्व को ही परिग्रह बताया है। एक धनवान हो 
सकता है, फिर भी सम्भव है कि वह परिग्रही न हो--क्योकि विना ममत्त्व के यदि 
कमलवत्‌ उसका जीवन है तो वह मन के परिणामों से अपरिग्रही होगा । इसी प्रकार 
एक दीन पुरुष भी परिग्रही हो सकता है---यदि उसके परिणामों में ममत्त्व की गहरी 
मात्रा भरी हुई हो । 


१८६९ पावस-प्रवचन 


ममत्त्व के दृष्टिकोण से ही भरत महाराज के तेल के कटोरे का हृष्टान्त कहा 
गया है । भरत महाराज छ खण्ड के अधिपति थे---उनके पास ऋद्धि-सिद्धि की 
प्रचुरता का क्या कहना ? तो उनके विषय में दो नागरिकों में विवाद पैदा हो गया 
ओर वह विवाद भरत महाराज तक पहुँचा। एक का कहना था कि भरत महाराज 
अत्यन्त परिग्रही है, तो दूसरे का कहना था कि वे कमलवत्‌ होने के कारण भमत्त्व मे 
फंसे हुए नही हैं । अपने ही प्रति विवाद का कैसे निर्णय करें--यह उनके सामने धर्म- 
सकट उपस्थित हो गया । ं 


उस नागरिक को समझाने के लिये भरत महाराज ने एक व्यावहारिक तरकोब 
निकाली जो उन्हे परिग्रही बता रहा था। नगर में चौराहे-चौराहे पर सुन्दर ताटको 
और नृत्यो का आयोजन किया गया तथा सब ओर आकर्षक सजावट कराई गई। 
फिर उस नागरिक के हाथो में तेल से लबालव भरा एक कटोरा देकर ऊपर से सेनिको 
को उसके सामने आदेश दिया कि इस नागरिक द्वारा नगर भ्रमण करते समय यदि 
एक भी बू द तेल की इस कठोरे से गिर जाय तो उसी समय नंगी तलवार से इसका 
सिर उडा देना । फिर नागरिक को कहा कि वह नगर भ्रमण कर आवे और उसका 
वृत्तान्त उन्हे सुनावे । 

नागरिक जब वापिस लोटा और उससे नगर का वृत्तान्त पूछा गया तो उसने 
कहा--मैंने तो कुछ नही देखा मेरी दृष्टि तेल के कटोरे से एक पल के लिये भी इधर- 
उधर नही मुडी । भरत महाराज ने कहा--इतने सुन्दर नृत्य और नाटक भी तुमने 
नही देखे ? नागरिक ने सिर हिला दिया, तब भरत महाराज ने समझाया कि इसी 
प्रकार सत्ता और सम्पत्ति की अतुल प्रचुरता के वे स्वामी अवश्य है किन्तु अपनी दृष्टि 
सदा वे अपनी आत्मा पर लगाये रहते हैं, जिससे उन्हे उनके सारे परिग्रह पर भी 
कोई ममत्त्व नही है । तेल के कटोरे को आत्मा मान लो, नृत्य नाटक को परिग्रह तथा 
तलवार को मृत्यु--फिर अपने ही अनुभव से मेरी स्थिति समझ लो--यह आग्रह 
भरत महाराज ने उस नागरिक से किया । नागरिक को भी स्थिति सहज ही में समझ 
में आ गई कि वास्तव में ममत्त्व ही परियग्रह है । 


समच्व से घिषमता की उत्पत्ति 


यह मेरा है और इसका उपयोग मैं ही करूगा--ऐसा ममत्त्व जब भौतिक 

पदार्थों के प्रति इन्सान का बन जाता है, तव वह उन पदार्थी का सचय करना चाहता 
है । और यदि वे पदार्थ आसानी से प्राप्त नही होते हो तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
करके एवं अकरणीय कार्य करके भी उनको प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है । 
यह ममत्त्व जितना घना बनता जाता है, सचय एबं सग्रह की वृत्ति भी बढती जाती 
है, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि जो सभी प्रकार की शारीरिक एवं 


अपरि ग्रह, को आवाज *१८७ 


मानसिक शक्तियों से सयुक्त होते है, वे अधिक सग्रह करने में समर्थ हो जाते हैं तथा 
अन्य पिछड जाते हैं। इस अधिक सग्रह से बहुत लोगो के पास अभावग्रस्तता की स्थिति 
बन जाती है । 


विषमता का प्रारम्भ इसी स्थिति से होता है। आज विश्व की स्थिति पर 
हृष्टि डालें तो दिखाई देगा कि आत्माएँं विषमता का अनुभव कर रही हैं। विभिन्न 
हृष्टिकोणो, विभिन्न व्यवस्थाओ एव विभिन्न उपायो से अर्थेपार्जन एवं संग्रह के उदाहरण 
सबके समक्ष उपस्थित हैं। इस अमानवीय अज॑न एवं सग्रह की दौड में दौडने वाली 
आत्माएँ अपने सहज स्वरूप को भूल कर असहज भाव-परिणाम स्वरूप उपलब्ध 
सामग्री को ग्रहण करने मे तन्मय हो रही हैं। तो इस प्रकार की तन्मयता अथवा 
उन्मत्तता ने ही मानव-मानव के वीच बहुत बडी विषमता की खाई तंयार कर 


दो है। 


समता का घरातल आवश्यक 


आज का मानव इस ममत्त्व बुद्धि के साथ विचित्र रूप मे हृष्टिगत हो रहा 
है । ऐसी विचित्रता के वीच मे विषमता को दीवारों को ढहाकर समान मानवता को 
स्थिति लाने के लिये समता का धरातल आवश्यक है । किन्तु प्रदव है कि समता का 
घरातल बनेगा कब और कीसे ? मूल रूप से समता का घरातल तभी बनेगा जबकि 
कोई अपने सहज एवं कमलवत्‌ अवस्था के अनुभाव पर आत्मा को आरूढ करके उन 
संग्रहीत भौतिक पदार्थों के साथ मे ममत्त्व पूर्ण तादाम्प सम्बन्ध न रखकर उन्हे सहज 
उपलब्धि के साधन के रूप में ग्रहण करे तथा सामाजिक न्याय की हष्टि से आवश्यक 
रूप से उनका उत्सर्ग करने मे कतई सकोच न कर । 


अभी श्री ढढ्ढा जी ने अपरिग्रह के विषय मे चर्चा के कुछ सूत्र उपस्थित किये 
हैं जो विचारणीय हैं, किन्तु यह चर्चा बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, वल्कि 
यो कहना चाहिये कि प्राग ऐतिहासिक काल में अथवा प्राचीन काल मे भी इस देश 
को सामाजिक व्यवस्था भे समता का बहुत बडा स्थान था और वह समता अपरिग्रह- 
वाद पर ही आधारित थी । असल मे तो वर्तमान समय मे ही परिग्रह का ममत्त्व 
चारो ओर असीमित एवं अमर्यादित अवस्था मे बढ रहा है और ऐसी दशा में अपरि- 
ग्रहवाद पर विचार करता अधिक उपयोगी हो सकता है। आवश्यकता इस वात्त की 
है कि अपरिग्रहवाद पर होने वाली चर्चाओ का यथेष्ट परिणाम जन-समूह के समक्ष 
आना चाहिये ताकि भावनात्मक दृष्टि से इस विचार के पक्ष मे वातावरण बनाया 
जा सके और उसके आधार पर आज फैली हुई विषमता को मिटाकर समता के सुदृढ 
घरातल का निर्माण किया जा सके । 


न्‍ँ 


| 


हि पावप्तन्त्रवचन 


अपरिग्रह का स्वरूप 


अपरिग्रह के स्वरूप को समझने के पूर्व परिग्रह की परिभाषा को यदि मस्तिष्क 
मे ले लिया जाय तो फिर अपरिग्रह का स्वस्प भी सुबोध हो जायगा । शास्त्रों एवं 
तत्त्वज्ञी ने परिग्रह की परिभाषा विस्तार से की है । किन्तु पहले शब्दों से वनने वाली 
व्युत्पत्ति पर विचार कर ले। परिग्रह शब्द परि और ग्रह के सयोग से बना है । परि 
उपसरग है जिसका अर्थ होता है--'समन्तात््‌” अर्थात्‌ चारो ओर से दूसरो से तथा ग्रह 
का अर्थ--प्रहण करना लेना । परिग्रह की जिस शास्त्रीय परिभाषा का ऊपर उल्लेख 
किया है उसी के अनुरूप ही यह व्युत्पत्ति सम्बन्धी परिभाषा भी वनती है। व्युत्पत्ति 
पर आधारित परिभाषा यह है-- 

“मछभिावेन यद्‌ ग्राह्मयते तदपरिग्रहम । ” 

जो चारो ओर से--दूसरो से मूर्छा याने ममत्त्व भाव से ग्रहण किया जाय, वह 
परिग्रह है। चारों ओर से का मतलब चारो दिज्ञाओं या सभी स्थानों से लिया जा 
सकता है। इत्सान के मन और मस्तिष्क में जब पर-पदार्थ की लालसा तीक्न मात्रा 
में प्रकट होती है, उस वक्त इन्सान किसी स्थल-विशेष को जोडता पसन्द नहीं करता 
है । जहाँ से भी उसकी लालसा की तृथ्ति होगी, वहाँ तक भी वह अपने हाथ-पैरो 
को फैलाने मे सकोच नही करेगा । 

इस परिभाषा के साथ यदि आज के मानव के रूपक को लिया जाय तो 
अधिकाश मानव यत्र-तत्र-सर्वत्र---चहुँ ओर लालसा के गहरे गढ़ढे को भरने के लिये 
सब प्रकार से हाथ-पैरो को पटक रहे हैं। इस छटपटाहट मे मानव न पडोसी को 
देख पा रहा है, न उसका दृष्टिकोण समाज के विभिन्न वर्गों की ओर है, और न ही 
उसकी दृष्टि मे राष्ट्रीय स्थिति का महत्त्व है। ऐसी परिस्थिति मे आत्मिक दृष्टि से 
वह अपने स्वय के महत्त्व से भी विस्मृत बना हुआ है। पर-पदार्थो के प्रति पनपती 
जा रही तीन लालसा ने आत्मा के सहज भाव को क्षीण बना दिया है। यह पर- 
पदार्थों की लालसा निरन्तर आत्मशक्ति को दुबंल बनाती हुई चली जा रही है । 


आत्मा की द्ाक्ति का सहज बल आज इस परिग्रह की मात्रा से आच्छादित 
है । परिग्रह-लालसा की वृत्तियो से आत्मा का सहज भाव दबकर आज कराह रहा 
है। किन्तु आपाधापी के इस जमाने मे आज उस आवाज को सुनने के लिये कौन तैयार 
है ? इस लालसा की जड को अन्तरतम में से काटना तथा भौतिकता का तादात्म्य 
सम्बन्ध आत्मा के साथ नही मानना--यही अपरियग्रह वृत्ति का लक्षण है । 


कराहती हुई आत्मा की आवाज 


अपरिग्रहवादी ही कराहती हुई आत्मा की आवाज को सुनता है तथा उसको 
लालसाओ के दमन से मुक्त करता है। जिस व्यक्ति के मन-मस्तिष्क मे उस दबी हुई 


अपरि ग्रह की आवाज १८६ 


आत्मा की आवाज का स्वर आया है, वह अवश्य ही इस दिशा में चिन्तन प्रारम्भ 
करता है कि स्वयं की आत्मा को कैसे जगाए तथा सम्पूर्ण विश्व के मनुष्यों तथा प्राणी- 
समाज के प्रति समान आत्मानुभूति कैसे उत्पन्न करे ? जो स्वय को आत्मा की कराह 
को भी अनसुनी करके इस परिग्रह को दौड मे वेभान होकर भागता जाता है, वह तो 
राह मे मिलने वाली कराहती जन्य आत्माओ को भी ठोकर मारकर अपनी अमान- 
वीयता का ही प्रदर्शन करता है | 


पयू'षण पर्व के दिनो मे जिस अन्तगढ सूत्र का वाचन चल रहा है, उसमे 
उन्ही आत्माओ के जीवन-वृत्त आये हैं जिन्होने परिग्रह-मूर्छा से अपने आपको ऊपर 
उठाया तथा अपने आत्मबल को विकसित करके उत्कृष्ट स्थिति की प्राप्ति की । किन्तु 
प्रतिवर्ष इन जीवन-वृत्तो को सुनकर भी आपकी लालसाओ की जो दशा देखने मे आती 
है उससे लगता है कि सारा वर्णन ऊपर-ऊपर से ही सुना जाता है, जो ऊपर-ऊपर से 
ही बह कर वापिस बाहर चला जाता है | जिस हौज में पहले ही गन्दा पानी लबालब 
भरा हुआ हो, उसमे कितना ही स्वच्छ जल डाला जायगा तो वह ऊपर-ऊपर ही से 
बाहर निकल जायगा | क्‍या मानव-मन की दशा ऐसे ही हौज जेसी तो आज नही हो 


रही है ? 
अन्तस्तल को ठटटोलिये और घोदइये 


आज के मानव का मन भी परियग्रह लालसा से सम्बन्धित ऐसी गन्दगी से 
लबालव भरा हुआ है कि उसमे अपरियग्रह के विचारों की कितनी ही वर्षा हो जाय, 
किन्तु वह स्वच्छता वहाँ टिकती नही है। यदि अपरियग्रहवाद का स्वच्छ जल मन के 
सभी कोनो मे छिटकना है तो पहले अपने अन्तस्तल को टटोलिये, नीचे से गन्दगी 
को कुरेदिये और फिर सारे गदले पानी को बाहर फेक कर अपरिग्रहवाद की वर्षा 
को ग्रहण कीजिये । परिग्रह की लालसा को मिटाना यो तो कोई सरल कार नही है । 
क्योकि जिसने ससार मे परिग्रह को ही सारभूत समझ कर अपनी सदाशयता की 
सारी मर्यादाएं तोड रखी हैं, भला वह सरलता पूर्वक कैसे अर्थोपाजंन और सग्रह से 
अपनी लालसाओ को पीछे मोड सकता है ? उसके लिये यह प्रक्रिया बहुत कठिन है, 
'प्रन्तु एक बार जब आत्मा मे जागृति का वीज उग जाय, तव फिर उसका परिवर्तन 
कठिन नही रहता । 


अपरियग्रह की आवाज मानव-मन मे तभी गहराई से गूंज सकती है जब परिग्रह 
की लालसा को आत्मा के लिये अपवित्रता समझ कर उसे सम्पूर्ण रूप से घो डालने का 
सकलल्‍प कर लिया जाय तथा अन्तर के सारे परिणामों को सहज वना लिया जाय । 
इस कारण प्रत्येक मानव को इस दिशा में जागृत होना चाहिये कि वह आत्मिक शक्ति 
को इस परिग्रह के पिड के नीचे से वाहर निकाले तथा उसे पुष्ट बनाए । यह परिग्रह 
की जो मूर्छा है--समझिये कि कचरा है, मैला है । स्वच्छ दर्पण पर जितना मैला-- ' 


नै 


१६० पावस-प्रवचन 


कीट जम जाता है, उतनी ही उसकी आभा छिप जाती है। मैल को हटाते जाने पर 
धीरे-धीरे वह आभा पूर्णत फिर प्रकट भी हो जाती है । 


आत्मा ओर दपंण की आधा 


दर्पण की तरह ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ऊपर इन पर-पदार्थों की 
लालसा का कीट--मैला जम रहा है जो उसकी आभा को छिपाए हुए है। आत्मा की 
इस आच्छादित शक्ति को अगर विकसित करना है एवं उसकी आभा को प्रकाशित 
बनाना है तो परिग्रह की मूर्छा को मिटा देना होगा तथा साथ ही न्याय-वबुद्धि से यह 
भी देखना होगा कि इस मसूर्छा की जडो तक को न सिर्फ अपने अन्तर से, बल्कि समग्र 
मानव समाज की व्यवस्था की निचली तह तक से समाप्त कर दिया जाय | 

समाज, दर्शन एवं अथंशास्त्रियों ने उन उपायो पर भी चिन्तन किया है--- 
जिनके द्वारा समाज की व्यवस्था एवं मानव-मन से परिग्रह-मुर्छा को क्षीण बनाया 
जा सके । इसके लिये इन्होने स्वामित्व की व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव 
दिया है । स्वामित्त्व से ही ममत्त्व पैदा होता है। अगर एक मिल का कोई एक व्यक्ति 
स्वामी नही हो तो वह भी अन्य सवके साथ समान वृत्ति से काये करेगा और श्रतिफल 
प्राप्त करेगा, अन्यथा जो स्वामी होता है, वह उस मिल के जरिये अपने ही लिये अधिक 
से अधिक अजंन करना चाहता है तो उस दृष्टि से उचित-अनुचित कार्य भी होते हैं 
तथा विषमता की खाई भी अधिक चौडी बनती है। इस विचार पर कई वाद बने हैं 
और उसकी विविध आलोचना भी होती है किन्तु यह सत्य स्पष्ट है कि चाहे स्वामित्त्व 
की स्थिति को समाप्त करके हो या दूसरे किसी प्रकार से, किन्तु ऐसी सामूहिक और 
व्यक्तिगत व्यवस्था करनी ही होगी जिसके दवाव से ही सही--मनुष्य इस मूर्छा-भाव 
से दूर हट सके । स्वयं की भी इस दिद्या मे निष्ठा जगानी पडेगी । 

मूर्छा रूपी मेल को हटाते जाने पर ही आत्मा की आभा प्रकंढेगी तो उसकी 
आन्तरिक शक्ति भी प्रकट होने लगेगी । एक बार विकास की गति जम जायगी तो 
फिर एक दिन मजिल तक भी चरण बढ सकेगे जहाँ आत्मा की सम्पूर्ण आभा देदीप्यमान 
वन जाय तथा जहाँ आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति परमात्मा के स्वरूप के समकक्ष बनकर 
अमित रूप मे प्रकटित हो जाय । 


अपरिग्रही की अन्तवृत्ति 


अन्तगढ सूत्र मे ही सेठ सुदर्शन का वर्णन आया है जिन्होंने अपरिग्रह का एक 
साकार रूप उपस्थित किया एवं एक अपरिग्रही समाज-रचना का दिव्य स्वरूप रखा। 
अपरियग्रह की यह प्रेरणा भी उन्हे भगवान्‌ महावीर से ही प्राप्त हुई थी । उन महावीर 
से जिन्होंने चतुविध सघ के रूप में अपरिग्रही समाज की रचना का सृत्रपात किया । 
इस संघ मे जो परियग्रह की समस्त लालसाओ को ही समाप्त नहीं करते, वल्कि परिग्रह 


अपरिग्रह की आवाज १६१ 


का कोई प्रतीक भी अपने पास नही रखते, वे हैं साघु और साध्वी। सध का आधा 
हिस्सा जो श्रावक और श्राविका का माना गया है, उनके लिये भी प्रावधान है कि वे 
पूर्ण रूप से परिग्रह को न छोड, किन्तु मर्यादित रूप मे ही भौतिक पदार्थों को अपने 
पास रखें और लालसाओ को निरन्तर कम करते रहे । क्‍या समाज रचना का यह 
प्रेरक रूप आज प्रेरणा का स्रोत सबके लिये नही बन सकता ? 


अपरिग्रही की अन्तवृ त्ति ही इस रूप मे परिवर्तित हो जाती है कि उसकी 
हादिकता एवं आत्मीयता सारे विश्व मे फैल जाती है और किसी भी दु खी के लिये 
स्वत ही फुटकर सहायक बनने के लिये उत्सुक बनी रहती है । पर-पदार्थों की लालसा 
में ही स्वगुण विस्तृत बन जाते हैं ॥ अत अपरिग्रही वन जाने की मनोदशा मे उन 
स्व-गुणों को ग्रहण करने की स्वाभाविक अभिलापा उत्पन्न हो जाती है । 


सुदर्शन सेठ ने जिन स्‍्व-गुणो के आधार पर क्र रतम वने अजु न माली का 
हृदय ही परिवर्तित कर दिया, उसकी कथा आप सब जानते हैं । अजु'न माली का 
खतरा उपस्यित होने से बाहर न निकलने की राजकीय घोषणा के वावजूद सुदर्शन 
सेठ इसलिये निर्भयतांपूर्वक भगवान्‌ के दशन करने के लिये निकल पडे कि उन्हे और 
तो अलग--स्वय के शरीर रूपी परिग्रह पर भी तनिक ममत्त्व नही था । आत्म तत्त्व 
की सहजता को ग्रहण करने के पश्चात्‌ शरीर तक का मोह भी छूट जाता है । ऐसी 
होती है एक अपरिग्रही की अन्तवृत्ति । 


अपरियग्रह से आत्मशक्ति का विकास 


अपरिग्रह को जीवन में उतार लेने पर जब आत्म-शक्ति का विकास होता है 
तो उसके प्रभाव से अनचाहे भी शारीरिक, वाचिक आदि अन्य शक्तियाँ भी पुष्ठ हो 
जाती हैं। विशेषता यही होती है कि उस समय सब शक्तियों पर आत्म-शक्ति का ही 
अनुशासन होता है । सेठ सुदर्शन आज की तरह किसी वाहन पर वर्शनार्थ नही निकले, 
वे उस लम्वी दूरी पर भी पैदल ही निकल पडे । शारीरिक शक्ति से भी वे सम्पन्न थे । 
आज कई लोग माईक पर बोलने का सुझाव देते हैं, किन्तु जब यह साधन नही था 
तव क्या विशाल जन समुदाय मे प्रवचन नहीं होते थे ” अभी का उदाहरण है जो 
स्व० आचाय॑ श्री फरमाते थे कि दस हजार की सभा में भी श्रीमती सरोजिनी नायडू 
की आवाज मघुर और तेज सबको सुनाई देती थी । 


'एक साधे सब सघे' के अनुसार एक आत्म-शक्ति का यदि विकास होने लगे 
तो अन्य सासारिक शक्तियाँ एवं उपलब्धियाँ अपने आप आपके श्री-चरणो में गिरने 
लगेंगी और वह समय ऐसा श्रेष्ठ होगा कि फिर भी आपको उनके प्रति कोई व्यामोह 
नहीं होगा । एक निरपेक्ष दृष्टि से आप उन्हे देख भी लेगे, तब भी सारा ध्यान बात्म- 
तत्त्त पर ही केन्द्रित रहेगा । 


संव॒त्सरी की हादिकता २०६ 


से अपात्र को भी क्षमा करने का साहस वीर पुरुष ही कर सकते हैं। सबसे सच्चे 
हृदय से क्षमायाचना की जाय तो विश्वम॑त्री और 'वसुधेव कुठुम्बकम्‌” का उद्देदय भी 
सफल बनाया जा सकता है। 


ऋन्ति की बात की जाती है। किन्तु मेरा कहना है कि केवल शब्दों की ही 
क्रान्ति न हो, वैचारिक एवं बौद्धिक क्रान्ति हो, सिफे कथन की क्रान्ति न हो, आचरण 
की क्रान्ति हो । समता दर्शन के साथ समग्न जीवन मे यदि ऐसी क्रान्ति की गई तो 
आत्मशुद्धि और प्रभु-दर्शन की स्थिति समीप आ सकती है | पवराज सवत्सरी से ऐसी 
हादिकता ग्रहण करने की आवश्यकता है जिससे सच्ची क्षमा और स्थायी शान्ति का 


वातावरण बन सके । इस अवसर पर सतकंता के बावजूद मैं भी सबसे अपनी हादिक 
क्षमायाचना प्रकट करता हू । 


लाल भवन 
१२-६-७२ 


नं थे- 


पावस-प्रवचन में वणित प्रार्थना 


का्‌ 


प्ररिशिष्ट 


१--श्री ऋषभ जिन-स्तवन ' 


(राग सारू) 


ऋषभ जिनेद्वर प्रीत्तम 'माहरो रे, , 
ओर न चाहूँ रे कत, 


रीक्षयो सहेब सग न परिहरे रे, , 
भागे सादि अनत--ऋषमभ "' 


प्रीत सगाई रे जगमा सहु करे रे, 
प्रीत सगाई न कोय, 
प्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही रे, 
-“ सोपाधिक घन खोय--ऋषभ 
कोई कत कारण काष्ट भक्षण करे रे, 
मलभु कत ने घाय, 
ए मेलो नवि कइये संभवे रे, 


भेलो ठाम न ठाय--ऋषभ ' 


कोई पतिरजन अति घणो तप करे रे, 
पतिरंजन तन ताप, 
ए पतिरंजन में नवि चित्त घरयु रे, 
रंजन घातु मेलाप--ऋषभ 
कोई' कहे लीला रे अलख अलखतपणी रे, 
लख पूरे मन बाश, 
दोष-रहित ने लीला नवि ,घटे रे, 


लीला दोष-विलास--ऋषमभ * 


' चित्त प्रसन्‍्ते रे पूजत फल कह रे, 
पूजा अखडित एह, 
कपट रहित थई आतम अरपणा रे, 


'आनन्दघन पदरेह---ऋषभ"” 


॥। १ ॥ 


७०७७७७७ || | २ || || 


” "३ ॥॥ 


"/”]] ४ ॥। 


' ॥ी ५॥ 


“” *] ६॥॥ 


२१४ पावस-प्रवचन 


२--श्री अजित जिन-स्तवन 
(राग--आशावरो ) 


पथडो निहालु रे बीजा जिन तथणो रे, 
अजित अजित ग्ुणधाम, 
जेतें जीत्या रेते मुझ जीतियो रे, 
पुरुष किद्यु. मुज नाम--पंथडो'''*'*** | १ ॥ 


चरम नयण करी मारग जोवतां रे, 
भूल्यो सयल संसार, 
जेणे नय्ण करी मारग जोइये रे, 
नयण ते दिव्य विचार--पंथड़ो'** '"॥ २॥ 


पुरुष परम्पर अनुभव जोवतां रे, 
अंधो अंध पुलाय, 
वस्तु विचारे रे जो आग मे करी रे, 
चरण धरण नहीं ठाय--पंथडो “****** ॥ ३ ॥ 


तकी बिचारे रे वाद परंपरा रे, 
पार न पहोचे कोय, 
अभिमत वस्तु रे वस्तुगते कहे रे, 
ते बिरला जग जोय--पंथडो''""*" || ४ ॥। 


वस्तु विचारे रे दिव्य नयनतणो रे, 
विरंह पड़यो निरधार, 
तरतम जोगे रे तरतम वासना रे, 
वासित बोध आधार--पंथडो'''*'** ॥ ५॥ 


काललब्धि लही पंथ निहालशु रे, 
ए आशा अवलम्ब, 
ए जन जीवे रे जिनजी 'जाणजो रे, 
“आनन्दघन” मत अंब--पंथडो”” “** ॥ ६ ॥। 


प्रिशिष्ट २१८ 


३--श'री सम्भव जिन-स्तवन 
(राग--रामश्रो) 


सभवदेव ले छुर सेवो से रे, 
लही प्रभु सेवन भेद, 
सेवत कारण पहेली भूमिका रे, 
अभय, भद्व ष, अखेद--सभव ****** ॥ १ ॥। 


भय चंचलता हो जे परिणामनी रे, 
दंष अरोचक भाव, 
खेद प्रवृत्ति हो करता थाकीए रे, 
दोष सबोध लखाव--संभव' *' ॥ २॥ 


चरमावत्ते हो चरम करण तथा रे, 
भव परिणति परिपाक, 
दोष टले वली हृष्टि खुले भली रे, 
प्राप्ति प्रवचन वाक--संभव ॥ हे ॥ 


परिचय पातिक घातक साघुशु रे, 
अकुशल अपचय चेत, 
ग्रन्थ अध्यातम श्रवण मनन करो रे, 
परिशीलन नय हेत--समव * “॥ ४ ॥ 


कारण जोगे हो कारज नोपमजे रे, 
एमा कोइ न वाद, 
पण कारणविण कारज साघिये रे, 
ए निज मत उत्माद--सभव" * «*॥ ५ ॥ 


मुर्घ सुगम करो सेवन आदरे रे, 
सेवन अगम अनुप, 
देजो कदाचित्‌ सेवक याचना रे, 
“आनन्दघन  रसरूप--संभव ' * '॥ ६॥। 


परावस-श्रवच्चन 


४--श्री अभिनन्दन जिन-स्तवन 


(राग--धनाश्री सिधुडा) 


अभिनन्दन जिन 'दर्शन तरसिये, 
दर्शन दुर्लभ देव, 
मत मत भेदे रे जो जइ पूछिये, 
सहु थापे अहयेब--अभि०"* ॥ १ ॥ 


सामान्ये करी दरिशण दोहिलु, 
निर्णय सकल विशेष, 
मंद मे घेरयो रे अधो केम करे, 
रवि शशि रूप विलिख --अभि० “*'*' | २ |। 


हेतु विवादे हो चित्त घरी जोई ए, 
अति दुर्गंम नयवाद, 
आगमवादे हो गुरूगम को नही, 
।. ए सबलो विषवाद-अभि०""४*“* || ३े ॥| 


| 


घाती दड्रगर आडा अति घणा, 
तुज दरिशण जगनाथ, ' 
ढिठाइ करी मारग सचरू, 
सेंगु कोइ न साथ--अभि० **“”।॥ ४ ॥| 


दर्शन दशंन रटतो जो फरू, 
तो रण रोक समान, 
जेहने पिपासा हो अमृत पाननी, 
किम भाजे विपपान--अभि०" | ४ ॥ 


तरस न आवे हो मरण जीवनतणो, 
सीजे जो दर्शन काज, 
दरिशण दुलंभ सुलभ कृपाथकी, 
'आनन्दधन” महाराज--अभि०"””/”' | ६ || 


